इन्नबतूताकी भारतयात्रा । 


चौदहवीं शताब्दीका भारत । 


अनुवादक - श्री मदनगोपाल बी० ए० एल-एल० वी० 

सम्मादक - श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव । 


प्रकाशक 
श्री काशी विद्यापीठ, बनारस छावनी । 


प्रथम भार 


मूल्य प्रजिल्दका २३ 

सजिरदका ) 


र 


प्रकाशन - - 
मन्त्री, श्री काशी विद्यापीठ 

वनारस ठावनी । 


MM 


माघय विष्णु पराड़कर 
शानमण्डल यन्त्रालय , कधीर धौरा , काशी । 


SUM 


DEOS 


- - - 


- 


-- - e -ias 


पिता स्वर्गः पिताधर्मः पिता हि परमं तपः 
पितरि मीतिमापन्ने पीयन्ते सर्वदेवताः 
जिनकी असीम कृपाझे कारण ही मेरे 
हृदयमें इतिहास -प्रेमका अंकुर जमा , 
उन्हीं परमपूज्य पिताजी श्री 
६ जयकृष्णदासजी के श्री 
चरणोंमें यह ग्रंथरूपी 
भेंट अत्यंत श्रद्धा 
पूर्वक रसी गई । 

EN 


मदनगोपाल 


- 


- 


255 


प्राकथन 
वर्षोंकी बात है, जर पुरातत्व विभागको एक रिपोर्ट पढ़ते 
समय बतूतासे मेरा सर्व प्रथम परिचय हुआ था । उसी समय 
से मैं इसकी सोजमें था ; परन्तु कुछ तो आलस्यवश और कुछ 
अन्य कार्योंमें लग जाने के कारण, फिर बहुत दिन तक मैं इस 
पुस्तकको न देख सका । प्रन कोई तीन वर्ष हुए , यह पुस्तक 
भाग्य-वश मुझको मिल गई और इसमें तत्कालीन भारतीय 
समाजका सुचारु-चित्र अंकित देस मैंने हिन्दी - भाषा -भाषियोंको 
भी इसका रसास्वादन कराना उचित समझा । 

भारतीय इतिहासमें यह पुस्तक अत्यन्त महत्वकी समझी 
जाती है । सन् १८०९ से - जव इसका सर्व-प्रथम परिचय 
फ्रैंच-विद्वानो द्वारा सभ्य संसारको हुआ था - आजतक , जर्मन , 
अंग्रेजी श्रादि अन्य विदेशी भाषाओंमे इस पुस्तकके समूचे, 
अथवा स्थलविशेपोके बहुतसे अनुवाद होनेपर भी हमारे देशमें 
उर्दूको छोड़ अन्य किसी भापाम इसका अनुवाद नहीं है । इस 
चडी कमीकी पूर्ति करनेके विचारसे ही मैंने यहाँ केवल भारत 
भ्रमण देनेका प्रयन किया है । 

पुस्तककी मूल भाषा अरबीसे अनभिज्ञ होनेके कारण, इस 
पुस्तकको मैंने अथसे लेकर इतितक अन्य अनुवादोके आश्रय 
से ही लिखा है । इस विषयमें श्री मुहम्मद हुसैन तथा श्रीमुहम्मद 
हयात-उल -हसन महोदयकी उर्दू-कृतियोसे और गिन्ज महोदयके 


अंग्रेजी- अनुवाद से यथेष्ट सहायता ली गई है । आवश्यक्ता 
नुसार स्थान स्थान पर नोटॉको लाभदायक बनानेके विचारसे 
कनिंगहमके प्राचीन भारतका भूगोल ( नगीन संस्करण ) 
नामक ग्रंथसे भी कई बातें उद्धृत की गई हैं । इस प्रकार पुस्तकको 
उपादेय तथा रोचक बनाने के लिये मैंने यथासंभव कोई बात उठा 
नहीं रखी । अपने इस प्रयासमें मैं कहांतक सफल हुया हूँ, 
इसका निर्णय पाटकोपर निर्भर है । 
____ नगरों इत्यादिके सम्बन्धमें दिये हुए नोटोंमें मुझमे भूल होना 
संभव है । यदि विज्ञ पाठकोने इस सम्बन्धमें मेरी कुछ सहायता 
की तो अगली आवृत्तिमें त्रुटियों सुधार दी जायेंगी । 

जहाँ तहाँ अरबी तथा फारसी अशोका अनुवाद कर देनेके 
कारण , श्रीजहीर अालम चिश्ती बी . ए. एल . एल . पी ., श्री . 
मुहम्मद राशिद एम . ए. एल . एल . चौ ., श्रीनदरउद्दीन, बी . 
ए. एल . एल . वी , और श्रीरघुनंदन किशोर बी . ए. एल. एल . 
पी . का , में अत्यन्तही अनुगृहीत हूँ । इंडियन म्यूजियमके क्यूरेटर 
की कृपासे मु० तुगलकका चित्र तथा प्रिय मित्र यावू लक्ष्मीनारा 
यणजी (वकील ) की कृपासे पुस्तकके अन्य चित्र उपलब्ध हुए हैं , 
एवं चि० वृष्ण जीवन और श्री विनायकराव ( गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ ) 
ने अत्यन्त परिश्रमसे भारतका मानचित्र ( गिजके अनुसार ) 
तैयार किया , अत . ये सर धन्यवाद के पात्र हैं । अन्त में मैं प्रकाशक 
महोदयोको भी धन्यवाद देना आवश्यक समझता हूँ , क्योकि 
उन्होंने पुस्तकको प्रकाशित कर मेरा परिश्रम सार्थक बनाया है । 

मुरादाबाद 
भाश्विन शुक्ला र सवन् १९८८ । मदनगोपाल 


विषय -सूची 
विषय 
भूमिका 

शुरूमें 
पहला अध्याय - सिन्धुदेश 

१ सिन्धुनद - २ डाकका प्रबन्ध - ३ विदेशियोंका 
सत्कार - ४ गडेश वृत्तान्त - ५ जनानी ( नगर ) - ६ सैय 
स्तान ( सैहवान) - - ७ लाहरी यन्दर - भधार ( वफ्पर ? ) 
& ऊदा - २० मुलतान - ११ मोजन विधि 
दुसरा अध्याय - मुलतानसे दिल्लीकी यात्रा २६ 

१ अयोहर - २ भारतवर्पके फल - ३ भारतके अनाज 
४श्वीवरखर --५अजोधन - ६ सती-वृत्तान्त - सरस्वती -- 
- हॉसी - मसऊदावाद श्रोर पालम 
तीसरा अध्याय - दिल्ली 

१ नगर और उसका प्राचीर - जामे मसजिद , लोहेको 
लाट और मीनार - ३ नगरके हौज - ४ समाधियाँ 
५ विद्वान् और सदाचारी पुरुष 
चौथा अध्याय - दिल्लीका इतिहास ५७ 

१ दिल्ली विजय -- २ सम्राट शम्सउद्दीन अल्तमश 
३ सम्राट् बस्नउद्दीन - ४ सम्राज्ञी रजिया - ५ सम्राट नासिर 
उद्दीन - ६सम्राट्गयासउद्दीन बलवन - ७ सम्राट् मुअजउद्दीन 
फैकुयाद - : जलालउद्दीन फोरोज - ६ सम्राट् अलाउद्दीन 


( २ ) 
मुहम्मदशाह - १० सम्राट शहावउद्दीन - २१ सम्राट युतुब 
उद्दीन - १२ सुसरोखाँ - १३ सम्राट् गयासउद्दीन तुगलक । 
पाँचवा अध्याय - स० तुगलकशाहका समय १०१ 
. १ सन्नाटका म्भाव - २ राजभवनका द्वार - ३ में विधि 
और राज - दरवार - सम्राटफा दरवार - ५ ईदकी नमाजकी 
समारी ( जलस ) - ६ ईदका दरबार - ७ यानाकी समाप्ति 
पर सम्राटको सवारी - विशेष माजर - साधारण 
मोजन - २० सम्राटकी दानशीलता - ११ गाजरू नके व्यापारी 
शहायउद्दीनको दान - १२ शैक्ष रुकृउदोनका दान - १३ तिर 
मिज निवासी धर्मोपदेशकको दान -१४ अन्य दानोका वर्णन -- 
१५ खलीफाफ पुनका श्रागमन - - १६ अमीर सेफउद्दीन 
१७ बजीरी पुनियोका विवाह - - १८ सम्राटका न्याय और 
सत्कार -- १४ नमाज - २० शरश्रकी श्राशाओंका पालन 
२१ न्याय दरसार - २२ दुर्भिक्षम जनताकी सहायता य 
पालन - २३ वधाज्ञाएँ – २४ भातृपध -- २५ शैत शहायउद्दीन 
का वध - २६ धर्मशास्त्र पाता अफीफउद्दीन काशानीका 
बध - ७ दो सिन्धु निवासी मौलवियोंका वध - २८ शेख 
हृदका वध - २४ ताजउल धारफीनका वध - ३० शेस हैदरीका 
घध - ३१ तूगान और उसके माताओंका वध--- ३२ इब्ने 
मलिक उलतुन्जारका वर - ३३ सम्नाट्का दिल्ली नगरको 
उजाड करना 
छठा अध्याय - प्रसिद्ध घटनाएँ 

१७२ 
१ गयासउद्दीन चहादुरभौग - २ चहाडहीन गश्तास्पका 
विद्रोह - ३ किशलखाका विद्राह - ४ हिमालय पर्वतमें सम्राट 
की सेना - शरीफ जलालउद्दीनका विद्राह - ६ अमीर हला 


गोका विद्रोह - ७ सम्राटको सेनामें महामारी - - मलिक 
होशंगका चिद्रोह - ६ सय्यद इब्राहीमका विद्रोह - १० सम्राट 
के प्रतिनिधिका तैलिंगानेमें विद्रोह - ११ दुर्भिक्षके समय 
सम्राटका गंगातट पर गमन - १२ बहराइचकी यात्रा 
१३ सम्राटका राजधानीमें आना और अलीशाह यहरः का 
विद्रोह -- १४ श्रमीरचख्तका भागना और पकड़ा जाना 
१५ शाह अफ़गानका विद्रोह - १६ गुजरातका विद्रोह 
१७ मुकथिल भोर इनउल कोलमीका युद्ध - १८ भारतमै दुर्मिक्ष 
सातवाँ अध्याय - निज वृत्तान्त । 

१ राजभवन में हमारा प्रवेश -२ राजमाताके भवनमें 
प्रवेश – ३ राजभवनमें प्रवेश - ४ मेरी पुनीका देहावसान और 
अंतिम संस्कार - ५ सम्राटके आगमनसे प्रथमकी ईदका 
वर्णन - ६ सम्राटका स्वागत - सम्राटका राजधानी प्रवेश 
८ राज दरवारमें उपस्थिति - सन्नाटका द्वितीय दान 
१० महाजनोंका तकाज़ा और सम्राट् द्वारा ऋण- परिशोधका 
शादेश - ११ श्रासेटके लिए सम्नाटका चाहर जाना 
१२ सम्राटको एक ऊँटकी भेंट - १३ धुन दो ऊँटोंकी भेंट और 
ऋण चुकानेको प्राशा - १४ सम्राटका मअवर देशको प्रस्थान 

और मेरा राजधानीमें निवास - १५ मकबरेका प्रबन्ध 
१६अमरोहेफीयात्रा - २७ कतिपय मित्रोंको कृपा - -१८ सम्राट 
फे कैम्पमें गमन - १६ सम्राटको अप्रसन्नता और मेरा वैराग्य 
आठवाँ अध्याय - दिल्लीसे मालावारकी यात्रा २६ . 

१ चीनको यात्राको तैयारो - २ तिलपत - ३ बयाना 
४ कोल - प्रजपुरा - ६ काली नदी ओर कन्नौज -- ७ हन्नौल , 
घजीरपुरा, वजालसा श्रोर मोरी - - अलापुर - ६ ग्वालियर 


१० यरौन - ११ योगी और डायन - १२ श्रमयारी और कच. 
राद - १३ चंदेरी -१४ धार - १५ उज्जैन - १६ दौलताबाद 
१७ नदरवार - १८ सागर - १६ खस्वायत - २० कायी और 
फन्ददार 
नयाँ अध्याय - पश्चिमीय तटपर पोतयात्रा 30 % 

१ पोतारोहण - २ यैरम और कोका - ३ संदापुर 
४ हनोर - ५ मालाबार - ६अधीसहर – ७ मंजौर - हेली -- 

शुरफ़त्तन - १० दहफत्तन - - ११ बुदपत्तन -- १२ फन्दरीना -~ 
१३ कालीकट - १४ चीनके पोतोका वर्णन - २५ पोतयाना 
और उसका विनाश - १६ कंजीगिरि और कोलम - १७ हनोर 
को पुनः लौटना - १८ सालियात 
दसवाँ अध्याय - कनोटक 

३४४ 
१मश्रवरकी यात्रा - २ मश्रपरके समार - - ३ पत्तन 
४ मतरा ( मदुरा ) - ५ सामुदिक डाकुओं द्वारा लूटा जाना 
ग्यारहवाँ अध्याय - बंगाल 

३५६ 
१ पदार्थोकी सुलभता - २ सदगाँव -- ३ कामरू देश 
४ सुनार गॉय । 

चित्रोंकी सूची 
१ इन्नबतूताका यात्रा- ५ कुब्बत-उल-इस्लाम 

मार्ग नादिमें मसजिद तथा लोहे 
२ मु० तुग़लकशाहके सिके १२ की लाट 
३ गया तुगलकशाहकी ६ कुतुब मीनार . ५० 

समाधि तथा किला ४५ ७मुह तुग़लकके रंग . 
। पृथ्वीराजका मंदिर ४ महलका एक दृश्य ११५ 


भूमिका 


भारतमें मौलाना बदरुद्दीन तथा अन्य पूर्वीय देशोंमें 

* शैख शमसुद्दीन कहलानेवाले, इतिहास-प्रसिद्ध 
यात्री हन-बतूता का वास्तविक नाम अबू अब्दुल्ला मुहम्मद 
था । इन-बतूता तो इसके कुलका नाम था , परंतु भाग्यसे 
अथवा नमाग्यसे आगे चलकर संसारमें यही नाम सबसे 
अधिक प्रसिद्ध हुआ । यह जातिका शैख़ था । इसका वंश 
संसारके इतिहासमें , सर्वप्रथम , साइरैनेसिया तथा मिश्रके 
सीमान्त प्रदेशोंमें , पर्यटक-जातिके रूपमें प्रकट होनेवाली 
लवातको यर्वर जातिके अन्तर्गत था । परतु इसके पुरखा कई 
पीढियांसे मोराको प्रदेशके टैजियर नामक स्थानमें बस गये 
थे, और इसी नगरमें " शैस बन्दुल्ला " विन ( पुत्र ) मुहम्मद 
यिन ( पुत्र ) इजाहीमके यहाँ २४ फ़रवरी १३०४ ई० को 
इसका जन्म हुआ । 

इसके पिता क्या करते थे ? इसका बाल्यकाल किस 
प्रकार चीता ? इसने कहाँ तक शिक्षा पायी तथा किन किन 
विषयोंका अध्ययन किया ? इन प्रश्नों के संबंध इसने कुछ भी 
नहीं लिखा है । केवल दिल्ली -समाके संमुख स्वयं इसीके 
कहे टुप वाक्यके आधारपर कि " हमारे घराने में तो केचल 
फ़ाज़ीका ही काम किया जाता है " और इसके अतिरिक्त 
याना विवरणमें दिये हुए इस फथनके कारण कि इसका 
एक पंधु स्पेन देशके रोन्दा नामक नगरमें काजी था , ऐमा 
अनुमान किया जाता है कि स्वदेशमें इसकी गणना मध्यम 


घर्गीय उच्च कुलोंमें की जाती होगी; और इसने पुलोचित 
साहित्य एवं धर्म ग्रंथोंका भी अवश्य ही अध्ययन किया होगा । 
इस पुस्तकमें दी हुई इसकी अरबी भाषाको कविता तथा 
अन्य कवियोंके यन तत्र उद्धृत एक दो चरणोंसे प्रतीत होता 
है कि यह प्रकांड पंडित न था । परंतु इस संसार-यात्राम 
स्थान स्थानपर मुसलमान सम्प्रदायके धर्माचार्या तथा साधु . 
महात्मानों के दर्शन करनेको उत्कट प्रमिलापासे इसकी धार्मिक 
प्रवृत्तियों का भलो भौति परिचय मिल जाता है । इसी 
धर्मावेशके कारण इस नवयुवकने मातृ भूमि तथा माता पिता . 
का मोह छोड़ कर २२ वर्षकी ( जो सौर वर्षके अनुसार केवल 
२१ वर्ष ४ मास होती थी ) थोडीसी अवस्थामें हो , मक्का 
प्रादि सुदर पवित्र स्यानोंकी यात्रा करनेको ठान ली और 
७२५ हिजरीमें रजत्र मासको दूसरी तिथि (१४ जून १३२५ ) को 
वृहस्पतिवारके दिन यत्किचित् धन लेकर ही संतुष्ट हो , 
उछाह भरे हुए चित्तसे , माता पिताको रोते हुए छोडकर , 
बिना किसी यात्री - निर्धन साधु तथा धनी व्यापारी - का 
साथ हुए , अकेला ही , सुदामका और मदीनाको पवित्र यात्रा 
करने चल दिया । 

स्पेन और मोराकोसे लेकर मुदर चीन पय्यत - उत्तरीय 
अफ्रीका तथा समस्त पूर्वीय पय मध्य एशियाके प्रदेशोने 
इस समय तक मुसलमान धर्म अंगीकार कर लिया था ; 
केवल लंका और भारत ही इसके अपवाद थे, परन्तु यहाँ 
( अर्थात् भारतमें ) भी अधिकांश भागमें मुसलमान ही 
स्वच्छन्द शासक बने हुए थे । मका तथा मदीनाकी अपने 
जीवन में कमसे कम एक बार यात्रा करना प्रत्येक सामर्थ्य 
वाले मुसलानका धर्म होनेके कारण इन सुदूरस्थ देशोंकी 


जनताको देशाटन करने के लिए एक तो वैसे ही धार्मिक 
प्रोत्साहन मिलता था , दूसरे, उस समय , धनी तथा निर्धन , 
प्रत्येक वर्गके मुसलमानोंको धार्मिक कृत्यमें सहायता देने के 
लिए देश देशमें जुदी जुदी संस्थाएँ बनी हुई थीं , जो यात्रियों 
के लिए प्रत्येक पड़ावपर अतिथिशाला, सराय तथा मठ 
श्रादिमें भोजनादिका , धर्मात्माओं द्वारा दिये हुए दान 
द्रव्यसे , उचित प्रबन्ध करती थीं और कहीं कहींपर तो चोर 
डाकुनी इत्यादिसे रक्षा करने के लिए साधु - संतोंके साथ 
सशस्त्र सैनिक तक कर दिये जाते थे । इन सब सुविधाओंके 
कारण , तत्कालीन मुसलमान जनता एक पंथ दो काज वाली 
कहावतको मानो चरितार्थ करने के लिए ही पुण्यके साथ 
साथ देशाटनका आनंद भी लुटती थी , और प्रत्येक पड़ावपर 
उत्तरोत्तर बढ़नेवाले यात्रियोंके समूहके समूह देश देशसे 
एकत्र होकर पवित्र मका और मदीनाको यात्रा करने चत 
देते थे । 
___ इस धार्मिक हेतुके अतिरिक्त , मध्य युगमें एशिया, अफ्रीका 
तथा यूरोपके मध्य स्थल मार्ग द्वारा व्यापार होने के कारण, 
तत्कालीन संसारके राजमार्गोंपर कुछ एक सुविधाओं के 
साथ चहलपहल भी बनी रहती थी और सभ्य संसारके 
अधिक भागपर मुसलमानोंका आधिपत्य होने के कारण देशों 
का समस्त व्यापार भी प्रायः मुसलमान व्यापारियों के ही 
हाथोंमें था । वर्तमान कालकी अपेक्षा यह सय सुविधाएँ 
नगण्य होने पर मी , उस समयको परिस्थिति एवं अराजकता 
को देखते हुए फाइना पड़ता है कि इन व्यापारियों द्वारा भी 
अकेले दुकेले मुसलमान यात्रियोंको धार्मिक मातृमायके 
कारण अवश्य ही यथेष्ट सहायता मिलती होगी । 


हाँ , तो इन्हीं मध्ययुगीय राजमार्गों द्वारा बतूताने भी 
अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ की थी । घरसे कुछ 
सूर पय्यंत अफेले चलनेके पश्चात् तिलिमसान ( तैलेमसन ) 
नामक नगरसे कुछ ही आगे इसका और स्यनिसके दो राज 
दूतोका साथ होगया , परंतु यह स्थायी न था और कुछ ही 
पड़ाव चलने पर उनसे एकका देहान्त हो जाने के कारण , 
यह ट्यनिसके व्यापारियोंके साथ हो लिया और फिर अल 
जीरिया, ट्यनिस होते हुए समुद्र के किनारे किनारे सुमा 

और स्फाक्स आदि नगरोंकी राहसे ५ अप्रैल १३२६ ई० को 
पलैक्नेडियो जा पहुँचा । 

इस नगरमें श्रानेसे पहिले यतताका विचार केवल हज 
करनेफा ही था ; परंतु यहाँके प्रसिद्ध साधु युरहान - उद्दीन तथा 

(1 ) यतूना कथनानुसार यह नार उस समय संसारके चार 
सर्वोत्तम वंदर-स्यानों में से था । अन्य तीन चंदरीम कोरम ( पिलीन ) 
और कालीकट तो भारतमें थे, तीसरा जैतून चीनमें या ! एलेक्जेंड्रिया 
उस समय एक अत्यंत सुंदा मगर समझा जाता था । इसके चारो ओर 
पड़ी दीवार बनी हुई थी और उसमें चार मुंदर दार लगे हुए थे । यन्ना 
भागमन के समय जहानाको पथदर्शन करने के लिए नगरसे तीन मीरकी 
दीपा एक भयंत ऊँचा प्रकाशस्तम्भ ( साइट हाउस ) भी यहाँ पना 
हुआ था , जो इसके मामा छोटने तक ( ०५०हिनी - १३५९ ई . ) 
सम्पूर्णतया RE- प्रए हो चुका था । मगरले यावर प्रसिद रोमन शासक 
पोम्पीक स्तर देखकर बताको मत्यंत ही भार्य इमाया ( हा माया 
है कि यह स्मारक प्राशीन पिपम ( मिश्र देवता मंदिर ) के 
म्यानपर पनापा गया था । स्मरण रखने की बात पिकरिया की 
एक ऐसा नगर है जहाँ बनूनाके नामसे एक मुष्प्लेका नाम देकर इस 
मसिद मारपात्रीको सम्मानिरा किया गया है । 


महात्मा शैक्षउल मुरशिदोके दर्शन करने पर इसके विचार 
सर्वथा पलट गये । प्रथम साधुने तो इससे भविष्यवाणी की 
थी कि तू बहुत लंबी यात्रा करेगा और मेरे भाईसे चोनमें 
तेरी मुलाकात भी होगी । दूसरेने इसको एक स्वप्नका 
श्राशय समझाते हुए यह कहा था कि मकाको यात्राके उप 
रांत यमन , ईराक ओर तुमौके देशमें होता हुआ तू भारत 
पहुँचेगा और वहॉपर बनमें संकट पड़ने पर मेरा भाई दिल 
शाद तेरी सहायता कर सब दुःख दूर करेगा । संतोंको 
घाणीने बतूतापर ऐसा जादूकासा प्रभाव डाला कि भ्रमण 
करने की सुप्त आकांक्षाएँ उसके हृदयमें सहसा प्रबुद्ध होगयों 
और यदा कदा विपत्ति पापड़ने , तथा अन्य साधु महात्माओं. 
के दर्शन करने पर संसारसे विरक्ति उत्पन्न होने पर भी वह 
सदैव उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी । शैखोसे विदा होकर बतूता 
हजकी सीधी राह छोड काहिरा की ओर चल दिया और 

( 1) नगरोंकी माता तुल्प यह भस्यत प्राचीन गगरी ससार• 
प्रसिद्ध फेरामोह (फराऊन ) उपाधिधारी सम्राटोको राजधानी थी । इसके 
असं सुंदर भरन, सथा हाट-पाट को देखकर पतूना भाश्चयचकित हो 
गया । कहते हैं कि बनाके मग के समय यहार पखालामें ऊंटी 
पर पानी लादनेवाले सरका लामगबारह हजार थे, गदहे तथा खघरवाले 
मजदर ३० हजारको संस्थामें थे और सनार तथा उसकी प्रजाकी 
३६००० नावों द्वारा नोल नदी में व्यापार होता था । पाठकों को इस जगह . 
की जनसंपाका इन बातोंसे अवश्य ही कुछ मामास होजायगा । 
पास्तव में यह मगर तब भायंत ही समृदिशाली था । इटलीके यात्री 
प्रेरकोपारडोके कथनानुसार , जो १८ में पहा आपा था , महामारी 
फैशने के उपरांत भी लगमा एक लाख व्यक्ति नगरमें भीतर गुंजाइश न 
होने रात्रिको नगर के बाहर सोते थे । यतूना के समय में यहॉरर समरको 


घहाँसे लौटकर फिर उत्तरीय मिश्रमें होता हुआ दमिश्क के 
व्यापारियोंके साथ सीरिया और पैलेस्टाइनमें गजा, हैटोन 
(हज़रत एग्राहम इब्राहीम का नगर), पवित्र जैसलेम , टायर , 
भिपोली, एप्टियोक और लतापिया आदि नगरोंकी सैर कर 
पनवायी हुई अत्यत ही प्रसिद्ध मसजिद थी और असत्य मदरसे वर्तमान 
थे । इनके अतिरिक रोगियों के लिए मुत्य भौषध भादिसे पूरित 
एक औषधालय तथा साधु-सतोंके पोषणार्थ मठ भी यहाँके दर्शनीय 
पदार्थाम थे । औषधालयमें एक सहस्र दीनार प्रति दिन व्यय किये 
जाते थे और मठाम विद्वान् साधु सतों द्वारा पृथक पृथक् सप्रदायोंकी 
विधिके अनुसार गुप्त विषयों की शिक्षा दी जाती थी । 

( १ ) यह नगर है जहाँ ईसामसीहको सूली ( कास ) पर चढ़ाया 
गया था । मक्का और मदीनाके पश्चात् यह नगर भी मुसलमानोंकी दृष्टिमें 
अन्य कारणों के भतिरिक्त इस हेतुसे पवित्र माना जाता है कि यहाँसे 
अपनी जीवितावस्थामें मुहम्मद साहद - मकामें रहते हुए भी - बुकि 
नामक घोटपर चढकर स्वर्गकी सैर करने गये थे । वह स्थान , जहाँ से यह 
याच हुई थी , मसजिद भल अक्स के नामसे प्रसिद्ध है । बतूताने 
इसकी कारीगरीकी बड़ी प्रशसा की है । वह कहता है कि उसके 
चार द्वार हैं और चारोंकी सादिया तथा अदाका पक्ष सब परिकका 
बना हुआ है । अधिक भागमें मुवर्ण रूगा होनेके कारण दृष्टि चौधिया 
जाती है । इसी मसजिदके गुवद के नाधे मध्य में रखी हुई उस शिलाके मी 
बतूताने दर्शन किये थे जिसपर चदकर इजरत स्वर्गको गये थे । इसके 
अतिरिक्त ईसाकी माता मेरीकी पत्र तथा स्वय उनके प्राणात होनेका 
स्थान भी दर्शनीय समझा जाता है । ईसाई यात्रियों को नगर प्रवेश करने 
पर मुसरमान शासकको कर देना पड़ता था । १९६९ के महासमरके 
उपरांत सधि होजाने पर यह नगर अग्रेजोंके अधीन होगया है और 
यापर यहूदी बसाये जा रहे हैं । 


( ७ ) 
और साधु- महात्माओंके दर्शनसे तृप्त हो : ७६ हिजरीमै रम 
जान मासकीहवीं तिथिको (हवी श्रगस्त १३२६ ) वृहस्पति 
धारके दिन दमिश्क जा पहुंचा । 

( १ ) मध्ययुगमें पूर्वकी रानी कहलानेवाला यह नगर वास्तव . 
में अद्वितीय था । बतूताके कथनानुसार, मगरकी उस शोमाका वर्णन 
वरना लेखनीके यसको बात न थी । यहाँपर उमैय्या वंशके प्रसिद्ध 
खलीफ़ा बलीद प्रथम ( ७० - १५ हिजरी ) की बनवायी हुई मसजिद 
भी वास्तव में अद्वितीय थी । मुसलमानोंके भागमनसे पूर्व इस स्थानपर 
गिरजा बना हुआ था, फिर मुसलमान भाक्रमणकारियों ने दो मोरसे मार 
मण कर इस गिरजेके आधे आधे भागपर कयजा जा जमाया , परन्तु 
उनका एक सेनापति तलवारके बलसे घुसा था भीर दूसरा शांति के साथ , 
अतएव उस समय आधे भाग पर ही अधिकार करना उचित समझा गया 

और वहॉपर मसजिद बनवा दी गयी । तदनंतर जब स्थानको कमीके 
कारण मसजिद पदवानेका उपक्रम हुमा तो ईसाइयोंके रुपया न लेने पर 
दूसरा आधा भाग भी पलपूर्वक छीन लिया गया और ऐसी सुन्दर एवं 
भव्य मसजिद बनवायी गयी कि संसारमें इसकी उपमा मिलनी कठिन 
थी । इसके चार द्वारके चारो ओर हीरामाणिक आदि महमूल्य वस्तुओंकी 
दूकानें चौपदके बाजारों में बनी हुई थी और वहाँपर स्फटिकके बने हुए 
कुँहों में फव्वारे चला करते थे । संसार -प्रसिद्ध जल घटिका भी , जो दिन 
रात समय बताया करती थी , इसी मसजिदमें लगी हुई थी और बतूता 
ने भी स्वयं उसको देखा था । पुरान शरीफ़के दिगाज पंडित भी तब 
यहीपर रहकर सहस्रों विद्यार्थियोंको धर्मशास्त्र तथा अन्य विषयोंकी 
शिक्षा दे देकर मुसलिम - संसारमें भेजते थे । " मूसाके पर-चिन्ह " 
भी नगरके दर्शनीय स्थानोंमें हैं । बतूता समय यहाँपर मठ तथा अन्य 
धार्मिक संस्थाएं भी असंख्य थीं और उनसे भौति भौतिकी सहायता 
मुसलमानोंको मिलती थी - यदि कोई संस्था मकाकी यात्राका व्यय देती । 


कुछ दिन पर्यन्त यहाँकी सैर कर यत्ता शब्याल मासकी 
- प्रथम तिथिको ( १ सितंबर १३२६ ई० ) हजाज़ जानेवाले 
यात्रियों के समूहके साथ पसरा होता हुआ पहले मदीने पहुँचा 
और हजरत तथा उनके साथी अबू यकर और उमरकी कत्रों 
के दर्शन कर चार दिनके बाद राहके अन्य पवित्र स्थानोको 
देपता हुआ मका गया और पवित्र काया के दर्शन किये । 
इसी नगरके एक प्रसिद्ध मठमें अपने पिताके मित्र एक 
अत्यंत विद्वान् साधुसे बतूताकी मुलाकात हुई । नगरके 
अन्य साधु - संतों तथा विद्वानोंके दर्शन करने के उपरांत वह 
१७ नवंबरको यहाँसे ईराको यात्रियों के साथ यगदादको 
ओर चल दिया , और एक पुरुषके परामर्शसे ईराक -उल 
अज्म और ईराक -उल अरवकी सैर करनेको इच्छासे नजफ 
कर्बला, इसफहान तथा शीराज़ ( जहाँ शेख सादीकी 
कन है ) देखता हुश्रा घगदाद आया । यहाँके सुलतानका 
श्रातिथ्य स्वीकार कर कुछदिनका विश्राम लेनेके बाद वह पुनः 
मक्काकी छोर गया ; राहमें कृफा नामक स्थानसे ही उसको 
ऐसा अतिसार हुआ कि मका तक दशा न सुधरी, परन्तु उस 
चीरने फिर भी हिम्मत न हारी पोर रुम्बावस्थामें ही कावाकी 
परिकमा कर पुनः मदीना पहुंचा । यहाँ जाकर चंगा होने 
पर वह फिर मकाको लौटा । 
थी तो कोई निधनाकी बालिकाओंके विवाहका समस्त म्यय ही अपने पाससे 
ठठाती थी , यहाँ तक कि कोई कोई तो स्वामीकी क्रोधाग्निमें पड़नेसे 
दासको बचाने के लिए उसके हायसे कोई चीज टूट जाने पर वैसी ही 
नयी बात स्वयं मोल लेकर स्वामीको दे देती थीं । भयंत वैभवसंपरा 
होने के कारण नगर निवासी एकसे एक थका मकान , मसजिद तथा मठ 
और समाधि पनाते थे और विदेशी यात्रियोंका खूप साकार करते थे । 


इसके पश्चात् अगले तीन वर्ष पयंत मकामें ही रहकर 
घतूताने धुरंधर पंडितोसे दर्शन और अध्यात्म -विद्याको शिक्षा 
ग्रहण की । गिज़ महोदयके कथनानुसार यह भी संभव है कि 
भारत - सम्राटको विदेशियों के प्रति दानशीलताका समाचार 
सुन , बहपिर अच्छा पद पाने की इच्छासे ही इसने इस प्रकार 
इसलामी धर्म - तत्वोंके समझनेका कष्ट साध्य प्रयन किया हो । 

जो हो , धर्मज्ञान प्राप्त करनेके अनंतर, बहुत से अनुयायियोंके 
साथ चत्ताने पूर्वाहीकाकी यात्रा की , और वहांसे लोट कर 
पुनः एक बार मजाके दर्शन कर भारत जानेके निश्चयसे जहाफो 
गया भी परन्तु यहाँपर भारत जानेवाला जहाज़ उस समय 
न होने के कारण इसने विवश हो स्थल-मार्ग द्वारा ही जानेको 
ठहरायी, और बहुतले घोड़े श्रादि ठाठके सामानसे सुसजित 
होकर ( जिनकी संख्या और फिहरिस्त उसने जनताके 
चित्तमें अविश्वास उत्पन्न होनेके भयले नहीं पतायी ) अत्यंत 
धर्मवृद्ध एवं परिम्रमणकारी सुसंभ्रम व्यक्तिको हैसियतले 
एशिया माइनरके धार्मिक मंधोको अभ्यर्थना , और रुपण 
सागरके मंगोल- जातीय खानों का श्रातिथ्य स्वीकार करता 
हुधा यह सुप्रसिद्ध अफरीकन ( अफ्रीका निवासी ) सुअवसर 
पा तद्देशीय रानीके साथ कुस्तुनतुनियाँ देख, कास्पियन 
समुद्र , मध्य एशिया तथा खुरासानकी उपत्यकाकी राह नशा . 
पुर देख , हिन्दूकुश ( जो बतूताके कथनानुसार शीताधिक्य 
के कारण हिन्दुओंकी मृत्यु हो जानेसे इस नामले प्रसिद्ध 
हुधा था ) और हिरात पार कर कावुल गया , और वहाँसे 
करमाश होता हुश्रा करम घाटीमें होकर ७३४ हि० में मुहर्रम 
उल हरामकी पहली तारीखको सिन्धुनदके किनारे भारतकी 
सीमापर आगया । 


यहना न होगा कि भारत सम्राट ने मी सफा पाशातीत 
श्रादर - सत्कार किया , और दिल्ली में काजीके पदपर यारह सो 
दीनारपर प्रतिष्ठित पर भूत पूर्व सम्राट कुतुब -उद्दीन खिलजी 
के धर्मादाय का प्रबन्ध भी इसके सुपुर्द कर दिया । 
तत्पश्चात् लगभग नौ बर्षे तक बत्ता दिल्लीम हारहा, नार 
हम उसको कभी तो राजकार्य- सम्पादन करते हुए और कभी 
सम्राट के साथ प्रात मांतमें घूमते हुए देखते है । यह सर 
कुछ होने पर भी मारतके इतिहास में इसकी कोई विशेष 
प्रसिद्धि न हुई और अन्य राज सेवकोंके समूहमें इसका 
अस्तित्व पूर्णतया विलीन हो गया । परतु इस सुदीर्घ 
कालमें यह विचित्र पुरुष यहाँकी प्रत्येक राजकीय घटना 
ओर क्षुद्रातिशुद्र लौकिक व्यवहारको अवसर पाते ही प्रत्यत 
ध्यान पूर्वक अपने स्मृति - क्षेनमें रूचित कर रहा था और 
शायद अपने रोजनामचेमें भी लिखता जाता था । भारतसे 
लौटने पर यह सब सामग्री मध्यकालीन राज- दारके 
घरनमें इस प्रकार व्यवहृत की गयी कि उसको पढ़कर 
हम चक्तिसे रह जाते हैं । भारतके समृद्धिशाली सम्राट तथा 
उनके शानदार दारी उस समय यह क्या जानते थे कि छ 
शताब्दी पश्चात् ससारम उनका यश रूपी सुवणे मुक्दस्त 
हो द्रव्य लुटानेवाले इस नगण्य , पश्चिमीय काजीके ही स्मृति 
नोटोंकी क्सौटीपर कसा जायगा । 

फिरप्रतमें , दिल्लीको क्षयमें विनष्ट हानेवाली, अस्थायी 
संपदाकी भाँति अन्य पुरुषोंकी तरह बतूतापर भी , 
सम्राटकी कोप -दृष्टि हुई, और उसके कारण शायद् इसके 
जीवनका ही प्रत हो जाता , परतु भाग्यने इसको यहाँ भी 
सहारा ही दिया , और ससारसे घिरत हो यतियोंकी भांति 


पि 


( १९ ) 
जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर देनेके कारण ही शायद 
सम्नाट्ने इसकी प्रगाढ़ राज- भक्ति और ईमानदारीपर विश्वास 
कर पुनः इसपर दया -दृष्टि की । जो हो , अनुग्रह होनेके कुछ 
फाल पश्चात् ही मुहम्मद तुग़लस्ने इसको अत्यंत सम्मान 
पूर्वक अपना राजदूत चना उपहार एवं रतादिक अमूल्य धन 
देकर दल यल सहित चीन- सम्राटकी सेवामें भेजा और तद 
नुसार नित्य नवीन देशोंको देखनेके लिए उत्सुक रहनेवाले 
इस विचित्र पुरुपने ७४३ हिजरीके सफर मासमें चीन देश 
जानेके लिए दिल्लीसे प्रस्थान कर दिया । अलीगढ़, कन्नौज, 
चंदेरी , दौलताबाद , और खम्बातकी सैर कर जहाजमें 
सवार हो तटस्थ नगरोंकी सैर फरता हुश्रा कालीकट 
पहुँचा; परंतु यहाँले प्रस्थान करनेफे समय सम्राटका समस्त 
अमूल्य उपहार और इसके अनुयायी अन्य राजसेवक भी 
जहाज़ टूट जानेके कारण विनष्ट हो गये , फेवल शरीरपर 
धारण किए हुए वस्त्र और जां नमाज़ ही शख के पास 
शेष रह गयी । 

. . 
इस वेढय दशामें दिल्लीको लौटने पर सम्राटका पुनः 
कोपभाजन हो मृत्युफे मुखमें जानेकी श्राशंका होनेके कारण, 
बतूताने भारतीय समुद्रतटके नगरों में कुछ कालतक इधर 
उधर घूमने फिरनेके पश्चात् मालद्वीप जाना ही निश्चय 
विथा । वहाँ पहुँच कर काजीके पदपर प्रतिष्ठित हो इसने 
प्रमोद्यानफी सेर पर १६ मास पय्यंत खूपही श्रानन्द लूटा , 
परंतु धार्मिक थादेशोपर अधिक बल देनेके कारण जनताका 
चिप्त सुब्ध होता देखकर अंतमें घहासे भी यह चलनेके 
लिए विवश हो गया और चित्त दबी हुई वही पुरानी 
धार्मिक प्रवृत्ति पुनः प्रयल हो जाने के कारण यह सरनदीप 


( १२ ) 
( स्वर्ण- द्वीप लंफा ) के तुंग पर्वत शिखरपर बने हुए हज़रत 

आदमके पद-चिन्हों को देखनेके लिए व्याकुल हो उठा । फिर 
घहाँकी यात्रा समास फर मारतके कारोमंडल तटके कुछ 
प्रसिद्ध नगरोको देश चीन जानेका निश्चय कर पुनः माल-द्वीप 
चला गया और यहाँसे ४३ दिनको यात्राके पश्चात् बंगालमें 
जाकर प्रसिद्ध महात्मा शैख़ जलाउद्दीन तबरेजीक ( प्रासाम 
प्रांतमें ) दर्शन फर मुसलमानोंके एक जहाज़में यैठ अराकान , 
मुमाषा, जावा ( मूलजापा - यहांपर भी इस समय हिन्दू 
राजा राज्य करते थे ) की राह - जिसका यहुत प्रयत करने 
पर भी यतूताके टीकाकार अभी तक ठीक ठीक निर्णय 
नहीं कर सके है - चीनके जैलूम नामक यंदर-स्थानमें 
( इसका वास्तविक नाम शायद कुछ और ही था ) - जहाँक 

(१ ) रंकामें इस समय हिन्दू राजा राज्य करते थे , परतु हज़रत 
भादम और हत्या पदचिन्हों के कारण मुसलमान यात्री मी यहा अधिक 
संख्या , भाते रहते थे । बनाके समय में लंका तथा चीन दोनोंही देशामें 
शव-दाह किया जाता था । यहॉरर देवनदेरा नामक एक स्थानमें विष्णुका 
एक भव्य मंदिर भी था जिसको पुर्तगाल निवासियोंने १५८७ में पूर्णतः 
विश्वस्तकर ढाला । वतूता कयनानुसार भगवान् विष्णुकी मनुष्याचार 
मूर्ति सुवर्ण की बनी हुई थी और नेत्रों के स्थान में उसमें नीलम जड़े हुए 
थे । एक सहस्र ब्राह्मण मूर्तिकी पूजा करनेके लिए नियत थे और लग 
भग ५०० खियो उसके संमुख दिनरात भजन कीर्तन करती रहती 
थी । नगरकी समस्त प्राय इसी मंदिरको भक्ति कर दी जाती थी , और 
प्रत्येक यात्रीको यहाँ मोजन इत्यादि मिलता था । लंकामें तब गो . 
बध न होता या और किसीके ऐसा करने पर यतूनाके कयनानुसार 
उस पापीका या हो उसी प्रकार दध कर दिया जाता या या उसको गौ 
के चर्मसे छपेटकर भग्निमें भस्म कर दिया जाता था । 


( १३ ) 
फपड़े के नामपर साटन नामक कपड़ा अय बनने लगा है 
पहुँच गया । 

इस यात्रामे धतूताने अपनेको सर्घष ही दिल्ली -सम्राट्फा 
राजदूत प्रसिद्ध किया था और कितने आश्चर्यकी बात है कि 
पासम कोई उपहार तथा थन्य प्रमाण-पान होते हुए भी 
किसीफे चित्तमें इसकी ओरसे तनिफसा भी संदेह न हुमा । 
यही नहीं प्रत्युत धार्मिक तत्वोंकी जानकारी होनेके कारण , 
समस्त शात संसारका परिभ्रमण करनेवाले इस विचित्र पुरप . 
का सर्वप्रथादर व सम्मान भी किया गया और राजदूत होने. 
के कारण प्रत्येक नगरमें राज्यकी अोरसे इसको ग्वूच अभ्य 
र्थना भी की गयी , परन्तु यहाँको राजधानी खान थालक 
( पफिन ) में जाने पर , सम्राटको अनुपस्थिति कारण यह 
उनके दर्शन न कर सका और यहाँसे लौट जैतूनसे जहाज़ 
द्वारा सुमाया श्रादि होता मुश्रा पुनः मालावारमें भागया , 
परंतु दिल्ली के मायाधी, विश्वासघातक और प्रसार वैभवका 
दोबारा उपभोग करनेकी इच्छा न होनेके कारण बतूता श्रव 
पश्चिमकी भोर ही चल दिया और १३४८ ई० में सुप्रसिद्ध 
महामारीके प्रारंभ होने पर हम उसको शीराज़, अस्फहान , 
यसरा तथा घग़दादकी सैर करनेके उपरांत सीरियामे घूमते 
देखते हैं । भविष्यके लिए कोई कार्यक्रम स्थिर 
पर भी इसने श्रय अंतिम बार मकाकी एक और यात्रा को 
और वहाँसे किसी अज्ञात कारणवश, जो विवरणमें स्पष्ट 
तया नहीं लिखा गया है, मोराकोके अत्यंत वैभवशाली सुल 
तानोकी सेवामें फैज़ ( फास ) नगरमें ७५० हि० में जा उप . 
स्थित दुश्रा । हाँ , एक वर्णन योग्य बात जो रह गयी है यह 
यह है कि स्वदेश पहुँचनेसे प्रथम इसको यह सूचना मिल 


( १४ ) 
चुकी थी कि इसके पिताका पंद्रह वर्ष तथा माताका लोट 
श्रानेसे कुछ ही दिन पहिले स्वर्गवास होगया था 
___ समस्त मुसलिम जगत्में केवल दो देश ही श्रर ओर शेष 
रह गये थे जिनको इसने न देखा था । वह थे अन्दे लूसिया 

और नाइजर नदीपर बसा हुआ नीग्रो- देश । उनके दर्शन 
करने की लालसाको भला ऐसा पुरुष किस प्रकार सब 
रण कर सकता था । तीन वर्ष पर्यन्त उनको भी इसने 
खूब सैर की और फिर ७५हि० में वहाँसे लौट कर घर 
आया । लगभग ३० वर्षकी इस लवी यात्राके पश्चात् स्वदेश 
आने पर जब इसने देश देशका हाल यताना प्रारम किया तो 
जनसाधारणने उनपर अविश्वास सा किया जैसा कि सम 
सामयिक इतिहासकारोंके लेखोंसे प्रकट होता है परन्तु 
सुलतान अबू इनाँके प्रधान वजीर द्वारा खुब समर्थन हानेके 
कारण, सेक्रेटरी इब्न - जजीको यादेश दिया गया कि यह 
बतूताके , स्मरण शक्ति द्वारा- समस्त-यात्रा विवरण बताने पर 
लिपिवद्ध करता जाय । सनाटके इस अनुग्रहके कारण ही 
महान् अरय यानीका यह विचित्र एव सुरम्य यात्राविवरण 
वर्तमान रूपमें इस समय उपलब्ध हो सका है । सुलतानने 
फिर इसको सम्मानके साथ काजीके पदपर प्रतिष्ठित कर 
दिया और श्रतमें ७३ वर्षकी अवस्थामें धतूताने ( १३७५- ७ . 
ई० में ) स्वदेशमें ही अत्यत सुखसे प्राण त्यागे । 

मध्य कालीन मुसलमानों के समस्त राज्यों और विधर्मियो 
के देश देशकी इस प्रकार सैर करनेवाला. सबसे प्रथम और 
अतिम यात्री बतूता ही था । धी यूल महोदयके अनुमानसे 

नाका विस्तार न्यूनातिनून हिसायसे ७१००० मील 
होता है । उस भयानक समयमें - जिसको हम पर अन्धकार 


( १५ ) 
युग कह कर पुकारते हैं - दतनो मुदीर्घ यात्रा करना अत्यन्त ही 
दुःसाध्य कार्य था और बास्त में स्टीम पंजिनके याविष्कार 
से पहिले इससे लथी तो फ्या , इतनी यात्रा करनेवाला भी 
कोई अन्य पुरुष समस्त मानव -इतिहास में इंटिगोचर नहीं 
होता । इस पापाका ध्येय प्रारंभमें धार्मिक होने पर भी 
पास्तवमें बहुत फरके मनोरंजन ही था ; इतिहास लिखने 
श्रथया उसकी सामग्री एकत्र करनेको इच्छासे चतूनाने 
यह फष्ट स्योकार नहीं किया था । बहुन समर है कि स्थान 
स्थानके मनोहर दृश्यों योर महत्वपूर्ण तथा उपयोगी बातोके 
नोट उसने उसी समय ले लिये हो परन्तु यात्रा विचरण में 
फेवल एक बार धुखारा नगरमें प्रसिद्ध विद्वानोंको समाधि 
पर लगे हुए शिलालेखोकी नकल उतारने का ही उल्लेख 
आता है और फिर यह सामग्री भी भारतीय समुद्री 
डाकुओंने उससे छीन ली थी । इसके इस प्रकार नष्ट हो जाने 
पर फिर यदि मोराको सुलतान अपने अनुग्रहसे यह समस्त 
यात्रा-विवरण लेखबद्ध न कराते तो समस्त संसार नहीं तो 
कमले फम भारतवासी अवश्य इस अमूल्य सामग्रीसे सदाके 
लिए चंचित हो जाते । फिर इस देशकी इतिहास रूपी 
शृंखलाकी इस कड़ीका पुनः ठीक ठीक बनाना संभव नहीं 
तो दुःसाध्य अवश्य हो जाता । 

यह ठीक है कि यात्राको समाप्ति पर केवल स्मृतिसे ही 
इस विवरणकी प्रत्येक घटना लिपिबद्ध करानेके कारण, इसमें 
अशुद्धियाँ भी हो गयी है । कहीं पर यदि नगरोंके क्रम 
उलट गये हैं या उनके नामोच्चार भ्रष्ट रूपसे लिख दिये गये 
है तो कहीं श्योके वर्णनमें भी . भ्रम सा हुआ दीखता है 
( उदाहरणार्थ अबोहरको ही मुलतान और पाकपहनके बीच 


( १६ ) 
में लिख दिया गया है परन्तु यह धास्तयमें पाक पहन प्रार 
दिल्लीके बीचमें है; और कुतुब मीनारको सीढ़ियाँ इतनी 
चौड़ी यतायी है कि हाथी चढ जाय , जो वास्तवमें यथार्थ नहीं 
है ) इसी प्रकार प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओंमें भी उनके 
विश्वस्त सूतपर अरलंबित होते हुए भी , जनश्रुतिके आधार 
पर लिखा जानेके कारण, त्रुटियों रह गयी है । श्रीर एसा हाना 
स्वाभाविक भी है । बड़े घडे ऐतिहासिक ग्रंथोतसमें कभी 
कभी ऐसा हो जाता है, परन्तु आश्चर्यको यान तो यह है कि 
असरय नगरों तथा पुरुपोंके नामोंका उल्लेख होने पर भी इस 
यहरकथाम अशुद्धियोंकी मात्रा इतनी न्यून पयों है । इसमें 
पर्णित कथाको अन्य समसामयिक तथा प्रामाणिक ग्रन्थोसे 
मिलान करने पर सभ्य संसारने इस वृत्तांतको प्रधान 
रूपसे ठीक ही पाया । और प्रत्येक घटना तथा विवरणको 
छानवीन करनेके पश्चात् सत्य समझ कर शुद्ध मतिसे उल्लेख 
करनेके कारण ( जो गुरए मध्यकालीन लेखकोंमें कुछ कम 
दृटिगोचर होता है ) वर्तमान कालीन विद्वान् यत्नाको 
श्रादरको दृष्टिसे देखते हैं । 
__ _ यत्ताके आगमनके समय दिल्लीम तुग़लफ़ वंशीय सम्राट 
इतिहास प्रसिद्ध मुहम्मद तुग़लकका राज्य था । सिंधुनदसे 
लेकर पूर्वमें वहाल पय्यंत , और हिमाचलसे लेकर दक्षिणम 
कर्नाटक ( कारोमडलतट ) पय्यंत , कारमीर , पूर्व प्रासाम तथा 
मदरास प्रेसीडेंसीके कुछ भागोंको छोड़कर प्रायः समस्त 
याधुनिक भारतवर्ष उस समय इसी सम्राटकी अधीनतामे 
था । विदेशोंसे श्राये हुए मुसलमानोंको अत्यंत प्रेम और 
श्रद्धाकी दृष्टिसे देखने के कारण सम्राट्ने बतूतापर भी अनु 
ग्रह कर उसको दिल्लीमें काजीके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया । 


इस प्रकारलगभग नौ वर्ष पय्यंत राज - लेवफके रूपमें रह कर , 
यहाँके प्राचीन मुसलमान- राजवंश , तत्कालीन सम्राट , राज 
दार , शासन-पद्धति . प्रसिद्ध घटनायों, व्यापार , और विविध 
नगरों तथा प्रजाजनके संबंध जो कुछ इस मोराको निवासी . 
ने देखा और सुना , उसका यह विस्तृत वर्णन यथेट रोचक 
होनेके साथ साथ अत्यन्त महत्वपूर्ण भी है । 

ईसाकी चौदहवीं शताब्दीके भारतको वास्तविक दशा 
और उसमें भी मुहम्मद तुग़लककी शासनप्रणालीको, जो 
प्रधान रूपसे मध्ययुगीय मुसलमान शासनका उदाहरण स्वरूप 
थी , - सच्चे रूपमें जानने के लिए जियाउद्दीन वरनीफे तथा 
पश्चात् कालीन अन्य इतिहासोंके होते हुए भी धतूताका 
विचरण ही कई कारणोसे, जिनका स्पष्ट करना यहाँ व्यर्थ 
सा प्रतीत होता है, सबसे अधिक माननीय है । इतिहास 
फिर भी इतिहास ही है । फालविशेषकी घटनाओंका अत्यंत 
विस्तारसे वर्णन कर देने पर भी , उनमें प्रायः पुछ ऐसे याच . 
श्यक अंगोंकी पूर्ति , शेप रह ही जाती है कि जिससे समस्त 
वर्णन निर्जीव सा प्रतीत होता है । परन्तु इस फलामें सिद्ध. 
हस्त होने के कारण बतूता यहाँ पर भी बाजी मार ले गया 
है. इसकी वर्णन - शैली कुछ ऐसी मनोमोहक है कि लेखनी रूपी 
तलिकासे चित्रित होने पर ऐतिहासिक पात्र सजीव पुरुपो . 
की भॉति हमारे समुख चलते फिरते दृष्टिगोचर होने लगते 
है । मोराफोफे प्रसिद्ध यानीकी यह विशेषता एक अपनी निजी 
सम्पत्ति सी है । 

प्रसिद्ध अँगरेजी साहित्यिक श्री चालटर रैलेने अपने 
शेक्सपियर नामक , अन्यमें एक स्थलपर, शेक्सपियरकी 
वर्तमान कालीन पालोचनाओंको नीलामसे उपमा दी है, 


( १८ ) 
अर्थात् नीताममें जिस प्रकार सबसे अधिक बोली बोलनेवाला 
व्यक्ति ही वस्तु पानेका अधिकारी हाता है , प्राफेसर महोदय 
की सम्मतिम ठीक उसी प्रसार शुक्सपियरकी अन्यत प्रशसा 
करनेवाला अन्य इस समय सत्तम पहलाता है और उसका 
लेखर उच कोटिमा समालोचक । मेरी तुच्छ मतिमें कुछ कुछ 
यही वातावरण यहाँपर इस समय मध्यकालीन भारत -सम्रा 
टॉफ सयधमें भी होता जा रहा है, और प्रसिद्ध इतिहास 
लेखक तक , प्राय प्रत्येक ही , सम्राटका यथासमर सर्वगुर 
संपन चित्रित करनेका भीष्म प्रयत्न करते दिखाई देते हैं 
यदि ऐसी दशाम मुहम्मद तुगलक सरोखे सनाटी सकीर 
हृदयतापर ध्यान न दे , उसको श्रादर्शवादी पता प्रशसामें 
प्रष्ट पर पृष्ट तिख पर, वादशाहको धमांधता तथा पक्षपातको 
उटार वृतताको निष्पक्षता, दुर्वलताको सहनशीलता , 

और फरता , धन- लोलुपता तथा मानसिक विकारोंको 
राजनीतिक प्रयोगोंके पटेंमें छिपार अन्तमें ( सनारके ) 
सपूरशासनको असफल होता देख उसको प्रभागा " कह कर 
बचानेका प्रयन्त किया जाय तो आश्चर्य ही क्या है परन्तु 
बतूताका श्राजन्खा वृत्तान्त पढने पर , जो श्रागे विस्तृत 
रूपसे दिया गया है , पाठक स्वय दखेंगे कि इस सम्राट 
के शासनकालम, ( इसक ) पूर्वजांक शासनकालकी ही तरह , 
हिन्दुओपर ग्युर कठोरता की जाती थी , पर प्रनाको , भारत , 
रहते हुए भी राजधर्म स्वीकार न करनेपर जजिया दना 
पड़ता था , विना धार्मिक टेक्स दिये ग्वालय तक न धन सकते 
थे, सम्राटका युद्ध सामना करके प्राण गँवानेवाले रानाओंके 
पुन , पराजित हाकर प्रात्मसमर्पण करने पर , मुमलमान बना 
लिये जाते थे, और उनकी बहु -बटियोंका ईदके अवसरपर 


( १६ ) 
दर्यारम नृत्य एवं गानके लिए विवश करने के उपरान्त सनाटके 
चंधु -याँधवों तथा राजपुत्रोम लूटको अन्य पस्तुओंकी भाँति 
घाँट दिया जाता था । 

सम्राट्के धार्मिक विद्वेष तथा मानसिक संकीर्णता या 
पक्षपातका यहींपर अन्त हुआ न समझिये । व्यापार सम्बन्धी 
नियमोमें भी यह इसी तरह लागू होता था - उदाहरणार्थ 
विदेशसे सामान याने पर मुसलमानोंकी अपेक्षा विधर्मियोंसे 
अधिक आयात-कर लिया जाता था । ऐसी दशामें हिन्दुओंके 
राज्यशासनमें भाग न लेने की अपेक्षा भाग लेना ही अधिक 
श्राश्चर्यकारक होता । यतूताने सुदीर्घ काल पय्यंत भारतमें 
रह कर राज-दवारकी प्रांतरिक दशाके साथ ही साथ नगरों 

और प्रांतोंमें घृम फिर कर ग्वूप सर की थी और सभी 
स्थानोपर बह सम्मानकी दृष्टिसे देखा जाता था - परन्तु 
यह सब कुछ होते हुए भी उसने न तो राजदरमें थोर 
न किसी प्रान्तमें किसी उच्च पदाधिकारी हिन्द का नाम लिखा 
है ; उसके वर्णनमें सर्वत्र ही मुसलमान और उनमें भी अधिक 
तया विदेशी ही दृष्टिगोचर होते हैं । 
___ हाँ , धर्म-परिवर्तन करने पर उच्च कुलोद्भूत हिन्दुओंको 
भी यह पद प्राप्त हो जाते थे, और बतूताने कबूला तथा 
कंपिल- राजपुत्रों इत्यादिके कुछ एक नाम भी ऐसे बताये हैं 
जो धर्म परिवर्तनफे कारण दरमें प्रतिष्ठित पदोपर नियुक्त 
किये गये थे । केवल राजा रतन ( सिंह नामक एक 
व्यक्तिके सैवस्तान तथा उसके श्रास-पासकी भूमिका 
शासक होनेका अवश्य पता चलता है, परन्तु यह यात बतूता . 
के श्रागमनसे प्रथम की है और उसने एक तो इसका उल्लेख 
ही जमश्रुतिके आधारपर किया है, दूसरे यह विवरण इतना 


( २० ) 
सन्म है कि उसके प्राधारपर कोई परपना नहीं की जा 
सकती और न कोई ठीक ठीक निष्कर्षही निकाला जा 
सकता । यह रतन ( १ ) नामक व्यक्ति पिसी प्राचीन हिन्दू 
राजकुलम उत्पन हुना था अधया साधारण प्रजापर्गसे दी 
इस प्रकार उनति कर उच्च पदपर पहुंचा था अोर सम्राट 
द्वारा सम्मानित होनेसे प्रथम यह कहींका शासक था या नहीं , 
इस सम्बन्ध बनूता सर्मथा मोन है । जो हो , फेरल इस एक 
अस्पए घटनाके प्राधारपर ही सम्राट हिन्दुओंका भी घेरोक 
टोक उच्चपद देता था - यह सिद्धान्त प्रतिपादन करना 
कुछ वर्चमान दालीन राजाश्रीक नामोंसे भागे उच्च सैनिक 
उपाधियाँ देस भविष्य किसी इतिहासकारके अग्रेजोंकी 
सैन्यनीतिम साधारण प्रजाके साथ उदार -नीतिका व्यवहार 
करनेका निष्कप निकालनेके समान ही भयकर हागा । 

इसी प्रकार सम्राटकी बहुश्रुत उदारता भी विदेशी मुसल 
मानातक ही परिमित थी । आजरुल समय समय पर त्रिनिश 
जनताका भारतमें नौकरी करनेके लिए विविध प्रकारसे 
प्रोत्साहन देनेवाली गवर्नमेष्टके समान उस समयके शासक 
भी ताजा चलायत । मुसलमानोंके प्रति कुछ कुछ वैसी ही 
नीति बरतते थ । खुरासान मध्य एशिया और अरब इत्यादि 
दशीसे सह धर्मियोफ भारतमें पदार्पण करते ही - जिसकी 
सूचना सम्राटको नियमानुसार दी जाती थी - - सम्राटकी धारस 
उनकी अभ्यर्थना प्रारम हा जाती थी और द्रव्योपहार श्रादि 
के नाना प्रलोभनों द्वारा उनका भारतमें ही राम्नेका प्रयन 
किया जाता था । बतूताके वर्णनसे पता चलता है कि युछ 
एक तो इनमें ऐसे श्रयाग्य थे कि स्वदेशमै रहने पर शायद 
उनको मीख ही मॉगनी पडती । परन्तु भारत सम्राट उनको 


( २१ ) 
भी मुक्त हस्त हो दान देता था । यही नहीं, यदुतोंने तोस्वदेशमें 
अपने घर बैठे हुए सम्राट्से पर्याप्त दक्षिणाएँ पायी थीं । इसी 
कारण आदर - सत्कार उचित सीमासे पढ़ जाने और राजकोप . 
से असीम धन पानापात्रका विचार किये बिना ही दे डालने 
से मुहम्मद तुग़लककी दानशीलताकी उस समय समस्त 
मुसलिम देशोंमें धूम मची हुई थी परन्तु भारतीयोंको इससे 
लेश मात्र भी लाभ न होता था । 
___ यही दशा सम्राटके न्याय-प्रियता श्रोदि अन्य प्रसिद्ध 
गुणों की भी समझिये । अकारण ही पुरुषोंको दंड देना और 
निर्मल आरोप लगाकर यन्त्रणानोंके भयसे उसको स्वीकार 
कराना और फिर अन्तमें उनका प्राणापहरण कर लेना उसके 
यायें हाथका खेल था । जहाज टूट जानेके कारण, चीन 
सम्राटके लिए जानेवाले उपहारोके नष्ट हो जाने पर, स्वयं 
चतूताको ही पुनः तुगलकके निकट लौट कर जाने में प्राणोंका 
भय हुआ था , यहाँ तक कि एक कौड़ी तक पास न रहने 
पर भी दिल्ली न जाकर उसने अन्य देशोंमें घूम कर भाग्य 
परखना ही अधिक अच्छा समझा । 

सम्राट तथा उसके शासनके सम्बन 
चीनकी चढ़ाई श्रादि वर्तमान-कालीन भ्रमोंको दूर करनेके 
अतिरिक्त वतृताने तत्कालीन भारतीय इतिहासकी कुछ अन्य 
बातोपर भी प्रकाश डाला है ; कुतवउद्दीन ऐवककी दिली. 
विजय -तिथि बङ्गालके मुसलमान गवर्नरोका शासन-काल, 
तुगलक वंशका तुर्क जातीय होना , कारामंडलतरके मुसलिम 
शासकोका वृत्त और तत्कालीन भारतीय मुद्रा श्रादि विषयोंकी 
जानकारीके सम्बन्धमें इस विवरणसे यथेष्ट सहायता मिली 
है । यतता भारतीय अनाजोंके भावके साथ ही साथ यदि 


( २२ ) 
यहाँके मजदूरोंका दैनिक वेतन भी लिख देता तो तत्कालीन 
भारतीय श्रार्थिक इतिहासकै समझनेमें और भी सुगमता 
होती । पर , उसके अभावमै हमको इतनेपर ही संतुष्ट 
होना चाहिये । 
___ भारतमें बहुत दिनों तक निवास करनेके कारण यतृताके 
हृदयपर कुछ गहरी छाप लगी थी और यही कारण है कि 
अन्य देशोफा विवरण देते हुए भी यवतन यह उनकी पतद्देशीय 
अनुभवोंसे तुलना कर बैठता है, इस प्रकार भारत सम्बन्धी 
अन्य थानोंकी भी बहुत कुछ जानकारी हो जाती है और अन्य 
स्थानीकी अपेक्षा भूमिकामें ही उनको स्थान देना अधिक 
उचित समझ कर हम उन्हें यही लिख रहे हैं । 

श्राज फलकी भॉति गंगा उस समय भी पवित्र समझी 
जाती थी और मरणोपरान्त हिन्दुओंकी हड़िया इसी नदीमें 
डालनेकी प्रथा थी । उनको अपना भोजन मुसलमानोंके 
स्पर्शसे यचाते देखकर बतूताको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ था ; 
यह कहता है कि यदि छोटे बच्चे भी मुसलमानोंका छुश्रा 
भोजन खा लेते थे तो उनको भी गोबर खिलाकर शुद्ध किया 
जाता था । सती होने के लिए सम्राटकी प्राज्ञा लेनी पड़ती 
थी और वह इसको कभी अस्वीकार न करता था । 

भारतवासी तब साधारणतया सरसोका तेल शिरम 
डालते थे और यालोको रहसे धोते थे । एक दूसरेसे मिलने पर 
तांबूल द्वारा थादर किया जाता था और उच्चवर्गीय पुरुषों 
को पाँच पानके वीडे दिये जाते थे । ज्वार, बाजरा ओर मका 
श्रादि मोरा अनाज एतद्देशवासियोका प्रधान श्राहार था 
और कोयलेका व्यवहार न जाननेके कारण लोग लकड़ियों 
द्वारा ही अग्नि प्रज्वलित कर भोजन इत्यादि बनाते थे । 


( २३ ) 
राज -दरमें प्रवेश करनेसे पहले पुरुपोंको तलाशी ली 
जाती थी कि कहीं कोई चाक श्रादि अन तो नहीं छिपा 
हुआ है । कोई व्यक्ति , सम्राटी श्राज्ञा बिना, झंडा ले 
डंफेपर चोट करता हुश्रा राहमें न चरा सकता था , और 
चादशाहके अतिरिक्त किसी अन्य व्यकिके द्वारपर नौबत नहीं 
मड सफती थी । 

मालावारके कालीकट थोर किलोन तथा खंबायत श्रादि 
अन्य बन्दर-स्थानोंसे भारतीय जहाज़ सीलोन , सुमात्रा, जावा 
और भरय , अदन तक जाते थे । यह काठके बने होते थे परन्तु 
तूफानमें टूट जानेके भयसे काठ के इन तरतोंको फीोसे न 
ठोक कर नारियलकी बनी हुई रस्सियोंसे ही जफड़ कर वॉध 
देते थे । चीन जानेके लिए उसी देशके जहाज भारतीय चन्दर 
गाहोंपर मिल जाते थे और उन्होंमें अधिक सुभीता भी 
होता था । 

शीघ्रगामी घोडे यमनसे और भारवाही उत्तम घोडे तुर्की 
से सहस्रोंको संख्यामें आते थे ओर पाँच सौसे लेकर पाँच 
हजार दीनार तक विकते थे । मालद्वीपसे नारियलकी 

पोर कोडियाँ पाती थीं । कौडियोका भाव चार लाख 
प्रति सुवर्ण मुद्राके हिसाबसे था । 

इनके अतिरिक्त अन्य छोटी छोटी बातोको विस्तारभयसे 
यहाँ नहीं लिखा है । पाठक उन्हें यथास्थान पावेंगे । 


मदनगोपाल 


शुद्धिपत्र । 


कुछ देर 
होता है ] 


aren. 


देरके 
होता है 
मखदूने जहाँ 
वपर्याय 
जिवह 
तथा या अन्य 
सहन 
कुवत ठल इसलाम . . . 
प्रात काल 
साम्राज्ञी 


मसदमे जहाँ 
वर्षमै 
जिबह 
तथा अन्य 
सहस 
कुब्नत -उल -इसलाम 
प्रात काल 
सम्राज्ञी 
मलिक 
अस्त्र 
सुनहरे 


MOEME 


भस्तके 
सुनहरी 


१२० 
१२ . 


. 


..ASANA 


गलाती 

ग़रनाती 

१३८ 
निवासी 

निवासी ) 
तोड़कर 

ताढकर 
बुदवा कर , 

खुदवा कर 

१५९ 
भारपीमा बध 

भारफीन के पुत्रोंका बम ११५ 
कोपल 

कोयल 

१६५ 
सनिक , दास 

मंनिकों, दासों ... १८४ 
मुषित 

२०४ 
मुकषित के 
रमें 

२ . ३ 
भातिथ्य सम्राटका .. सनाटके भातिध्यरा 

२१६ 
दिलशाह 

दिलशाद 

२०० 
खपायों 

वजराया 

३९२ 
उसने उसको . .. 

उन्होंने जमको .. . 
सफरीन 

माउद्दीन 
उतराधिकारी 

उसराधिकारी ... 
इनके अतिरिक्त पुए मानाएं टूट गपी भौर नुक्ते भी एट गये 
* पाठक रपया टीसकर है । 


an 


PLACE 


कराची ल 
हिमालय पर्व ) 


सेरलत 


MNSWARA 


- 


T 


A 


बंगाल 


- 


2 


कागह 


मानार 
. 


. 


नामात 


यताका पाप्रामा । 


इब्नबतूताकी भारतयात्रा 


[ चौदहवीं शताब्दीका भारत ] 

पहला अध्याय 

सिंधु - देश 

१ - सिंधुनद 
सन् ७३५ हिजरीमें मुहर्रम उलहरामको पहिलो तारीख 

को हम सिन्धुनद पर पहुँचे । इसका दूसरा नाम 
पंजाय (पंचनद ) भी है । संसारके यडे पड़े नदोंमें इसकी गणना 
की जाती है । नील नदीके समान इसमें भी ग्रीष्मतम वाढ 
पाती है , और मिश्र देशयासियाकी भांति सिन्ध देशवासियों 
का जीवन भो नदीकी बाढपर ही अवलंबित है । भारनसम्राट 

( 1 ) नदीके नामसे देशका नाम भी प्रसिद्ध हो गया । धीरे धीरे 
देशका नाम तो "हिन्द हो गया पर नदीका नाम सिंधु ही रहा । 

( २ ) जबतक सिंधु गदमें पाँधों नदियाँ नहीं मिलती , वह 
पजाय अर्थात् पंचनदके नामसे ही पुकारा जाता है । मुग़ल सन्नाटोंके 
पहले देवल सिंधुन को ही पंजाब कह कर पुकारते थे , देवाका नाम 
पंजाब नहीं था ! नासिर-उद्दीन फवाचहके सिन्धु में डूबकर मरने के 
पश्चात् पदाऊनी रिखता है - " नासिर उहीन दर पंजाय गरीक पहर 
फना गश्त । " 


और उन्होंने हमारे मादक समाचार लेखन प्रारभ हाता है 


इब्नबतूताकी भारतयांना 
मुहम्मदशाह तुगलकका राज्य भी यहींसे प्रारंभ होता है 
यहाँपर पाते ही सम्राट्के समाचार लेखक हमारे पास श्रा 

और उन्होंने हमारे श्रागमनकी सूचना भी तुरन्त ही मुलतान 
हाकिम कुतुम उल मुलक्के पास भेज दी । इन दिनों सम्राट 
की श्रोरसे सरतेज नामक व्यक्ति इस देशका अमीर था । य 
सम्राटका दास भी था और सेनाका घरशी भी । हमारे इस 
प्रदेशमें थाने के समय अमीर सेविस्तान नामक नगरमें था 

२ - डाकका प्रबन्ध 
सेविस्तानसे मुलतानकी राह दस दिनकी है, और मुल 
तानसे राजधानी दिल्लीकी राह पचास दिनकी । खबार. 
नवीसों ( समाचारलेखकों) के पत्र सम्राटके पास डाल द्वारा 
पाँच ही दिनमें पहुंच जाते है । इस देशमें डाकको वरीद " 
कहते हैं । यह दो प्रकारकी होती ह -- एक तो घोडेझी , दूसरी 

दलकी । घोडेकी डाक्यो श्रौलार कहते है । प्रत्येक चार 
कोसके पश्चात् घोडा बदला जाताह, घोडोका प्रवन्ध सम्राट 
की भोरसे होता है । 

पैदल डाक्का प्रबन्ध इस भाँति होता है कि एक मोलमें , 
जिमको इस देशमें कोह " कहते हैं, हरकारोंके लिए तीन 

( 1 ) इमादुए मुल्क सरतज जातिका मान या । यह सम्राटका 
जामाता भी था और सेनारलि भी । दक्षिगमें इसन गोह पहमनी द्वारा 
पि गय पलवेठा दमन करत समय यह एक युद्ध में ( सन् १६ हिम 
वीम ) मारा गया । 

( २ ) भरीम त भीर १२ माळकी दूरीको पराई पदत है । योल 
चालमें इसे सच्चौकी कहत हैं । 

RAM . 


सिधु -देश 
चोकियाँ बनी होती है । इनको दावह " कहते हैं । प्रत्येक मोल 
की दूरीपर गाँव बसे हुए हैं जिनके याहर हरकारोंके लिए 
बुर्जियाँ बनी होती है । प्रत्येक वुर्जी हरकारे कमरकसे बैठे 
रहते हैं । प्रत्येक हरकारके पास दो गज लंबा डंडा हाता है 
जिसमें छोरपर तांबेके घुघयधे होते हैं । नगरसे डाक भेजते 
समय हरकारेके एक हाथमें चिट्ठी होती है और दूसरेमें डंडा । 
वह अपनी पूरी शक्तिसे दौड़ता है । दूसरा हरकारा घुघरूका 
शब्द सुन फर तैयार हो जाता है और उससे चिट्टी लेकर तुरंत 
दौड़ने लग जाता है । इस प्रकार इच्छानुसार सर्वत्र चिट्टियाँ 
भेजी जा सकती हैं । यह डाक घोडोंकी डाफसे भी शीघ्र जाती 
है । कभी कभी खुरासान तकके ताजे मेवे थालोंमें रखकर वाद 
शाहके पास इसी डाक द्वारा पहुँचाये जाते हैं और भीषण 
अपराधियोको भी पारपर डाल कर एक चोकोसे दूसरी 
चोकी होते हुए इसी प्रकार पकड ले जाते है । जब मैं दौलता 
चादमै था तब सम्राटफे लिए गगाजल भी इसी प्रकार वहाँ 

( 1 ) दावह - बदाउनीने इस शब्दको धाना लिखा है । इन 
बनाने ढाहिये के दहे और धुर्धरूका जा मनोहर वृत्त लिखा है उसका 
दृश्य अब भी देहातों के डाकखानों दृष्टिगोचर हो जाता है । मसालिक उल 
भवसारके लेखक शहाबुद्दीन दमिश्की बतूताके सम सामयिक थे । इन्होंने 
सिराजुद्दीन उम्र शिवहरीको जवानी जो शाकका वर्णन किया है , यह भा 
प्राय ऐसा ही है, किंतु वह इतना अधिक लिखते है कि प्रत्येक चौकीपर 
मसजिद, तालाब भीर दूकान भी होती थी । दौलताबादसे दिल्लीतक बड़े 
महेनगाके द्वार खुलने और पद हानेका समय तथा किसी असाधारण 
घटनाके घरित होने का समाचार इम भाँति मालूम हो जाता था कि 
प्रत्येक चौकीपर नगाड़े रखे होते थे, एक नगाडेका शब्द सुन कर दूसरा 
यजता । इस प्रकार थोड़े ही समयमै सम्राटको समाचार मिल जाते थे । 


इन्नबतूताकी भारतयात्रा 
भेजा जाता था । गंगा नदीसे दौलताबादकी राह चालीस 
दिनकी है । 
__ समाचार लेखक प्रत्येक यानीका ब्यौरवार समाचार 
लिखते हैं । प्राकृति, वस्त्र , दास , पशु तथा रहनसहन , 
इत्यादि सब कुछ लिख लेते हैं । कोई बात शेप नहीं रखते । 

३ ---विदेशियोंका सत्कार 
थागे जानेके लिए जबतक सम्राटकी थाना न मिल जाय , 
और भोजन प्रादि प्रातिथ्यका उचित प्रबन्ध न हो जाय , तव 
तक प्रत्येक यात्रीको मुलतान ( सिंधु प्रान्तकी राजधानी ) 
में ही ठहरना पड़ता है और उस समयतक प्रत्येक विदेशीके 
पद , मानमर्यादा, देश , कुल इत्यादिका ठीक ठीक ज्ञान न 
होनेके कारण, प्राकृति , वेश- भूषा, भृत्य , ऐश्वर्यादि लक्षणोंके 
अनुसार ही उसका सत्कार होता है । भारत -सम्राट मुहम्मद 
शाह तुग़लक विदेशियोका बहुत आदर सत्कार करते हैं , 
उनसे प्रम करते हैं और उन्हें उच्च पदापर नियुक्त भी करते है । 
बादशाहके उच्च पदस्थ भृत्य , सभासद, मंत्री फाजी और 
जामाता सय विदेशी ही है । उनकी श्राशा है कि परदेशीको 
मिन बहकर पुकारो । तदनुसार विदेशी पुरुष मित्रफ ही 
नाम संबोधित किये जाते हैं । 

मम्राट्की वंदना करते समय मेंट देना भी प्रापश्यक है 
और यह भी सबको मालूम है कि बादशाह उपहार पानेपर 
उसफे मूल्यसं द्विगुण, त्रिगुण मूल्यका पारितोषिक प्रदान 
परते हैं , श्रतएव सिंधु प्रान्तकं बुछ व्यापारियों ने तो यह 
म्यवसाय ही प्रारंभ कर दिया है कि ये सम्राटकी चंदना 
करनेके लिए जानियाले पुरुषको, सहस्रों दीनार ऋण के तौरपर 


सिंधु - देश 
दे देते है, भेंट तैयार करा देते हैं , भृत्यों तथा घोड़ोंका प्रबन्ध 
फर देते हैं और उनके सामने भृत्यवत् सड़े रहते है । सम्राट 
के बंदना स्वीकार करने पधान पारितोषिक मिलनेपर यह 
ऋण चुकता कर दिया जाता है । इस तरहसे ये व्यापारी 
यहुत लाभ उठाते हैं । सिंधु पहुँचनेपर मैंने भी यही किया 
और व्यापारियोंसे घोड़े, ऊंट तथा दास मोल लिये और 
तकरीत निवासी महम्मद दौरी नामक इराकके व्यापारीसे 
गज़नी तोरों ( वाणों) के फलफोंसे लदा हुआ पक ऊँट तथा 
तीस घोडे मोल लिये, पयोंकि ऐसी ही वस्तुएं पादशाहको 
भेटमें दी जाती है । खुरासानसे लौटनेपर इस व्यापारीने 
अपना ऋण धापस माँगा और सूय साम उठाया । मेरे ही 
कारण यह बहुत घड़ा व्यापारी पन बैठा । यहुत वर्ष पीछे यह 
व्यक्ति मुझे हलय नामक नगरमें मिला । उस समय यद्यपि 
फाफिरोने मेरे बखतक लूट लिये थे, तिसपर भी इसने मेरी 
तनिक भी सहायतान की । 

४ - गडेका वृत्तान्त 
सिंधुनद्को पार करने के उपरांत हमारी राह एक बॉसके 
वनमें होकर जाती थी । यहाँ हमने ( प्रथम वार ) गैंडा देखा । 

( १) भगदादके निकटस्थ एक कस्बेका नाम है । 

(१ ) फारसीमें इसको करकदन कहते हैं । यह दो प्रकारका होता 
है - एक भंगवाला तथा वो Yोवाला था । द्वितीय प्रकारका पशु 
वैसे है तो सुमात्रा और जावाका पान्तु ब्रह्म देश तथा चटगाँवमें भी 
पाया जाता है । एक भंगवाला सब सो ब्रह्मपुत्र नदीके सटपर तथा 
अफ्रीका महाद्वीपमें ही पाया जाता है । भंग पदह इंचसे भधिक लम्बा 
नहीं होता । शिर तथा भंग-वर्णनमें इन पत्ताने भयुक्तिसे काम लिया 


इन्नबतूताको भारतयात्रा 
यह भीमकाय पशु कृष्ण वर्णका होता है । इसका शिर बहुत 
वडा होता है - किसीकिसीका छोटा भी होता है . .. इसीलिए 
( फारसीमें ) " करकदन सर वेबदन " की कहावत प्रचलित है । 
हाथीसे छोटा होनेपर भी इस पशुका शिर उससे कहीं 
घडा होता है । इसके मस्तकपर दोनों नेनोंके मध्यमें एक 
सींग होता है जो तीन हाथ लम्बा तथा एक बालिश्त चौडा 
होता है । ज्यों ही गैंडा बनमें दिखाई पडा , त्यो ही एक सवार 
मंमुस आगया । परन्तु गेंडा घोडेको सींग मारकर तथा उसको 
जंघा चीरकर और उसे पृथ्वीपर गिराकर बनमें ऐसा लुप्त 
हुआ कि फिर कहीं उसका पता न लगा । इसी राहमें एक 
दिन फिर असर ( नमाज जो संध्याके चार बजे पढ़ी जाती है ) 
के पश्चात् मैंने एक और गडेको घास खाते हुए देखा । 
हम लोग इसको मारनेका विचार कर ही रहे थे कि यह 
भाग गया । 

इसके उपरान्त मैंने एक बार फिर एक गैडा देखा । इस 
समय हम सम्राट्की सवारीके साथ एक घाँस घनमें जा 
रहे थे । सम्राट् एक हाथीपर सवार थे और मैं दसरेपर । 
है । फिर भी शेष देवमे तुलना करनेपर शिर मदा हो दीखता है । इस 
पशुका धर्म बहुत कड़ा होता है - कहते है कि सोशासे तीक्ष्ण पाया 
तरुधार भी उसपर असर नहीं करती । प्राचीन काल में इसके पी 
डालें बनायी जाती थी । कोसरिन महाशय लिखते हैं किस पशके 
गंग बने हुए प्याले विष या विपास पदार्थ रखनेवर तरंत पट जात 
और इसके गंग दस्तेवाले चाकू या सुरीके निवर रणनेर विधाक 
पाय विपकर अमाव गाता रहता है । महीं कर सम्से जियायन 
कहतिक साय । सम्राट् पापाने मी स पशुफा मपनी जगा ( शेजा 
नामधे ) में वर्णम किया है । 


सिंधु -देश 
इस पार अश्वारोहियों तथा पदातियोंने घेरकर गैंडेको मार 
डाला और शिर काटकर शिविरमें ले आये । 

५ - जनानी ( नगर ) 
हम दो पड़ाव चले थे कि जनानी नामक नगर श्रागया । 
यह विस्तृत एवं रम्य नगर सिंधु नदी पर बसा हुश्रा 
है । यहाँका बाजार भी अत्यंत मनोहर है । सोमरह जाति यहाँ 
प्राचीन कालसे निवास करती थायी है । लेखकोंका कथन है 
कि हजाज बिन यूसुफके समयम , सिंधु -विजय होने पर, इस 
जातिके पूर्व-पुरुष इस नगरमें आ बसे थे । मुलतान निवासी 
शैष रकन उद्दीन् ( पुत्र शैख शम्स -उद्दीन पुत्र शैफ़ यहाउलहक ) 
ज़मरिया फुरैशी मुझसे कहते थे कि उनके पूर्व-पुरुप मुहम्मद 
इन कासिम कुरैशी , सिंध -विजयके समय , हजाज द्वारा भेजे 
हुए ऐराकी ( आधुनिक मेसोपोटामिया ) सैन्य दलके साथ 
धाकर यहाँ बस गये थे । इसके पश्चात् उनकी संतानको 
उत्तरोतर वृद्धि होती गयी । इन्हीं शैख मान - उद्दीनसे मिलने 
के लिए शैख़ बुरहान उद्दीन ऐरजने ऐलक्जैन्डियामें मुझसे कहा 
था । इस जाति ( सोमरह ) के पुरुष न तो किसीके सोथ 
भोजन करते हैं और न भोजन करते समय इनकी ओर कोई 
देख सकता है । विवाह सम्बंध भी ये किसी अन्य जातिसे 

(1 ) जनानी - इस नामके नगरका न तो अब पता चलता है और न 
भाल फज़लने ही आईने- अकबरी में कुछ उल्लेखकिया है । सय्यमा जाति 
की राजधानी सामी नामक नगर हासे तीन मीलकी दूरीपर था , परन्तु 
उसको तो जामजूनाने बहुत पीछे बसाया है । सोमरह जातिवड़ा 
नगर मुहम्मदतूर ठहहके निकट ऊछह और सकरके मध्यवर्ती देशमें , 
सिंधुनदके दक्षिणी तटपर, था । 


इनरतूताकी भारतयाना 
नहीं करते । इस समय धनार नामक सज्जन इस जातिके 
सरदार थे जिनका वर्णन मैं आगे चलकर करूँगा । 

(६ ) सैवस्तान ( सैहवान ) 
जनानी ( नामक नगर ) से चल कर हम सैरस्तान 
नामा नगरमें पहुँचे । यह विस्तृत नगर मरभूमिमें है जहाँ 
कीकडके अतिरिक्त अन्य किसी वृक्षका चिन्ह तक नहीं है । 
बहा ( जनानी में ) तो नदीके किनारे सरबूजोंके अतिरिक्त 
कोई दूसरी चीज ही नहीं योयी जाती थी , परतु यहॉके 
निवासी जुलबान ( बोलचाल मशग ) अर्थात् कावुली मटर 
की रोटी खाते हैं । मछली तथा भैसके दूधकी यहाँ बहुनायत 
हे । नागरिक सम्नकरअर्थात् रेग नामक मछली भी खाते 
है । कहने को तो यह मछली है पर वास्तपम यह जन्तु गोह 

सैवस्तान - मानकर इसका नाम सेहवान है । यह कराँचीके 
निल में एक ताल्लुका है और वहाँ से १९२ मालकी दूरी पर स्थित है , 
इसकी जनसरया सन् १८९६ में लगभग ५००० थी । सहवान नामक 
साधका प्रसिद्ध मठ भी यहीं पर पना हुभा है । सन् १३५६ई. में इसका 
निर्माण हुआ था । लोग कहते हैं कि इस मगरका दुर्ग महान् सिकन्दरने 
बनाया था । इसका प्राचीन नाम सिदिमान है । यूनानी इसी मक रसे 
इसका उच्चारण करते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन सिन्धु -स्थान 
अथवा सैंधव वनम् नामक सस्कृत नामसेविकर यह नाम बना है । 
भार्यकारमें यहाँपर संघव जाति निवास करती थी । सिरन्दरने यहाँ 
सावुम नामक गजाका सामना किया था । 

१ रंगमाही - यह फारसी भाषामा दह । हिदामें इसे यन 
रोह करते हैं । यह स्थरीय अन्नु मोहसे मिकता पता है और भाकरमें 
सादेसे कुछ यदा होता है । 


सिंधु - देश , 
सरीया होता है । इसके पूंछ नहीं होती और पैरोंके पल 
चलता है । यालु खोद कर इसे बाहर निकालते हैं । इसका पेट 
फाड़ कर पाते इत्यादि निकाल लेते है और केसरके स्थानमें 
हलदो भर देते हैं । लोगोंको इसे खाते देख मुझे बड़ी घृणा 
हुई । ( अतएव ) मैंने इसे खाना अस्वीकार कर दिया । जय हम 
यहाँ पहुँचे तो गरमी प्रचंड रूपसे पड रही थी , मेरे साथी 
नगे रहते थे और एक बड़ा रूमाल पानीम भिगोकर 
तहबन्द ( घोलचाल - तैमद ) के स्थानमें बाँध लेते थे 
और दूसरा फंधोंपर डाल लेते थे । देरफे बाद इन रूमालोके 
सूख जानेपर इनको फिर गीला कर लेते थे । इसी प्रकार 
निरंतर होता रहता था । इस नगरका सत्तीय ( जामेमस 
जिदका इमाम ) शैवानी है । उसने मुझे खलोफा अमोरुल 
मोमनीन ( मुसलमानोंके नायक ) उमर इन अब्दुल अजीज, 
( परमेश्वर उनपर कृपा रसे ) का प्राज्ञापन दिखाया , जो 
इसके पितामहको खतीत्र यनाते समय प्रदान किया 
गया था । 

यह आज्ञापत्र इनके पास घंशक्रमानुगत दायभागकी भाँति 
चला आता है । इसके ऊर्ध्व भागमें हाज़ा मा श्रमरा वही 
अब्दुल्ला अमीरउल मोमनीन उमर विन अग्दुल अज़ीज़ यफ़ला 
( अर्थात् अब्दुल्ला अमीरुल मोमनीन उमर बिन अब्दुल 
अजीजने अमुकको आशा दी ) लिखा हुआ है । इसकी लेखन 
तिथि सन् ६8 हिजरी है और इसपर अलहम् दि लिल्लाह 
घहदऊ ( अर्थात् धन्यवाद है उस परमेश्वरको जो एक है ) 
लिखा हुआ है । खतीय कहता था कि ये शब्द स्वयं खलीफाके 
हाथके लिखे हुए हैं । इस नगरमें मुझे शैख मुहम्मद यरादादी 
नामक एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति मिला जिसकी अवस्था एकसौ 


इन्नरतूताकी भारतयाना 
चालीस वर्षसे भी अधिक बतायी जाती थी । यह शेख उस्मान् 
मरदी के मठमें रहता था । किसी व्यक्तिने तो मुझसे यह 
कहा था कि चगेज सॉके पुन हलाकू खॉ द्वारा, प्रवासी 

शके अतिम सलीफा - पलोफा मुस्तनसम पिल्लाह - के 
वधके समय यह पुरुप बगदाद में था । इतनी अवस्था बीत 
जानेपर भी इसके अंग प्रत्यग खुन दृढ़ बने हुए थे , और यह 
भलीभाँति चल फिर सकता था । सामरह जातिका उपर्युक्त 
मरदार इस नगरमें रहता था और अमीर केसर कमी भी । 
ये दोनों सम्राटके सेवक थे और इनके अधीन १८०० सवार थे । 
रम नामक एक हिन्द भी इसी नगरमें रहता था । गणित 
तथा लेखनाला पियक इसका शान अपूर्व था । किसी अमीर 
( कुलीन ) द्वारा इसको पहुँच सम्राट्नक हो गयी थी । उन्होंने 
इसा मान तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने के विचारसे इसको इस देशक 
प्रधान अधिकारी ( हाकिम) के पदपर नियत किया और नगाड़े 
तथा ध्वजा रखनेकी श्राक्षा प्रदान की जो केवल महान् श्रधि 
कारियोको ही दी जाती है । सेनस्तान तथा उसके निकट 
स्थान जागीरफे तौरपर दे दिये गये । जर यह अपने नगरमें 
( यहाँ ) याया तो वनार और केसरको एक हिन्दकी दासता 
असहा प्रतीत हुई और इन दोनोंने इसके वध करनेकी 
मन्त्रणा की । 
___ रल नगरमें धानेके याद कुछ दिन यीत जानेपरन्होंने 

मुस्तासम विलाइ - यह अमास वनका अतिम सटीका था । 
चजना पौष इलापूसने सन् ६५६ हिमरीमें , कापलॉमें छाट 
कर गदा प्रहार द्वारा इसका वध कर डाला । पान्तु ताराले सष्टीफार्म 
पाद प्रहार द्वारा इसका मागापहरण होना लिपा दुभासीमृायुके 
साप ही बगवादशीपानीका ५२ . ६ पुगना राप समाउ हो गया । 


सिंधु -दश 
उससे स्वयं चलकर जागोरका निरीक्षण करनेका निवेदन किया 
श्रोर आप भी साथ साथ चलनेको उद्यत हो गये । वह इनके 
साथ चला गया । रात्रिको सब डेरोंमें पडे सो रहे थे कि सहसा 
वन्यपशुफे अानेका सा शब्द मुनाई दिया । इस यहानेसे इनके 
श्रादमियोंने शिविरमें घुसकर उसका वध कर डाला और नगर. 
में श्राफर सम्राट्का कोप , जिसमें १२ लास दीनार थे . लूट 

दीनार- ~-मुसलमानोंके भारतमें प्रथम आगमनके समय यहाँ 
दिल्लीवाल नामक सिक्रेका अधिक प्रचार था । यह सिक्का जतल 
के बराबर होता था । तबकाते नासिरीका लेखक जैतल और टंक दोनों 
शब्दोंको ( समानवापी अोंमें ) व्यवहार करता है । सुलतान महमूदके 
हिजरी सन् ४१८ के सिक्कोंपर भरबी भाषामें दिरहम शब्द लिखा हुआ 
है और संस्कृतमें टंक , जिससे यह प्रतीत होता है कि यह शब्द ( टंक ) 
संस्कृतका है , तुर्कीका नही जैसा कि कुछ रोगोंका अनुमान है । 

प्राचीन कालमें सोने, तथा चौदी टक १०० रत्तीभर होते थे , 
परन्तु सुलतान मुहम्मद तुग़लकने एक ऐसे चाँदीके टकका प्रचार किया 
था जो केवल ८० रत्ती भर था । ऐमा प्रतीत होता है कि इब्नबतूता इस 
विशेषसिकेको दिरहमी दीनार के नामसे पुकारता था और प्राचीन 
साधारण चाँदीके टंकको केवल दीनार के नामसे । 

मसालिक उल असारके लेसकका कथन है कि एक सुवर्ण टंक ३ मश . 
कालके बराबर होता है । और चाँदीके टंककी ८ हश्तगानियाँ भाती हैं । 
इसका पैमाना इस भाँति है 

१ फ़्लोस = जेतल । 
२ जेतल - 1 सुलतानी । 
४ सुलपानी = हस्तगानी । 

८ हदतगानी = , टंक । 
इस प्रकार १ टकमें ६४ जेतल होते थे । ( पृष्ठ १२ देखिये ) 


इब्नबतूताकी भारतयाना 
लिया [ हिन्ढके दस सहन स्वर्ण टीनार एक लास { रोष्य 
दीनार ? ) के बराबर होते हैं और हिन्दफा एक स्वर्ण दीनार 

सम्राट अकबर के समयका जैत एक मिन्न वस्तु था । इस समय 
एक रपयेके सहवासका जतल कहत थे । 

तकात अवी , स्याह टंक नामक एक और सिका भी 
उल्लेख पाया जाता है । सम्राट मुहम्मद तुगलक दान -वर्णनमें लिखा 
है कि "ध्यान रखना चाहिये कि इससे यहाँ उस च दोके टंकमे अभिवाय 
है जिसमें कक्षा ( भाग ) तावेजमा होता है और यह पाठ कृष्ण 
( स्याह ) कके सराबर होता है । 

___ सन्नाट मुहम्मद तुगरका सिकामें एक ऐसा सिका भी मिला है 
जिसमें साबा तथा दी दोनों का मिश्रण है । यह सिका ३३ रची अर्थात् 
४ माशेका है । एक भी चारमा यताया जाता है । इसमें ऐसा प्रतीन 
होता है कि स्याइ टक से उत्त लेखाका अभिप्राय इसी सिद्धसे या । 

निष्कर्ष यह निकला कि इनवतूना समय में भारतमें तीन प्रकार 
टक प्रचलित थे । 
१ वेव ( सफेद ) - शुद्ध रजन ( चाँदी ) का १० . अपना 

८ . रत्तीका होता था । ८ . रत्तीवाला अदरी मी कहलाता है । 
इग्नयना इसको सदा दीनार कहकर पुकारता है और भदली 

यह दिरहमी दीनार कहत है । 
२ रक्त टक ( भुर्यटक ) - गुद सोनेका २ या 1 . . रत्ती भर होता 

था । पनपताइसको 25 काता । 
५ कृग ( स्पाइ26 ) - १२ रसीका होता था, इसमें पदि तथा 

तांना दोनों का मिग होता था । इनबतूता इसका उडेख नहीं 
करता । हिम र यह प्रयोग सो करark परन्तु इस 
उस माय हातगाना मामासिजोमायनिक पदा 
मनोर होता । नासाथ इस सिरहेको नाम 


मु०तुग़लकशाहकेसिके,पृ०१२ 


. 


KEEP 


PU 


- 


TA 


ccord 


Palus 


2194 


S 


A 


सोनेकासिफा,दिलीहिजरी 
सं० 
७२७ 
, 
७२८ 
, 
७२९ 


तरिकासिक्का,दौलताबाद 
, 
७३० 
हि 
. 


पीतलकासिका, 

दौलतायाद७३३ 
, 
७३२ 
हि 
. 


सिधु - देश 
पश्चिमके २३ स्वर्ण दीनारफे यरायर होता है और चनार 
को अपना अधिपति नियत किया । उसने अव मलिक फीरोज़ 
की उपाधि धारण की और यह सय कोष सैनिकोंमें चाँट दिया । 

( सीरिया ) या मिश्नकै दिरहमके शराबर बतलाता है और मसा . 
रिफ उल भवसारके रचयिताकी मी सम्मति यही है । 

रुपया शब्दका प्रचार नो सम्राट् शेरशाहके समयसे हुभा है । और 
इसीने विशुद्ध तबके सिोका सर्वप्रथम प्रचार किया । इससे पहले तोये. 
के सिको तकमें थोड़ी बहुत चाँदी भवश्य ही मिलायी जाती थी । सम्राट 
धावर तथा महलोल लोदी नामक पठान सम्राट के समय में एक टंक ( कृष्ण ) 
दो बहलोली ( सिक्का विशेष ) के बराबर होता था और एक बहलोलीका 
बज़न तोला ८ माशा ७ रत्ती होता था । 

उस समय ! श्वेत टक के ४० बहलोली भाते थे । सम्राट अकबरने 
इसी बहलोलीका नाम बदल कर दाम कर दिया था । 

वनार - माधीन ऐतिहासिकोंने सोमरह तथा सय्यमा 
वंशके वृत्तान्त एक दूसरेसे इतने भिन लिखे हैं कि इनके सबंध कोई 
बात निश्चित रूपसे नहीं लिखी जा सकती । केवल इतना कहा जा 
सकता है कि अबदुल रशीद गज़नवीके राज्य -कालम , ई० सन् १०५१ 
के लगभग, इब्ने समार ने सोमरद वसका राज्य स्थापित क्यिा जो 
लगमम ३०० वर्षतक स्थिर रहा । इस कालमें यह वंश कभी कभी 
दिल्लीके सम्राटोंके अधीन हो जाता था और कभी कभी स्वतंत्र । कहते हैं 
कि सन् १३५३ ई . में इस पंशका अंत हो गया और सय्यमा वंशका राज्य 
सिंधु- देशमें स्थापित हुभा । परन्तु हमको इसमें कुछ संदेह है । कारण 
यह है कि सन् १३६ में फीरोज़ तुग़लकके सिथपर चढ़ाई करते समय 
वहाँपर सरयमा बंशका राज्य होना पाया जाता है क्योंकि वहाँके अमीरका 
नाम जामे वमंदिया था । सन् १३५ . ई० में जप मुहम्मद तुग़लकने 
सिंध-प्रदेश पर चढ़ाई की वो उस समय में सोमरह बंशरा वर्णन आता 


इन्नरतूताको भारतयाना 
परन्तु अब स्वदेश तथा स्वजाति दुर हानेके कारण बनार 
का हृदय भयभीत होने लगा । इस कारण यह तो अपने सा 
थियों सहित अपने जातियालोकी ओर चल दिया और शेष 
सेनाने केसर रूमी को अपना श्रधिपति बना लिया । 

इस घटनामा समाचार मिलते ही सरतेज इमादुलमुल्कने 
मुलतानमें सेना एकत्र कर जल तथा थल. दोनों मागासे इस 
योर चढना प्रारंभ किया । यह सुन कर कैसर भी सामना 
है । सन् १३३४ ई . में इन बतूता भी सोमरह वंशका ही वर्णन 
करता है । परंतु कठिनता यह है कि उनके सादारका नाम वनार आता 
है जो वास्तवमें सरयमा दंशका प्रथम जाम था । बगलर नामका 
लेखक सय्यमा बंशका उत्थान सन् १३३४ ई . से बतलाता है और 
यही टीक मालूम होता है । 

सोमाह वश सिंधु देशार बहुत समयसे शासन कर रहा था । 
सय्या वंशका राज्य उस समयतक भली भाँति स्थारित भी नहीं हमा 
था । मालूम होता है , इसी कारण इटन यत्नाने इसका उलंस नहीं 
छिया । सर हेनरी इलियट कहते है सत्यमा वशके राजा सन् १९९१ 
ई . में मुमरमान हुए । परन्तु इन्नबनाके वर्णनसे पता चलता है कि 
उनको सम्मति भ्रमपूर्ण है , क्योंकि मुसलमान होने के कारण हो तो वना 
हिन्दू पतन की अधीनतान नहीं रहना चाहता था । 

हमारी सम्मति तो यह है कि कुछ काल हरेसे ही मोमर घशकी 
गाषिक्षीग हो चली थी , इटनबतूना समयमै तो समस्त सिन्धुदेश पर 
मुहम्मद तुगलकमा माधिपय था । इस घशमें मी भार पद भी न रह 
गया था । सन् १३६४१1१५. के विश्य सय्यमा वंश समय में हुए , 
ऐमा समझना चाहिये और इनका होनशे कटोरतामे दमन रिया गया था 
जैसा कि पन्ना लिखता है । ये तो जान वनार और जामतूना समयसे 
तरी ( सन् १३५११. में ) दसरोयसिरेशमे दिक्षी सम्राट के अधिका 


सिधु -दश 

१५ 
करने पाया परन्तु पराजित हो दुर्गके भीतर बंद हो गया । 
सरतेजने भी बड़ी दृढ़तासे घेरा डाल दिया और मंजनीक 
लगा दी । चालीस दिन पश्चात् फैसरने क्षमा चाही परन्तु 
ग्य क्षमाफे भरोसे उसके मैनिक चाहर आये तो सरतेजने 
उनके साथ कपटपूर्ण व्यवहार किया । उनका माल लूट लिया 
और सबका वध कर डाला । यह प्रतिदिन किसीकी गर्दन 
काटना, फिसोफो खड्गसे दो टूक करता और किसी किसोफी 
खाल खिंचवा कर और उसमें भूसा भरवा कर नगरके 
प्राचीरपर लटकवाता जाता था । उसने बहुतोंकी यही दशा 
की । इन शवोंको देखकर भयके मारे हृदय काँप उठता था । 
उनकी सोपड़ियोंका नगरके मध्यस्थानमें ढेर लगा दिया था । 
इस घटनाके बाद ही में इस नगरमें पहुँचा और एक बड़ी 
पाठशालामें उतरा । मै इस पाठशालाफी छतपर सोता था , 
जहाँसे ये लटकते हुए शव दृष्टिगोचर होते थे । प्रातःकाल 
उठते ही इन शवोपर दृष्टिपात होनेसे मेरा चित्त विगह उठता 
था । अन्तमें में यह पाठशाला छोड़कर दूसरे मकानमें चला 
गया । 
रियोंको निकाल याहर करने पर सय्यमा वंशका प्रादुभोर हो चला था 
परतु सन् १३६ ई . में तुग़लक - सम्राट् फीरोज़के सिंधु राज्यपर धावा 
करनेसे जामवअंबियाके समयसे ही सय्यमा वंशका राज्य स्थायी हुआ । 

यह सोमरें और सोम या सिम्मे , प्राचीन सिन्धुदेश-निवासी राज 
पूत थे । चाटुकारोंने इनको अरब एवं जमशेद की सन्तान सिद्ध 
करने का भसफल प्रयत्न किया है । नवानगाके राना तथा लुसलाके नवाव 
अब भी जाम कहलाते हैं । करउ भुजके जारिजा राजपूत भी सिग्मे हैं । 

मंजनीक - इसके विपयमें तीसरे अध्यापके विषय न . १ में 
दिया हुआ नोट देखिये । 


६ 


इब्नबतूताको भारतयाना 

७ - लाहरी वन्दर 
काजी नलाउलमुल्क फसोहुद्दीन सुरासानी काज 
हिरात धर्मशास्त्र के शाता ओर प्रसिद्ध विद्वान थे । कुछ काल 
पूर्व यह अपना देश छोड बादशाह ( भारत सनाद) की नौकरी 
करने चले आये थे । सम्राट्ने इनको सिन्धु प्रान्तमें लाहरी 
नामक नगर - इलाके सहित -- जागीरमें दे दिया । 

यह महाशय भी अपना दलबल लेकर सरतेजकी सहा 
यता करने आये थे । सवाय इत्यादिसे भरे हुए पन्द्रह जहाज 
इनके साथ सिन्धु नदमें आये थे । मेने भी इन्हींके साथ 
लाहरी जाना निश्चित किया । 

काजी अलाउलमुल्कके पास एक जहाज था जिसको 
अहोरा कहते थे । यह हमारे देश ( मोराको ) की तरीदा 
नामक नौकाके सदृश होता है, मेद फेवल इतना ही है कि यह 
उससे अधिक लम्बा चौडा होता है । इस सहानके अर्थ भाग 
को सीढ़ियाँ धनाकर ऊँचा पर दिया गया था और कालय 
तख्ने पड़े होनेसे यह येटने याग्य मी हा गया था । दोये याये 
तथा समुप भृत्यादिने परिवेष्टित हो काजी महोदय इसी 
स्थानपर पैठा परते थे । 

इस नौपायी चालीस मामी रोते थे, और इसके साथ 
चार छोटी छोटी डॉगियों भी रदतो - दो दाहिनी 
चार और दो याँ शोर । दाम तो नगाडे, पसाश 
मरमाई त्यादि हाते थे और दो गये पैठने थे । 
नौका चलने समय भी नो नीपत महती थी और 
कमी गर्वये राग अलापते थे । मात सालसे लेकर घारत 
( अर्थात् मान बालीन नमाज ) ६ पश्चात् १० बजे गाजन 


सिंधु - देश 
करनेके समयतक इसी प्रकार गाते पजाते चले जाते थे । 
भोजनका समय होते ही समस्त पोतोंके एकत्र हो जाने पर 
दस्तरख्यान ( यह यस जिसपर थाली इत्यादि रखकर भोजन 
फरते है ) बिछाया जाता था । उस समय भी जातक अला 
उलमुल्क भोजन समाप्त न कर लेते थे यह लोग इसी प्रकार 
गाते पजाते रहते थे । सबके भोजनोपरान्त, स्वयं भोजन कर 
ये अपनी डॉगियोंमें चले जाते थे । रानि होनेपर जहाज नदीमें 
सडे पर दिये जाते थे ओर तटपर , अमोर अलाउलमुत्रुके 
सुखसे विधाम करने के लिए , डेरे लगा दिये जाते थे । निशा . 
कालमें , समस्त दलबलके भोजन करने तथा इशाकी नमाज 
पढने ( अर्थात 5 - 8 बजे रात्रि ) के उपरान्त प्रत्येक प्रहरी 
अपनी बारी समाप्ति करते समय उच्च स्परसे प्रार्थना करता 
था कि श्रय श्रमचन्द मुल्क ( हे देश -सेन्य स्वामी ) इतने प्रहर 
रात्रि व्यतीत हो चुकी है । 

मात काल होते ही फिर नौयत झडने लगती और नगाडे 
यजने लगते थे । प्रात कालीन नमाजके पश्चात भोजन समाप्त 
होनेपर जहाज चल पडते थे । अमीर यदि नदी द्वारा थाना 
करना चाहते थे तो पोतमे श्रा धैठते थे और यदि इनका 
विचार स्थल -मार्गसे चलनेका होता तो सबसे आगे नौबत 

और नगाडे होते थे और इनके पश्चात् हाजिय ( अर्थात् 
पर्दा उठानेयाता ) । इन हाजिराके यागे छ घोडे होते थे, 
जिनमें तीनपर ता नगाडे होते थे और तीनपर शहनाई . 
वाले । किसी गॉव या ऊँचे स्थलपर पचने पर तयले 

और नगाडे बजाये जाते थे । दिनमें भोजनके समय विश्राम 
होता था । 

इस प्रकार , मैं अमीर श्रला उल मुल्कके साथ पाँच दिन 


१८ इन्नबतूताकीमारतयात्रा 
रहों । और अन्तिम दिवस हम सब लोग लाहरी नर 
पहुँच गये । 

यह सुन्दर नगर समुद्र- तटपर बसा हुआ है । इसी 
निकट सिन्धु नद समुद्र में गिरता है । यह नगर यहा बन्द 
गाह ( पट्टल ) है । यमन ( अरबका प्रान्तविशेष ), फा 
सके पोन तथा व्यापारियों के अधिक संख्या श्रानेके कार 
यह नगर बहुत ही समृद्धिशाली है । 

अमीर अलाउलमुल्क मुझसे कहते थे कि इस चन्दर 
साठ लाख दीनार करके लपमें घसूल होता है और उन 
इसका बीसवाँ माग मिलता है । सम्राट भी इसी प्रमाणा 
अपने कार्यकर्ताओको इलाके देते हैं । 
एक दिन मैं अमीर अलाउलमुल्कके साथ नारके घाइन 

लाहरी ~ धी इंटर महोदय अपने शैटियरमें इसका नाम 
लाहौरी अंदर लिखते हैं । यह अब करीबीके जिले में केवल एक गाँव 
रूपमै अवशिष्ट है और सिन्धु नदकी परिमीय शाखाएर जिप्सको दिवा 
छी भी कहते हैं समुद्रसे बीस मीलकी दूरीश स्थित है । शाखाके बहुत 
कुछ मूब जाने के कारण नगर भी उजड़ गया है । परंतु इन-चतुताके 
समय यह सिन्धु-प्रान्तका सबसे बड़ा यंदर समझा जाता था । माइने . 
भकवरी में भी लाहरी बंदरका उल्लेख है । शस समय इसको भाय एक 
छाख अस्सी हजार रुपयेकी थी । इससे मालम पदता है कि उस 
समय भी यह भाटा ग्यासा नगर रहा होगा । असार शमादीके 
अंततक पदापर ईस्ट इंडिया कपनीकी एक कोटी थी , इसके पक्षात 

मी शताब्दी में तो करोधीने इसे विश्वुल दवा दिया । इससे 
प्रथम देवल संदरकी खूब ख्याति थी । यह स्थान छहरी वंदरसे 
५ मीटको दूर था । गिजके भनुस र छह सदर करोषासे २८ 
मील है । 


सिंधुदेश 
सात कोसकी दूरीपर तारना ( तारण ? ) नामक स्थल 
देखने गया । यहॉपर पशुधों तथा पुरुपोंकी ठोस पापाएकी 
असंख्य टूटी मूर्तियाँ और गेहूँ चना श्रादि अनाज तथा 
मिश्री श्रादि अन्य वस्तुएँ भी पत्थरोंमें बिखरी हुई पड़ी 
थीं । नगर-प्राचीर, और भवन निर्माणकी यथेष्ट सामग्री भी 
फैली हुई थी । इन भग्नावशेषोंके मध्यमें एक खुदे हुए पत्थर 
का घर भो था , जिसके मध्य में एक पापाणकी वेदी बनी हुई 
थी । उस वेदोपर एक पुरुपकी मूर्ति थी , जिसका शिर कुछ 
अधिक लम्बा, और एक श्रीरको मुड़ा हुआ था और दोनों 
हाथ कमरसे कसे हुए थे । रस स्थानके जलाशयों में जल सड़ 

( . ) तारना -- जनरल सर कनिंगहमके अनुसधानके अनुसार यह 
खंडहर सिंधुकी प्राचीन राजधानी देवलके ये जो लाहरी बंदरसे केवल 
पांच मालकी दूरीपर था । इसकी पुष्टि नहफतुलअफरामसे भी होती है । 
उसमें लाहरी बंदरका प्राचीन नाम देवल लिखा है । फरिश्ता तथा 
अबुल फज़ल उहा और देवल दोनों को एक ही नगर मानते हैं पुरंतु यह 
उनका भ्रम है । व्हा तो अलाउद्दीन खिलजीके समयमें स्थापित हुआ 
था । इसको कुछ लोग देवल - ठट्टा कहकर पुकारते हैं ( बहुत संभव है 
कि यह भ्रम इसी कारण उत्पन्न हो गया हो ) । 

कुछ लोग "करांची नगरके दीपस्तंभ ( Light- house ) के 
निकट देवलकी स्थिति बतलाते हैं परंतु यह अनुमान भी मिथ्या है । 
अलिफलैला में जुबेदाको एक कथा इस प्रकार है कि यसरासे चलकर 
जहाज द्वारा यात्रा करनेपर यह स्त्री भारतदेशके एक ऐसे नगर पहयो 
जहाँके समस्त पुरुप तथा नृपतिगण तक पाषाणमें परिवर्तित हो गये थे । 
महुत समय है कि इस कथा रेखकका इस वर्णनमें इसी नगरकी ओर 
सव हो । वर्तमान समयमें इस नगरका सर्वथा लोप हो गया है । 
पीर-पायो की दरगाह के निकट यह मगर बसा हुआ था । 


इब्नबतूताका मारता 
रहा था । यहॉपर मैंने दीवारोंपर हिन्दी भाषामें कुछ खुदा 
हुश्रा भी देखा । अमीर अला-उलमुल्क कहते थे कि इस प्रान्तके 
इतिहासका ऐसा अनुमान है कि वेदी-स्थित मूत्ति इस 
भग्नावशेष नगरके राजाकी है । लोग इस समय भी इस घर 
को राज- भवन कह कर पुकारते थे । दीवारके लेखोसे यह 
पता चलता है कि इसका विध्वंस हुए लगभग एक सहन 
वर्ष व्यतीत हो गये । 
___ मैं अमोर अताउलमुल्कके पास पॉच दिवस पर्यन्त रहा । 
इस बीचमें उन्होंने मेरा वहत ही अधिक यातिथ्य एवं सम्मान 
किया और मेरे लिये जादराह ( अर्थात यात्रा लिये श्रावश्यक 
भोजन , द्रव्य इत्यादि ) भी तैयार करा दिया । 

E - भकर ( वक्खर १ ) 
यहांसे मैं भकर पहुँचा । यह सुन्दर नगर भी सिंधुनदका 
एक शाखाके मध्य में स्थित है । इसका वर्णन मैं आगे चलकर 
करूंगा । इस शाखाके मध्य में एक मठ बना हुश्रा 
यात्रियों को भोजन मिलता है । यह मठ फशलूता 
वर्णन अन्यत्र किया जायगा ) अपने शासनमाला 

मकर - वर्तमान कार में रोदी सया सरवर के म 
सिंधुनदसी धारामें बने हुए गढका नाम महार है । यह 
ही है और सदासे ऐसा ही सा होगा । गड तथा सर 
नदीको धारा तो २ . . गज चौड़ी है परंतु गढ़ तथा रा 
सातारा विस्तार १० . गसे कम न होगा । यह ति 


. 


अपने शासनालमें निर्मात 


। नाम महर है । यह देवल गइमान 

। । गड तथा सरसरी मायपत्ती 

है परन् गढ़ तथा रोहीको मापवर्ती 
स कम न होगा । यह द्वितीय वारसा बहुत 


परा अनुमान यह है कि इन वाले समय में आधुनिक समवर 
का नाम ही भरता रहा होगा । रोती नाम मगरको स्थापना 


नाम मगरको स्थापना १२९ . दि . 


२१ 


. . सिंधु - देश 
कराया था । इस नगरमें मैं इमाम अब्दुल्लाहनफी, नगरके 
काज़ी अबू-हनीफ़ा और शम्स -उद्दीन मुहम्मद शीराज़ीसे 
मिला । अन्तिम महाशयने मुझको अपनी अवस्था एक सौ 
चीस वर्षकी बतायो । 

8 . - ऊबा 
भकरसे चलकर मैं ऊचहा ( ऊछा ) पहुँचा । यह घड़ा 
नगर भो सिन्धु नदपर घसा हुआ है । यहाँफे हाट सुन्दर तथा 
मकान दृढ़ बने हुए हैं । 
___ इस समय यहाँके सर्वोच्च अधिकारी ( हाफिम ) प्रसिद्ध 
पराक्रमी तथा दयावान सय्यद जलालउद्दीन केजी थे । घनिष्ठ 
मित्रता हो जाने के कारण मैं इनसे बहुधा मिला करता था । 
दिल्लीमें भी हम दोनों फिर मिले । सम्राटके दौलताबाद चले 
जाने पर यह महाशय भी उनके साथ वहाँ चले गये थे । जाते 
समय , आवश्यकता पड़ने पर , अपने गाँवोंकी आय भी व्यय 
करनेको मुझे आशा दे गये । पर अवसर श्रा पड़ने पर मैंने 
केवल पाँच सहस्त्र दीनार ही व्यय किये । 
में होने के कारण उधरका तो विचार हो रयाग देना चाहिये । यहीपर 
( सक्खरमें ) तारीख ( इतिहास ) मासूमी के लेखक मीर मुहम्मद 
मासूम भक्करीकी समाधि एवं मोनार है । ऐसा प्रतीत होता है कि बतूताने 
मकर नामक गढ़ तथा " सक्खा " नामक नगर दोनोंको एक ही समझ कर 
यह लिखा है कि सिन्धु नदकी शाखा इसके बीचसे होकर जाती है । 
वर्तमानकालीन गदसे सटकर उत्तरकी भोर बने हुए रवाजा बिज़रके 
( नामले प्रसिद्ध ) मठको ही कशल खाने पनवाया होगा । 
। ( १ ) अचह , अछह - अय यह नगर मुलतानसे सत्तर मीलकी दूरी 
- पर , भाषलपुर राज्यमें , पञ्चनद के तटपर बसा हुभा है । ( पृ . २२ देखो ) 


इब्नबतूताची मारवयाना 
इस गरम मैं सय्यद उलालउद्दीन अलवौकी सेवा मी 
उपस्थित हुना और उन्होंने कृपा कर मुमने अपना सिरका 
( चोगा ) प्रदान किया । 

इनका दिया हुआ सिरका ( चोगा ), हिन्दू डाकुओं द्वारा 
समुद्रयात्राम लूटे जानेके समयतक , मेरे पास रहा । 

१० - मुलतान 
सनहसे चलकर में सिन्धु प्रान्तको राजधानी -- मुलतान 
- वाया । इस प्रान्तका गवर्नर ( अमीर-उल - उमरा ) भी इसी 
नगरमें रहता है । 

चीन काल पंजादही का नदियों अनाके पास सिन्धुन 
मिलता था परन्तु इस समय घास मोल नाकी और निन- कोट पास 
मिरती है । मापकाल्ने पहा धिय नानक राजन जति निवास करती थी । 

भीकनगइन साइटके मटने या नगर पुकार द्वारा साया गया 
या । नासिर उहीन वावह समय यहसिमान्तकी राजधानी भो । 

मारा और गीडाम सरपद यहाँ बसे हुए है । सरपद जाट 
दुसरी या मम्बदम जानियाँ समाधियों भी यहाँ ही बनी हुई है 
परन्नु दे दिशा न होने में काम दांन योग्य नहीं है । समाधि मार 
इनके भारनि विर पद ( और ) मीटिसे हुए है , जिनसे पता पाता है 
किया आगमनके समय की मगदूम बानिये याची 
दो । टनके दादा धो बसानावारसान पहुन दिन पहिले ही 
बुधया । 

अहानाहान पौने थे । दोनोरोग नगर 
डाम यादयामे सन् २१० सन्धि कापी दी । 

( . ) मुटयान हुन पापीर नगा ! सिकंदर मानमें 
माने समय पर नगर माईन्सविध पानी या उतरल 


- 


- 


- 


- 


सिंधु - देश 

२३ 
नगर पहुँचनेसे दस फोस प्रथम एक छोटी परन्तु गहरी 
नदी पडती है जिसे नाचोकी सहायता विना पार करना अस . 
कनिगम माहयकी सम्मसिमें सूर्य भगवान् के मंदिर के कारण इसकी 
प्रसिद्धि हुई । सन् ६००में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन संग जय 
भारतमें माया तो उस समय भी इस मंदिरका भरिताय मा और यह 
पाँच मीलके धेरे में बसा हुआ था । पिलादुरी भी ( ८७५ई. में ) इस 
मूर्तिका वर्णन करते हुए लिखता है कि समस्त सिंधु-प्रान्तके पात्री यहाँ 
भाकर सिर तथा दादी इत्यादि महा मंदिरकी परिक्रमा करते हैं । अर्जद 
तथा मसउदीने भी ( २०६०) में इसका वर्णन किया है । इन्न होकल 
(९७६ ई .) का कथन है कि एक पुरुषाकार मूर्ति दीपर बनी हुई थी । 
इसकी भाखों में हीरे लगे हुए थे और शरीर रक्त धर्मसे भाच्छादित था । 
यह पता नहीं चलता कि यह मूर्मि किस धातुसे यनायी गयी थी । इन 
होकर के बुर का पल्मात् करामतई ने इस नगरको जीत लिया और 
मूर्ति तोड़कर उस स्थानमें एक मसजिद मनवा दी । भरिहान के समय 
यह मूर्ति न थी । औरंगजेषके राज्यकालमें एक फ्रांसीसी यात्री यहाँ भाया 
था और उसका भी इस मूर्तिके संबंध दिया हुमा वर्णन इन्न होकलके 
वर्णनसे ठीक मिलता है, परन्तु लोग कहते थे कि औरंगजेबने मंदिर तोड़कर 
किले में ममजिद धनवा दी है ।सिस्वकाल में मलराजके समय यह मसजिद 
मुलतानके घेरे जानेपर , मैगजीनके काममें लायी जाती थी और अग्नि 
लग जाने के कारण एक दिन उदगयी । जनरल कनिंगहम साहबने इसके 
संडहर ( सन् १८५३ में ) खुदवा कर देखे थे और वह गढ़के मध्य 
भागमें मिले जिससे पश्चिमीय यात्रियों के इस कथनकी पुष्टि होती है 
कि मंदिर बाज़ार के मध्य में बना हुभा या । बहुत संभव है कि नगरमे पाँच 
मील दूर पनेहुए वर्तमान सूर्यकुंद का इस मंदिरसे कुछ संबंध हो । 

इस मगरमें शाह रकन भालमकी समाधि भी पनी हुई है । कहा जाता 
है कि गपासउद्दीन तुग़लकने यह अपने लिए बनवायी थी परत मुहम्मद 


इन्ननत्ताकी भारतयाना 
ममय है । यहींपर पार जानेवालोंकी तथा उनके माल अस . 
चारको जाँच पड़ताल होती है । पहिले तो प्रत्येक व्यापारीके 
मालका चोथाई भाग कर रूपमें लिया जाता था श्रोर प्रत्येक 
घोडेके पीछे सात दीनार देने पड़ते थे, परन्तु मेरे भारत 
थागमनके दो वर्ष पश्चात् सम्राटने यह सभी कर उठा लिये । 
अवास बंशीय सलीफाया शिप्यत्व स्वीकार कर लेनेफे पश्चात् 
तो उच और जकालके अतिरिक्त कोई कर ही नहीं रह गया । 
शाह तुगलकने इसे शादतन भालमको प्रदान कर दिया । ऐसा प्रतीत होता 
है कि इनवतूनाने मगरमे दस मील पहिले जिस नदीको पार करने का 
उल्लेख किया है वह राधी थी । यदि रावी, चिनाव और अलम इन तीनों 
नदियों को पार करना तो छोटी नदी न लिखता । सन् ०१४ई . में मुहम्मद 
कासिम सफीके मुतान विजय करने के समय व्यास नदी इस जिलेके 
दक्षिण - पूर्व कोण बहती थी और रावी नदी जिले के नीचे नगरके ोयसे 
जाती थी । तैमूर के समयता रावी नदी नगर तथा किले के दोनों ओर 
चाहती रही । कुछ को मतमें महाराज श्रीकृष्णपदके पुत्र सापका कुष्ट 
रोग भी इसी स्थानपर सूर्यको उपासनाके कारण जातारहा था । इस मदिर 
की स्थापना भी ही समय में शारुडीपी माझी द्वारा यहार हुई 
और सूर्य पूजा भारत में प्रचलिन हुई । सिकन्दरने भी भारतमें इसी स्थान 
तक विजप की थी । इसक पत्रात पद सिन्धुको भोर सला आया । 

( , ) उध्र - यह एक का है, जो के पास होता है । मुसल 
मान गम्यम वस्तुओका माग भयरा उसका माप सारी समानेमें 
जमा होता था । हमे उघ परत थे । सम्राट क्षरा हिसी पुरएको मकर 
रुपा उपहार पर मिलने पर भी उसका सभाप काट कर गैप 
ही धाम्नमें उसको दिया जाता था । 

( २ ) जात मुमम्मान धमांनुमा ममात पकाने के उपा 
वेषभाय सेवाभाग दान करना पड़ता है । यह जतायाता 


-~~ मेरा असयार वैसे तो यहुत दीखता था परन्तु उसमें था 
कुछ नहीं , श्रतपर मुझे सी चिन्ता हो रही थी कि कहीं कोई 
खुलवा न दे । ऐसा होने पर तो सारा भरम ही पुल जाता । 
मुलतानसे पुतुब -उल- मुरफके एक सेनानायकको यह श्रादेश 
देकर भेज देनेके कारण कि मेग सामान सुलवाया न जाय , 
मेरा सामान किसीने छुत्रा तफ नहीं और इस कारण मैंने 
ईश्वरका बार वार धन्यवाद दिया । 
___ हम गतमर नदीके किनारे ही टिके रहे । प्रात काल होते 
दी दहकाने समरसन्दी नामक सम्राटका प्रधान डाक श्रधि 
कारी तथा अपयार-नवीस मेरे पास आया । में उससे मिला 

और उसीके साथ मुलतानके हास्मिफे पास , जिनको युतुर 
उल मुरक कहते थे, गया । यह बड़े विद्वान् एवं धनार थे और 
इन्होंने मेरा बहुत श्रादर सत्कार किया । मुझे देखते ही खडे 
हो गये, हाथ मिलाया और अपने घरावर स्थान दिया । मैंने 
भी एक दास , एक घोडा और कुछ किशमिश , बादाम उनकी 
भेंट किये । ये दोनों मेवे इस देशमें उत्पन्न नहीं होते - खुरा . 
सानसे श्राते ह - इसी कारण इनकी भेंट दी जाती है । 

यह अमीर महोदय फर्श विछे हुए पडेसे चवतरेपर बैठे 
हुए थे । सालार नामक नगरके काजी और खतीय - जिनका 
नाम मुझे स्मरण नहीं रहा, इनके पास बैठे हुए थे । इनके वाम 
तथा दाहिनी ओर सेनाके नायक बैठे थे ओर पीछेकी ओर 
सशस्त्र सैनिक खड़े थे । सामने सैन्य-सचालन होता था । 
यहुतसे धनुप भी यहॉपर पड़े हुए थे जिनको खींचकर कोई 
कोई मनचले पदाति अपनी शूरता दिखाते थे । घुड. 
है । परन्तु समस्त व्यय करनेके बाद पदि किसी व्यक्तिके पास ४०० या 
इससे कुछ कम धन शेष रह जाय तो कुछ भी जकात में नहीं देना पडता । 


इब्नबतूताकी भारतयात्रा 
सवारोंके लिए दौड़फर बसे छेदनेके निमित्त दीवारमें एक 
छोरासा नगाड़ा रखा हुआ था । घोडा दौड़ा कर मालेकी 
नोकपर उठा कर ले जानेके लिए एक अंगूठी लटक रही थी । 
घोड़ा दौड़ा कर चौगान रोलनेके लिए एक गैद भी पडा हुमा 
था । इन कार्योमें हस्त लाघव , तथा कुशलता प्रदर्शित करने 
पर ही प्रत्येककी पदोन्नति निर्मर थी । 

मेरे उपर्युक विधिसे कुतुब -उल मुल्यका अभिवादन करने 
पर उन्होंने मुझको शैख हरन-उद्दीन कुरैशोके परिवार के 
साथ नगरमै रहनेवी श्राज्ञा दी । यह परिवार हाकिमकी 
श्राज्ञा बिना किसीको अपने यहाँ अतिथि रूपमें नहीं रहने 
देता था । 

इस समय इस नगरमें अन्य बहुतसे ऐसे श्रद्धय बाह्य 
पुरुष भी ठहरे हुए थे जो सम्राटकी सेवामें दिल्ली जा रहे थे । 
इनमें तिरमिजके काजी खुदावंदजादह कबामउद्दीन ( और 
उनका परिवार , उनके भ्राता इमादउद्दीन, ज़ियाउद्दीन तथा 
बुरहान-उद्दीन, मुबारकशाह नामक समरकन्दके एक धनाट्य 
व्यक्ति , श्रवगा बुखाराका एक अधिपति , खुदावन्दजादहका 
भानजा मलिक जादा , और बदरवीन फस्साल मुख्य थे । 
प्रत्येकके साथ इष्टमित्र तथा दास श्रादि अन्य पुरुष भी थे । 

मुलतान पहुँचनेके दो माम पश्चात् सम्राटका हाजिय 
( पर्दा उठानेवाला ) और मलिक मुहम्मद हरवी फोतवाल 
तीन दासोके साथ सुदायन्दजाद६ फवाम - उद्दीनकी अभ्यर्थना 
को आये । दावन्दज़ादहकी पतीके शुभागमनके निमित्त राज. 
माता मपदनेजहाँ ( जगत् सेप्या ) ने इनको खिलत सहित 
भेजा था । और इन्होंने सुदावन्दजादह और उनके पुराँको 
सरापा भेट किये । मेने अपवन्देश्रालम ( संसारसेव्य ) अर्थात् 


सिंधु - देश 
सनासी सेवा करनेका विचार प्रकट किया ( सम्राटको यहां 
पर इसी नामसे पुकारते है ) । 
__ वादशाहका आदेश था कि यदि खुरासानकी ओरसे श्राने 
वाले किसी व्यक्तिका इस देश ( भारत ) में ठहरनेका विचार न 
हो ता उसको यहॉसे आगे न बढ़ने दिया जाय । इस देशमें 
ठहरनेका विचार प्रकट करनेके कारण काजी तथा साक्षीको 
युला मुझसे एक अहदनामा लिखवा लिया गया . परन्तु मेरे 
कुछ साथियोंने दस्तपत करना अस्वीकार कर दिया । इन 
कार्यासे निपट मेंने दिल्लीको प्रस्थान करने की तैयारी प्रारंभ 
कर दी । मुलतानसे दिल्लीतक चालीस दिनका मार्ग है और 
चोचमें वरावर श्रायादी चली गयी है । 

११- - भोजन -विधि 
हाजिर ( पर्देदार ) श्रोर उसके साथियोंने खुदाबन्द 
जादहके भोजनका प्रवन्ध मुलतानसे ही कर रािया था । इन 
लोगोने चीस रसोइये साथ ले लिये थे, जो पक पड़ाव श्रागे 
चलते थे और खुदावन्दजादहफे यहाँ पहुँचनेके पहिले ही 
भोजन तैयार हो जाता था । 

जिन पुरुपोंका मैने ऊपर वर्णन किया है वे सय ठहरते तो 
पृथक् पृथक् डेरोमै थे परन्तु भोजन खुदावन्दजादहके साथ 
एक ही दस्तरख्यान ( भोजनके नोचेका वस्त्र ) पर करते थे । 
मैं फेवल एक बार इस भोजमें सम्मिलित हुश्रा | भोजनका 
कम इस प्रकार था । सर्व प्रथम तो बहुत पतली रोटियाँ पाती 
थीं जिनको चपाती कहते है ओर बकरीको भून कर उसके 
चार या पाँच टुकड़े प्रत्येक समुख धरते थे । इसके पश्चात् 
धीमें तली हुई रोटियाँ ( पूरियाँ ) आती थीं और इनके मध्यमें 


इटनबतूताकी भारतयात्रा 
हलुना सावूनिया भरा होता था । प्रत्येक टिकियाके ऊपर 
रिश्तो नामक एक प्रकारकी मीठी रोटी रखते थे, जो आटा , 
घी तथा शर्करा द्वारा तैयार की जाती है । इसके पश्चात् चीनी 
की रकायियोंमें रखकर कलिया ( सूप रसयुक मांस ) लाते थे । 
यह मांसविशेष घी , प्याज़ तथा अद्रक श्रादि पदार्थ डालकर 
यनाया जाता है । इसके पश्चात् समोसा प्राता था ~ यह 
बादाम, पिस्ता, जायफल. प्याज तथा गरममसाले मांसमें 
मिला कर रोटियों में लपेट धीमें तल कर तैयार किया जाता 
है । प्रत्येक पुरुषके सम्मुख ४ -५ समोसे रक्खे जाते थे । इसके 
पश्चात् धीमें पके हुए चावल श्राते थे और उनपर मुर्गका 
मांस होता था । इसके अनन्तर लुकीमात अलकाजी अर्थात् 
हाश्मी नामक पदार्थ नाता था और इसके अनन्तर काहरिया 
लाते थे । 
___ भोजन प्रारम्भ होनेके पहले हाजिय दस्तरख्वानपर खड़ा 
हो जाता है और यह तथा एकर हुए समी पुरय सम्राटकी 
अभ्यर्थना करते है । इस देशमें खडे होकर शिरको रकूटन ( नमाज 
पढ़ते समय हाथ बाँधकर शिरको भागेकी ओर झुकानेकी 
मुद्रा) की भाँति नीचे झुका कर अभ्यर्थना की जाती है । 
इसके पश्चान् दस्तरख्वानपर बैठते है । भोजन के पहले साने , 
चाँदो अथवा फॉचके प्यालोमे गुलायका शरयत पिया जोता 
है जिसमें मिश्रीमिली होता है । इसके पश्चात् हाजिरके विलि . 
ल्लाह कहने पर भोजन प्रारम्भ होता है । फिर फिक्कान 
के प्याले पाते हैं । उसको पान कर लेनेके अनन्तर पान -सुपारी 

( . ) फिकाभ - यह एक प्रकारकी मदिरा होती है । फारसी 
भाषाका दोष देखने से पता चलता है कि यह अनार तथा भाय 
फलोंके से तैयार की जाती थी । 


. . सिंधु - देश 

२९ 
पाती है और फिर हाजिवके विस्मिल्लाह कहने पर सव उठ 
खड़े होते हैं और भोजन शुरू होनेके पहलेकी तरह फिर 
अभ्यर्धना की जाती है । इसके पश्चात् सय विदा होते हैं । । 


दुसरा अध्याय 
मुलतानसे दिल्लीकी यात्रा 

( १ ) अबोहर 
मालतानसे चलकर हम अयोहर नामक नगरमें पहुँचे 

जो ( वास्तवमै ) भारतवर्षका सर्व:प्रथम नगर है । 
छोटा होनेपर भी यह नगर ( यहुत ) रमयीक है और मकान 
भी सुन्दर बने हुए है । नहरों तथा वृक्षोकी भी यहाँ यहुतायत 

( १ ) अयोहर - - इब्नबतूता इस नगरकी स्थिति मुलतान और 
पापहनके मध्य में अजोधनसे तीन पडाव मुलतानकी भोर बताता है, 
जो आधुनिक फीरोजपुर जिरेकी फ जर का नामक तहसीलमें है । यह 
वास्तव में पापहन और सिरसेकी सदकपर पाक - हा से ६० मोल 
( अर्थात् तीन पडावकी दूरी ) पर दिल्लीकी भोर दक्षिणीय पक्षाघ रेलवेपर 
स्थित है । इदनयताको समुद्री डाकुओंने मालाबार सटपर लूट लिया 
था और उसी समय इसका हस्तलिखित यात्रा विवरण भी जाता रहा 
था । माधुनिक विदरण तो उसने २५ वर्ष ४परान्त अपनी स्मृतिके माधार• 
पर लिखवाया है । इसीलिये कहीं कहीं नगरों की स्थिति भ्रमवश आगे 
पीछे हो गयी है । यहाँपर भी इसी कारणले यह नगर दिल्लीकी और तीन 
पड़ाव लिखने के स्थानमें मुलतानकी ओर लिख दिया गया है । इसी 
प्रकारसे इब्नबतूताने इसी स्थलके दुर्गम पर्वतोंमें हिन्दुओंका निवासस्थान 


इन्ननतूतोको भारतयात्रा 
है । अपने देशके वृक्षोंमें तो हमको केवल वर ही दीख पडा , 
परन्तु उसका फल हमारे देशके फलोसे ( कहीं । अधिक यहा 
और सुस्वादु था ; आकारमें वह माजू फलके बराबर था । 

( २ ) भारतवपके फल 
इस देशम श्राम " नामक एक फल होता है जिसका वृक्ष 
होता तो नारगीकी भाँति है परन्तु डीलमें उससे कहीं अधिक 
यडा होता है और पत्ते व सधन हाते हैं , इस वृक्षको 
छाया खूब होती हे परन्तु इसके नीचे सोनेसे लोग श्रालसी 
हो जाते हैं । फल अर्थात् श्राम धालू बुस्वारे से बडा हाता है । 
पकनेसे पहले यह फल देखने में हरा दीखता है । जिस प्रकार 
हमारे देश ( मोराको ) में नीबू तथा खका अचार यनाया 
लिम्व दिया है परन्तु भयोहरके पास तो दो दो सौ मीलकी दूरीतर मी 
कोई पर्वत नहीं है । सम्भव है कि रेतके पर्वतोंमें ही किसीने हिन्दुओंका 
दास सत्ताको यवला दिया हो । 

भवादर में पुराना गहमी बना हुआ है । इन्नबतूना समयसे कुछ ही 
काल पहिले अयोहरके लिरोटी नामक स्थानविशेमें यहीं राजपूतों 
घराज राजा पानाम (रजमल ) का निवासस्थान था , निसका पुत्री बाला 
रनव अयांत मुहम्मद तुगलक ( सम्राट ) के चाचा को म्याही गयी थी । 
भीर उसके गर्भसे फारोजशाह तुगलक तय हुमा । उस समय भयोहर 
में सम्राट अाउद्दीनखिलजीकी भोरसे सिराज भफीफका पाया अमदार 
या । इससे भी यही प्रतीत होता है कि भबोहर उन दिनों में भवाय ही 
प्रसिदनार रहा होगा । 

लुकमा न रवद बेगर भयरन याबी समीर उखराकास 
उनसे भी इस कपनकी पुष्टि । सुमो देवर जिरी सन् 
. २५ में अपर मारे भारत भाने ९ वर्ष पहिले होगाभा । 


सिंधु- देश 

३१ 
जाता है, उसी प्रकार फयो दशाम पेड़से गिरने पर इस 
फलका भी नमक डालकर लोग अचार बनाते हैं । प्रामके 
अतिरिक्त इस देशमें अद्रक और मिर्चका भी अचार बनाया 
जाता है । अचारको लोग भोजनके साथ साते है। प्रत्येक 
ग्राम पशात् थोड़ा सा अचार पानेकी प्रथा है । सरीफ़में 
श्राम पकने पर पीले रंगका हो जाता है और सेवकी भाँति 
खाया जाता है । कोई चाकूसे छील कर खाता है तो कोई यों ही 
चूस लेता है । आमकी मिठासमें कुछ खट्टापन भी होता है । 
इम फलकी गुठली भी बड़ा होती है । खट्टेकी भाति प्रामकी 
भी गुठली वो देनेपर वृक्ष फूट निकलता है । 

फटहल - ( शकी ; परकी ) इसका वृक्ष बड़ा होता हे। 
पत्ते अखरोटके पत्तोंसे मिलते हैं और फल पेड़फी जहमें 
लगता है । धरातलसे मिले हुए. फलको घरकी कहते हैं । यह 
खूप मोठा और सुस्वादु होता है । ऊपर लगनेवाले फलको चकी 
कहते हैं । इसका आकार बड़े कद्दूकी तरह और छिलका 
गायकी खालके सदृश होता है । परीफमें इसका रंग खूप 
पीला पड जाने पर जब लोग इसको तोडते है तो प्रत्येक फलमें 
खीरेके श्रारारके १०० या २०० कोये निकलते हैं । कोयोके 
मध्यमें एक पीले रंगकी झिल्ली होती है । प्रत्येक कोयेके 
भीतर वाकलेकी भाँति गुठली होती है, भूनकर या पकाकर 
खानेसे इसका स्वाद भी बाफलेका सा प्रतीत होता है । 

घाकला इस देश में नहीं होता । लाल रंगकी मिट्टी में दया 
कर रखनेसे यह गुठलियॉ अगले वर्पतक भी रह सकती हैं । 
इसकी गणना भारतवर्षफे उत्तम फलोंमें की जाती है । 

पेडका फल है । यह रंग और श्राफारमें 
खुबानीके समान होता है । यह बहुत ही मीठा होता है । 


इब्नबतूताकी भारतयात्रा 
जम्मू -- ( जामुन ) इसका पेड़ बडा होता है । फल जैतून 
को भाँति होता है । रंग कुछ फलोस लिये होता है और 
सके भीतर भी जैतूनकी सी गुटली होनी है । 
___ नारंगी - ( शीरीं नारंज ) इस देशमें बहुत होती है । 
रिंगियाँ अधिकतया खट्टी नहीं होती । कुछ कुछ खटास 
लये , एक प्रकारकी मीठी नारंगियाँ मुझे बडी प्रिय लगती 
ff और मैं उनको बड़े चावसे खाया करता था । 

महुना - इसका पेड बहुत बड़ा होता है । पत्ते भी अख . 
रोटके पत्तोंकी भाँति होते हैं , केवल उनके रंगमें कुछ लोही 
पौर पीलापन अधिक होता है । फल छोटे बाल घुसार के 
जमान होता है और बहुत मीटा होता है । प्रत्येक फलफे मुख 
पर एक छोटा किशमिशकी भाँति मध्यम दाना होता है, जिसस 
याद अंगुरका सा होता है । इसके अधिक सानेस सिरम 
दर्द हो जाता है । सूत जाने पर यह अखीरके समान हो जाता 
ई भोर में अंजोरके स्थान में इसका ही सेवन किया करता था । 
अंजीर इस देशमें नहीं होता । महुएके मुखपरके दूसरे दानेका 
मी अंगूर कहते है । भारतमें यंगूर बहुत ही कम होता है । 
दिल्ली तथा अन्य कतिपय स्थानों के अतिरिक्त शायद ही कहीं 
होता हो । महुपके पेड़ सालमें दो यार फलते हैं । इसकी 
गुठलीका तेल निकाल कर दीपॉमें जलाया जाता है । 

फसेहरा ( फसेरु ) धरतीसे पादकर निराला जाता है । 
यह फसतल ( फल चिशेष ) की भांति होता है और यहत 
मोटा होता है । 

बन्ना महुएक फूल और पलमें भेदन समझ सका । जिसको 
उसने अंगूरके समान लिखा है यह वास्तव में पुल है । उसके गिर जानेपर 
पल निकरता है । 


२ 


मुलतानसे दिल्लीको यात्रा 
हमारे देशके फलों से अनार भी यहाँ होता है और घमें 
दो बार फलता है । माल द्वीपसमूहमें अनारफे पेड़मै मेने 
वारहो महीने फल देते । 

( ३ ) भारतके अनाज 
। यहाँ सालमें दो फसलें होती है । गर्मो पड़ने पर वर्षा होती 
है और उस समय खरीफको फसल योयी जाती है । यह 
फसल बोनेके ६० दिन पीछे काटी जाती है । अन्य अनाजोंके 
अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित अनाज भी उत्पन्न होते हैं - फज़रू, 
चीना, शामास अर्थात् सॉवक जो चीनासे छोटा होता है 
और विरक्तों , साधुनों, संन्यासियो तथा निर्धनोंके खानेके 
काममें श्राता है । एक हाथमें सूप और दूसरे हाथमें छोटी 
छड़ो लेकर पौदेको झाडनेसे सॉवकके दाने ( जो यातही छोटे 
होते है ) सूपमें गिर पड़ते हैं । धूपमें सुखा कर काठको अोखली 
में डालकर फूटनेसे इनका छिलका पृथक् हो जाता है और मीत 
एका श्वेत दाना निकल पाता है । इसकी रोटी भी बनायी जाती 
है और खीर भी पकाते हैं । भैंसके दूधमे इसकी यनी हुई खीर 
रोटीसे कहीं अधिक स्वादिष्ट होती है । मुझे यह खीर बहुत 
प्रिय थी , और मैं इसको बहुधो पका कर खाया करता था । 

माश - ( फारसी भाषामें मूंगको कहते हैं ) यह भी मटर 
की एक किस्म है । परन्तु मूंग कुछ लंबी और हरे रगकी 
होती है । मूंग और चावलका कशरी (खिचड़ी ) नामक भोजन 

( 1 ) कज़रु - भाइने अकबरीमें इसका नाम कदरुं और कुदरम 
लिखा है 1 जनसाधारण इसको कोदो कहते हैं । मुफ्त शिक्षा पाकर 
भी जिसको कुछ न आया हो उसे हिन्दीकी कहावतमें कहते हैं कि . 
कोदो देकर पदा है । अर्थात् पढ़ाईपर कुछ भी खर्च नहीं किया । 


इग्नबतूताको भारतयाना 
विशेषतः मनाया जाता है । जिस प्रकार हमारे देश ( मोपको ) 
में प्रातःकाल निहारमुख ( सर्व प्रथम ) हरीरा लेने की प्रथा 
है, उसी प्रकार यहॉपर लोग घी मिलाकर खिचडी खाते हैं । 

लोभिया - यह भी एक प्रकारका वाकला है । 
___ मोठ - यह अनाज होता तो करके समान है परन्तु 
दाना कुछ अधिक छोटा होता है । चनेकी भाँति यह अनाज 
भी घोडो तथा बैलोंको दानेके रूपमें दिया जाता है । यहाँके 
लोगो को इतना बलदायक नहीं समझते ; इसी कारण चने 
अथवा माठको दल लेते है और पानीमें भिगोकर घोडौंको 
खिलाते हैं । घोडौंको मोटा करने के लिए हरे जी खिलाते हैं । 
प्रथम दस दिन पर्यन्त उसको प्रतिदिन तीन या चार रत्तल 
( १ सेर ३ रसल ) घो पिलाया जाता है । इन दिनोंमें उससे 
सपारी नहीं ली जाती, धौर इसके पश्चात् एक मासतक हरी 
मुंग खिलाते हैं । उपर्युक्त अनाज परोफर्जी फसल के थे । इसके 
अतिरिक्त तिल और गन्ना भी इसी फसलमें योया जाता है । 

खरीफकी फसल धोने के ६० दिन पश्चात् धरतीम रायी 
फसलका अनाज - गेहूँ , चना , मसरी, जी इत्यादि यो दिये 
जाते हैं । यहाँको धरनी सब अच्छी और सदा फूलती फलती 
रहती है । चावल ता एक वर्ष में तीन बार पोया जाता है । 
सपी उपज भी अन्य अनाजोंसे वहीं अधिक होती है । 

( ४ ) अयी वक्खर 
प्रयोहरसे चलकर हम पर अगलमें पहुँचे जिसको पार 
करने में एक दिन लगता है । इस जगलपे पिनारे पड़े पड़े 
दुर्गम पहाट हैं , जिनमें हिन्दुओका पासस्थान बना हुआ है । 
निमसे लोग डाफे मी डालते । हिन्द सम्रारीही 


मुलतानसे दिल्लीकी यात्रा 
प्रजा हे ओर उन्हीकी अनुकम्पाफे कारण गायोंमें मुसलमान 
हाकिमौकी अधीनतामे रहते हैं । बादशाह जिसको गाँव या 
नगरविशेष जागीरमें दे देता है, यही जागीरदार या मामिल 
इस मुसलमान हाकिमका अफसर होता है । सत्राटकी श्राशा 
की अवहेलना कर बहुतसे हिन्दू इन्हीं दुर्गम पचतांको अपना 
वासस्थान बना, स्वयं सम्राटसे लड़ने प्रथया डाका डालने 
को सदा उतारू रहते हैं । श्रीर लाग तो अयोहरसे प्रातः 
काल ही चल दिये परंतु मैं कुछ लोगोके साथ अमीवहीं 
ठहरा रहा शोर दापहरके पश्चात् आगे चला । हमारे साथ 

रय तथा फारस दोनों देशोंके कुल मिलाकर पाइस सवार 
थे । जंगलमें पहुँचतेपर अस्सी पैदल तथा दो सवारों ( हिं 
दुनो ) ने हमारे ऊपर धावा बोल दिया । हमारे साथी भी 
खूब शूरवीर और उत्साही थे, इसलिये जी तोड़ कर लड़े । 
भंतमें विपक्षियोंके बारह पैदल और एक सवार कुल मिला 
फर तेरह खेत रहे । मेरे घोड़ेके ओररामेरे दान के ही , एक 
एक तीर लगा, परंतु पून लोगोंके तीर बहुत ही तुच्छ धे । 
हमारी भोरका भी एक घोड़ा घायल हुत्रा । विपक्षियोका 
घाड़ा हमने अपने साथी को दे दिया ओर घायल घोड़ेको 
हमारे तुर्क साधी जिवह कर चट कर गये । चिपक्षियों के 
मृतकोंके शिर फाट ले जाकर हमने अबी अक्षरके गढमें 

( 1 ) मी पक्खा - पाक महनसे लगमा एक पडावकी दूरीपर 
जिले मुलतानमें मैलसी नामक तहसीलके धालू नामक गाँव में अबू बकर 
मामक प्राचीन, प्रतिक्षित महारमाका मठ घमा हुभा है । बहुत सभव है 
कि उपयुक्त स्थान यहीं रहा हो । चदिहमारा अनुमान ठीक हो तो पढ़े 
भाशयकी यात है कि बतूता जैसे शरद यात्रीने इस प्रसिब महापुरुपके 
मठका वर्णन क्यों नहीं किया । 


इन्नरतूताको भारतयाना 
प्राचीरपर लटका दिये । श्रवी चक्खर हम साधीराततक पहुँच 
सफे । और वहाँसे चलकर दो दिनमें अजोधन पहुँचे । 

( ५ ) अजोधन 
यह छोटासा नगर शैख फरीद -बद्दीन ( वदाऊनी ) का है । 
शैख बुरहान -उद्दीन इस्कन्दरी ( एलेक्जैण्डिया निवासी ) ने 
चलते समय मुझसे कहा था कि शैरा परीद-उद्दीनसे तेरी 
मुलाकात होगी । ईश्वरको अनेक धन्यवाद है कि अब मैं इनसे 

( 1 ) अजोधन - कपनका प्राचीन नाम है । बाबा पदका 
मठ यहॉपर होने के कारण सनाद् अवरकी आज्ञानुसार इसका नाम 
बदल कर पाकपहन कर दिया गया । पहिले इसको पीदपट्टन कहा 
करते थे । अब यह नगर सत्तलज नदीसे उत्तरकी ओर दस मीलकी दूरी 
पर मारगूमरी जिले की एक सहसीएका प्रधान स्थान है । बाबा परीकी 
समाधिपर अब भी प्रत्येक वर्ष बड़ा भारी मेला लगता है और प्रत्येक 
पुस्प मरतीकी खिड़की से निकलने का प्रयत काता है । आईने अभी 
इस मगरका नाम फेवल पहन लिखा है । श्रीर फरिश्तामें पहन बाया 
फरीद यह नगर प्राचीन कालमें सतलज नदीपर बसा हुआ था और 
कनिंगहम साहबके कथनानुसार अयोधन नामक किसी हिंदू सत भधवा 
राजाने इसको बसाया था । मध्यकाल में सुरा ( भाद मधपान करने 
वाली एक जातिविशेष ) इस प्रांतमें बसी हुई थी और सिकन्दाके 
विजय काटतक यहीं रहती थी । तैमूर आदि प्राचीन महापुरुषोंने यहींपर 
ससमज पार कर भारतमें प्रवेश किया था । 

( 3 ) फरीद उद्दीन -- यतूताने यहाँ गलती की है । सम्राटके 
गुरका नाम या नावहीन । इन्हीं महाशयक पुत्रों के नाम मुईजवटीन प 
इस्मउद्दीन थे । सम्राट् मुहम्मद तुगलकने अपने इन गुरु महारापही 


- 


- 


मुलतानसे दिहीको यात्रा 
मिला । यह भारत सम्राटक गुरु है, और सम्राट्ने यह नगर 
इनका प्रदान किया है । शैप महाशय यड़े हो संशयी जीय है , 
यहाँतक कि न तो किसीसे मुसाका ( अपने दोनों हाथोंसे 
दुसरे पुग्यके हाथों को प्रेमपूर्वक पकट कर अभिवादन करना ) 
करते श्रार न किसीके निकट पाकर ही बैठते हैं । घातक 
छु जाने पर धोते हैं । मैं इनके मठमें गया , और इनसे मिलकर 
शेख चुरहान उद्दीनका सलाम कहा ता ये बड़े पाश्चर्यका भाव 
दिखाफर बोले कि किसी औरको कहा होगा । इनके दोनों 
पुत्रोंसे भी मैं मिला । दोनों ही बड़े विद्वान् थे । इनके नाम 
मुईज़द्दीन ओर इल्मउंहीन थे । मुज़उद्दीन बड़े थे और 
पिताको मृत्युके उपरान्त सज्जादानशीन हुए । इनके दादा 
शैप फ़रीद- उद्दीन यदाऊनीकी समाधिके भी मैंने आकर 
दर्शन किये । यदाऊँ नामक नगर संमलके इलामें है । 
यहाँसे चलते समय इल्मउहीनने अपने पूजनीय पितासे 
मिलने के लिए मुझसे कहा । उस समय यह श्वेत वस्त्र पहिने 
सबसे ऊँची इतपर विराजमान थे श्रोर सिरपर बँधे हुए 
बड़े माफेका शमला उनके एक थोर लटक रहा था । 
उन्होंने मुझे धाशीर्वाद दिया और मिश्री तथा यताशे प्रसाद 
रुपमें भेजे । 

( ६ ) सती - वृत्तांत 
मैं शैख महाशयके मठसे लौटने पर क्या देखता हूँ कि 
जिस स्थानपर हमने डेरे लगाये थे उस पारसे लोग भागे 
चले पाते हैं । इनमें हमारे श्रादमी भी थे । पूछने पर उन्होंने 
उत्तर दिया कि एक हिन्दूका देहांत हो गया है , चिता तैयार 
की गयी है और उसके साथ उसकी पत्नी भी जलेगी । उन 


इनवतूताकी भारतयाना 
दोनों के जलाये जानेके उपरांत हमारे साथियों ने लौट कर कहा 
कि यह स्त्री तो लाशसे चिपट पर जल गयी । 

एक बार मैंने भी एक हिन्दू स्त्रीको बनायासिंगार किये 
घोडेपर चढकर जाते हुए देखा था । हिन्दू और मुसलमान 
इस खोके पीछे चल रहे थे । आगे आगे नौयत बजती जाती 
थी , और ब्राह्मण ( जिनको यह जाति पूजनीय समझती है ) 
साथ साथ थे । घटनाका स्थान सम्राटकी राज्यसीमाके 
अन्तर्गत होनेके कारण पिता उनकी श्राक्षा प्राप्त किये जलाना 
समर ने धाआशा मिलने पर यह स्त्री जलायी गयीं । 

कुछ काल पश्चात्, मैं अररहो नामक नगरमें गया , 
शहाँके निवासी अधिक सख्यामें हिन्दू थे पर हाफिम मुसल 
मान था । इस नगर आसपासके कुछ हिन्दू ऐसे भी थे जो 
घादशाहकी श्राहाकी सदा यहेलना किया करते थे । इन्हों 

एक बार छापा मारा अमीर ( नगरका हाकिम ) हिन्द्र 
मुसलमानोको लेकर इनका सामना करने गया ता घार युद्ध 
मा औरदिशाम साताध्यक्तिरोत रहे । इनमेंसे तीन 
स्त्रियाँ भी धीं । और उन्होंने सता होनेका विचार प्रकट किया । 
हिंदुधामें प्रत्येक विधवाफे लिए सती होना आवश्यक नहीं 
परन्तु पतिके साथ स्त्रीके जल जानेपर वश प्रतिष्ठित गिना 


ना होने लगती है । 


( 1) अवाही - समवत यह सिंधु प्रासक रोटी नामक पिलमें 
आधुनिक उबाउस नामक तहसीलका प्राचीन नाम है । 

( २ ) सती - अघुल पजसका मत है कि उस समय मियाँ कमा, 
भय तथा परपरा कारण , सम्वीकार न कर सकती थी भौर छाचारको 

सतीश पासी थीं । साई विलियम टिकके समय में सन् १८३५ से 
पद कुप्रथा बंद कर दी गयी । 


मुलतानसे हिटीकी यात्रा 
सती न होनेपर विधयाको मोटे मोटे घन पहिम कर महा 
फष्टमय जीवन तो व्यतीत करना पड़ता ही है , साथ ही यह 
पतिपरायणा भी नहीं समझी जाती । । 
____ हाँ , तो फिर इस तीतो लियोने तीन दिन पर्यंत सूर गाया 
ध्वजाया और नाना प्रकारके भोजन किये , मानो ससारसे विदा 
ले रही थीं । इनके पास चारों ओरकी स्त्रियोका जमघट लगा 
रहता था । चोथे दिन इनके पास प्रोडे लाये गये और ये 
" तीनों यनाव सिंगार कर , सुगधि लगा उनपर सवार हो 
गयीं । इनके दाहिने हाथमें एक नारियल था , जिसको ये 
घरावर उछाल रही धीर धायें हाथमें एक दर्पणया जिस 
में घे अपना मुाव देखती थी । चारों ओरप्राणों तथा सषधि 
" योकी भीड लग रही थी । आगे आगे नगाड़े तथा नीयत पजती 
जाती थी । प्रत्येक हिन्दू आकर अपने मृत माता, पिता, हिम , 
भाई, तथा या अन्य सबधी या मित्रोंके लिए इनसे प्रणाम 
कहनेको कह देता था श्रोर ये " हाँ हाँ कहती और हॅसती 
चली जाती थीं । में भी मिनोगे साथ यह देखनेको चल दिया 
कि ये किस प्रकारसे जलती है । तोन कोसता जानेके पश्चात् 
हम एक ऐसे स्थान में पहुंचे जहाँ जलकी बहुतायत थी और 
वृतोंकी सघनताफे कारण अधिकार छाया हुआ था । यहॉपर 
चार गुम्मद ( मदिर ) घने हुए थे और प्रत्येकमें एक -एक 
देवताकी मूर्ति प्रतिष्ठित थी । इन चारों ( मदिरों ) के मध्य में 
एक पेसा सरोवर ( कुड ) था जिसपर वृनोंकी सघन छाया 
होनेके कारण धूप नामको भो न थी । 

घने नधकारक कारण यह स्थान नरकवत् प्रतीत हो रहा 
था । मदिरोके निकट पहुँचने पर इन नियोंने उतर कर स्नान 
दिया ओर कुडमें एक डुबकी लगायी । चन आभूषण आदि 


इन्नरतूताको भारतयाना 
उतार कर रख दिये, श्रीर मोटो साडियाँ पहन ली । कुडके 
पास नीचे स्थलमें अग्नि दहायी गयी । सरसोंका तेल 
डालने पर उसमें प्रचड शिखाएँ निकलने लगी । पन्द्रह पुरुषोंके 
हार्थोंमें लकडियोंके गढ़े दधे हुए थे और दस पुरुष अपने 
हाथों में बडे बडे लफजीके गुन्दे लिये खडे थे । नगाड. नौवत 

और शहनाई बजानेवाले खियोकी प्रतीक्षामें खडे थे । खियोंकी 
दृष्टि बचानेके लिए लोगोंने अग्निको एक रजाईकी प्रोग्में 
कर लिया था परतु इनमेंसे एक स्त्रीने रजाईको बलपूर्वक 
खींच पर कहा कि क्या में जानती नहीं कि यह अग्नि है, मुझे 
यया डराते हो ? इतना कह कर यह अग्निको प्रणाम कर तुरत 
उसमें कूद पडी । यस नगाडे, ढोल , शहनाई पोर नौरत 
रजने लगी । पुरुषोंने अपने हाथोंकी पतली लकड़ियाँ डालनी 
प्रारंभ कर दों , और फिर बडे बडे कुदे भी डाल दिये जिसमें 
स्त्रीकी गति बंद हो जाय । उपस्थित जनता भी चित्लाने 
लगी । में यह हृदयद्रावक दृश्य देख कर मून्ति हो घोडेसे 
गिरनेको ही था कि मेरे मित्रोंने सभाल लिया और मेरा प 
पानीसे धुलवाया । ( सज्ञा लाम फर ) मैं वहाँसे लोट पाया । 
____ इसी प्रकारसे हिंदू नदियों में इनकर प्राण दे देते है । यह 
तसे गगामें जा इयते हैं । गगाजीकी ता यात्रा होती है और 
अपने मृतकोंकी रापतक हिंदू इस नदीमें डालते हैं । इनका 
विश्वास है कि यह नदी स्वर्गसे निकली है । नदीमें इयते 
सम्य हिंदू उपस्थित पुरूषोंसे कहता है कि सांसारिक पणे 
या निर्धनताफे वारए में नदीमें इयने नहीं जा रहा है । परन् 
मैं तो गुमाई ( ईश्वर ) को इच्छा पूर्ण करने लिए अपना 
प्रणविसर्जन करता हूँ । इन लोगोश भाषामें गुसाई ईश्वर 
को कहते हैं । नदीमें इयरर मरने उपरान्त शर पानीसे 


मुलतानसे दिल्लीकी यात्रा 
निकाल कर जला दिया जाता है और राप गंगा नदी में डाल 
दी जाती है । 

( ७ ) सरस्वती 
अजोधनसे चलकर हम सरस्वती ( सिरसा ) पहुँचे । 
यह एक बडा नगर है । यहाँ उत्तम फोटिके चावल बहुतायत 
से होते हैं और दिल्ली भेजे जाते हैं । शम्स - उद्दीन वोशजी 
नामक इतने मुझे इस नगरके करको श्राय बतायी थी , परंतु 
मैं भूल गया । हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि वह थी 
बहुन अधिक । 

( ८ ) हाँसी 
यहाँसे हम हाँसो गये । यह नगर भी सुन्दर और दृढ़ 
बना हुआ है । यहाँ के मकान भी बड़े हैं ओर नगरका प्राचीर 

( 1 ) सिरसा -- प्राचीन ऐतिहासिकों ने "सिरसा " का नाम सरस्वती 
ही लिखा है । प्राचीन नगरके खंडहर वर्तमान यस्तोके दक्षिण पश्चिमकी 
ओर भर भी मिलते हैं । प्राचीन कालमें यहाँपर गावर ( मर्थात् सर. 
स्वती नदीको शाखा ) बहती थी । परंतु भार वह सूख गयी है । यतूताके 
समय यहाँपर एक सूबेदार रहता था । 

( २ ) हासी - यह नगर फीरोज तुग़लक द्वारा स्थापित , वर्तमान 
हिंसारके जिलेमें एक तहसीलका प्रधान स्थान है । कहा जाता है कि 
तोमरवंशीय अनंगपालने इस नगरकी नींव डाली थी । इब्नबतूताने भ्रम 
वश तोमर या तोर को ही किसी राजाका नाम समझ लिया है । संभव 
है , राय पिथौराको ही उसने लक्षित कर यह तो शब्द लिखा हो क्योंकि 
उन्होंने पुराने किलेको दुबारा पूरी मरम्मत करायी थी । हिसारके भावाद 
होनेसे पहिले यहाँपर भी एक हाकिम रहा करता था । महमूद गजनवी 
और सुलतान गोरीके समयमें यहाँकागद पदा मजवून समझा जाता था । 


४२ 

इनप्रतताकी भारतमात्रा 
मी ऊँचा बना हुआ है । कहा जाता है कि तोरा नामक हिंदू 
राजाने इस नगरको स्थापना की थी । इस राजाकी यहुतसी 
कहावतें भी लोग जहाँ वहाँ कहते हैं । भारतवर्षके काजियोंके 
प्रधान ( काजी-उल-कुज्ञान ) काजी मालउद्दीन सदरे जहाँ 
फे भाई एवं बादशाहके शिक्षक, कतल खाँ और मकाको चले 
जानेवाले शम्सउदीन खाँ दोनों इसी शहरके रहनेवाले हैं । 

___ ( ६ ) मसऊदाबाद और पालम 
फिर दो दिनके पश्चात् हम मसऊदाबाद ! पहुँचे । यह 
नगर दिल्लीसे दस कोस इधर है । यहाँ हम तीन दिन ठहरे । 
हॉसी और मसऊदावाद दोनो हीस्थान होशग इन्न मलिक 
कमाल गुगेकी जागीरमें हैं । 

जर हम यहाँ आये तो सम्राट राजधानीमें न थे, कसोजको 
और, जो दिहीसे दस पड़ावकी दूरीपर है, गये हुए थे । राज 
माता , मखदूमे- जहाँ, और मंत्री अहमद विन अयात रूमी जिन्हें 
सयाजेजहाँ भी - कहते थे . दिल्लीम था मत्री महादयन च्यातिगत 
मान मर्यादानुसार हममेसे प्रत्येक व्यक्तिकी सभ्यर्थनाके 
लिए कुछ मनुष्य भेजे । मेरो अभ्यर्थनाके लिए परदेशियोंके 
हाजिर शरीर मजिन्दसनी, शेष बुस्तामी और धर्मशास्त्रके 
ज्ञाता अलाउदोन चरा मलतानी आये थे । मत्रीने हमारे 
आगमनकी सूचना सम्राटके पास डाक द्वारा भेजी । उत्तर 

( १ ) मसऊदावाद - सम्राट् भडमा समपतक इसकसमे खुद 
बस्ती थी । माईने अकवरीमें लिखा हुआ है कि उस समय यहाँपर इंटी . 
का पना हुमा एक माधीस दुर्गमी यतमान था । यह स्थान नजफ गदसे 
एक मील पापकी कोर है और पालमके स्टेपानसे ए मील पविमोचर 
दिशाम इस बार मिलते हैं । 


दिल्ली 


४३ 


पानेमें तीन दिन लग गये । इसी कारण हमको तीन दिनतक 
सऊदाबादमें ठहरना पड़ा । तीन दिनके पश्चात् काडी 
धर्मशास्त्रके ज्ञाता शैख तथा उमरागण हमारी अभ्यर्थनाको 
नाये । जिन पुरुषोंको मिश्र देशमें अमीरके नामसे व्यक्त 
किया जाता है उनको इस देशमें मलिक कहते हैं । इनके 
अतिरिक्त सम्राटके परम श्रद्धेय मित्र शेख जहीरउद्दीन 
जिन्ज़ानी भी हमारा स्वागत करनेके लिए पाये थे । 
___ मसऊदायादसे चलकर हम पालम नामके एक गाँवमें 
ठहरे । यह सैयद शरीफ़ नासिरउद्दीन मुताहिर ओहरीकी 
जागीरमें है । सैयद साहिब भी सम्राट्के मुसाहियोंमेंसे हैं और 
सम्राट्की दानशीलता के कारण इनको यहुत लाभ हुआ है । 


तीसरा अध्याय 

दिल्ली 
१ - नगर और उसका माचीर 
दोपहरफे समय हम राजधानी दिल्ली पहुंचे । इस महान् 

मगरफे भवन बडे सुन्दर तथा दृढ़ बने हुए हैं । 
नगरका सुदमाचीर भी संसारमै अद्वितीय समझा जाता है । 
पूर्वीय देशोंमें , इसलाम या अन्य मतावलम्बी, किसीका मी , 

( १ ) पाळम - दिल्लीसे रेवादी जानेवाडी रेवे राइमपर इस समय 
भी पह गाँव वर्तमान दिल्ली नगरसे बारह मीलशी दूरीपर पसा हुमा । 

( ) दिली नगरकी जनसंख्या उस समय चार स्थानोंमें निमक 
पी । पुरानी, हिन्दुओंकी दिल्लीसे मनपर्लान राम पिथौराके दुर्ग या 


इब्नबतूताकी भारतयात्रा 
ऐसा ऐश्वर्य्यशाली नगर नहीं है । यह नगर खूब विस्तृत है 

और पूरी तौरसे बसा हुआ है । 
___ यह नगर वास्तवमें एक नहीं है, वरन् एक दुसरेसे मिल . 
कर यसे हुए चार नगरोसे बना है । इनमें सर्वप्रथम दिल्ली है । 
यह .प्राचीन नगर हिन्दुओंके समयका है ओर हिजरी सन् 
५८४ में मुसलमानोंने इसको जीता था । दूसरा नगर सीरी 
है । इसको दारुल सिलोफ़ा ( राजधानी ) भी कहते हैं । जिस 
समय गयासउद्दीन खलीफा मुस्तन सरुल अन्गसी ( विजय . 
सूचक उपाधिविशेष ) के पोते दिल्ली में रहते थे, उस समय 
यह नगर सम्राड्ने उनका दे दिया था । तीसरा नगर तुग़ल. 
काबाद है , जिसको सम्राट्के पिता गयासउद्दीन तुग़लक 
शाहने बसाया था । ( कहा जाता है कि एक दिन गयासउद्दीनने 
लाल किलेशी जनसंख्या कापय है , इन्द्रपत या अनंगपालकी पुरानेकिले 
की बस्तीसे नहीं, जो भाधुनिक नगरसे तीन मीलकी दूरीपर मथुराकी साकपा 
बसी हुई है । लालकोट सनंगपालने १०५२ई में बनवाया था और लोहेकी 
लाटपर यह तिधि भक्ति भी है । राय पिथौराने नगरको विस्तृत कर 
बालकोटको गड़की भाति नगरके मध्यमें कर लिया था । बालकोटकी दीवारें 
अब भी कहीं कहीं भवशिष्ट है । इसका धेश सवा दो मील था और दीवार 
३ . फीट मोटी और खाइसे चोरीतक ६० फीट ऊंची थी । पृथ्वीराज 
किटेका घेरा तो साढ़े चार मोल था परत दीगरे गलकोटसे आधी थी । 

(1) सोरी का गद और नगर अलाउद्दीन खिलजीने अपने पास 
कादमें बनवाया था । कुतुब साइव को भाते समय मागमें पाई , 
इसके भग्नावशेष भाभी दृष्टिरेचर होते हैं । पोलघालमें बाग 
एक भलादलका किला कहते हैं । 

( २ ) नालाबाद - मधुराकी सइकार कुनुव साहर 
पूर्वको मोर एक पहाड़ी पर किया और नर मचंद्रामार वसाहु 


युराको सहकार कुनुव साहरसे बार मील 


Andhrumake 
- 
- 
- 


K 


PLAY 


A 


ग़यासुद्दीनतुगलकशाहकीसमाधितथाविका,पृ.४५ 


दिल्ली 


सुलतान फुतुव -उद्दीन खिलजीको सेवामें उपस्थितिके समय यह 
प्रार्थना की कि उस स्थानपर एक नया नगर यसाया जाय । 
इसपर बादशाहने ताना मार कर कहा कि यदि तू यादशाह 
हो जाय तो ऐसा करना । दवगीतसे पंसा ही हुयातिय उसने 
यह नगर अपने नामले पसाया । चौथा नगर जहाँपनाह 
था । इसका कुल घेरामील ७ फळांग है : यहाँपर यंद याँध कर एक झील 
बनायी गयी थी । गदकी दीवारें पहाडकी चहान फाट कर बनायी गपी 
हैं और मैदानसे ९० फुट ऊँची हैं । दक्षिण-पश्चिम कोणमें गई और राजा 
महल बने हुए थे । इनके निकट ही लाल पत्थर तथा स्फटिककी बनी हुई 
ग़यासउद्दीन तुग़लक शाहकी समाधि है । यह नीचेसे लेकर गुम्बदकी 
चोटीतक ८० फुट ऊँची है । गुम्बदकी परिधि पाइरसे ४१ फुट है । कहा 
जाता है कि पिता और पुन एक हो समाधि भवनमें चयन कर रहे हैं । पाद 
यह ठोक है तो सम्राट् मुहम्मद बिन तुगलक शाहके शवको उनके मृत्यु 
स्थान हे (सिन्धु ) से लोग दिल्ली में अवश्य ले आये होंगे । परन्तु ज़िया 
उद्दीन बरनी लिखता है कि सुलतान फीरोजने उन पुरपोंकी संतानसे जिनको 
मुहम्मदशाह तुग़लकने बिना किसी अपराधके वध किया था , क्षमापत्र लेकर 
उन्हें समाधिपर , दारुडल भमनमें रखवा दिया । दारुलअमन उस स्थानको 
कहते हैं जहाँ ग़यासउद्दीन घरबनका समाधिस्थान है । तुग़लक शाके 
गढ़में अब गूजरोंकी यस्ती है और मकबरेमें मुसलमान जमींदार रहते हैं । 

ये अग्नेको तुग़लकका वंशधर बताते हैं और नगरमें लकड़ियाँ बेचते 
है । सुनते हैं कि अन्तिम मुग़ल सम्राट् वहादुरक्षाहके राज्यकालमें भी ये 
लोग दिल्लीके वर्तमान दुर्गमें लकड़ियाँ बेचने जाना कभी स्वीकार न करते 
थे, चाहे कुछ ही मूल्य क्यों न मिले । 

( 1 ) नुग़लकका नगर जहाँपनाह दिली और सीरीके मरमें या 
और यहाँ उसके सहस्रस्तम्भ नाम भवनके भग्नावशेष इस समय भी 
विद्यमान है । 


४६ 


इब्नबतूताको भारतयाना 
है जिसमें वर्तमान सम्राट मुहम्मदशाह तुगलक रहते हैं और 
यह उन्हींका बसाया हुधा है । सम्राट्का विचार था कि इन 
चारों नगरोंको मिलाकर इनके चारों ओर एक प्राचीर 
बनवा दें, ओर इस विचारफे अनुसार कुछ प्राचीर भी बन 
वाया गया परन्तु अधिक व्यय होते देस कर अधूरा ही छोड 
दिया गया । 

नगरका यह अद्वितीय प्राचीर ग्यारह हाथ चौडा है । 
चौकीदारों तथा द्वारपालोंके रहनेके लिए इसमें कोठरियाँ 
और मकानात भी बने हुए हैं । अनाज रखने के लिए खत्तियाँ 
मी ( जिनको प्रवारी भी कहते हैं । इसी प्राचीरमें बनी हुई 

( 1 ) दिल्ली भौर सीरीके दक्षिण और पशिममें पहादी थी, और उधर 
और पूर्वमें मुहम्मद तुगलकने नगर माचीर बना कर दोनों नगरों को मिला 
दिया था । उस समय यह नगर बना ही समृदिशाटी था । इस तूम 
इसी मगर- मावीरके भीतर तुगलकाबादकी स्थिति भी बतलाता है परन्तु 


इन्न यत्ता तथा मुहम्मद तुगलक पचात् फीरोजशाह तुगलकने 
पौरोजाराम नामक नया नए बसाया था, जो हुमायूशी समापिसे 
लेकर आधुनिक नगरके चरकी मार पवादाता चला गयाया । काशी 
मसजिद तथा रनियाको समाधियाले आधुनिक नगरका माग भी इसामें 
सम्मिलित था । दिल्ली दावा बाहर , अक्ष मब फीरोजगाइको हार खड़ी 
हुई है , इस नगरका दुर्गममा हुभा या । । 

इमातूनका समसामयिक मसालिक उल अवसारका शेख लिखता 
है कि इस नगरमें इस समय एक सह पाठशालाएँ , दो सहर छोटी 
रडी मसजिद और ससर मौरमालय ( पाखाने ) ये लोगशाला 
बोकारावी पीते थे । कुओंर शहट लगते थे और मानो केष सात हाय . 
चीचे या । 


दिल्ली 


है । मञ्जनी तथा युद्धका अन्य सामान भी इसमें बने हुए 
गोदामों में रखा रहता है । कहा जाता है कि यहाँपर भरा 
हुश्रा अनाज सय प्रकारसे सुरक्षित रहता है, उसका रंगतक 
नहीं बदलता । मेरे संमुख यहाँसे कुछ चावल निकाले जा रहे 
थे, उनका या रंग तो कुछ कालासा पड़ गया था , परन्तु 
सादमें निस्सन्देह कोई परिवर्तन नहीं हुआ था । मका, 
सुमार भो मेरे सामने निकाली जा रही थी । लोग कहते थे 
कि सम्राट यलयनके समयमें , जिसको श्रम न वर्ष बीत गये , 
यह अनाज भरा गया था । गोदामोमें प्रकाश पहुँचानेके लिए 
नगरकी ओर तावदान ( सैरानदान ) बने हुए हैं । प्राचीरके 
ऊपर कई सवार तया पैदल सैनिक नगरके चारों ओर घूम 
सकते हैं । प्राचौरका निचला भाग पत्थरका बना हुआ है 
और ऊपरको पकी इंटोंका । बुओंकी सख्या भी अधिक है और 
ये एक दूसरेसे बहुत समोप यने हुए हैं । 

नगरके श्रद्धाइस द्वार हैं । इनमें से हम केवल कुछ एक 
का ही वर्णन करेंगे । पदाऊँ दरवाज़ा बड़ा है और बदा 
नामक नगरके नामसे प्रसिद्ध है । मन्दवी दरवाज़ेके आगे 
खेत हैं । गुल दरवाज़ेके श्रागे बाग़ है । नजोब दरवाज़ा, कमाल 
दरवाज़ा विशेष व्यक्तियोंके नामपर बने हैं । गजनी दरवाजेके 

( 1 ) मंजनीक - यह युर के काम आनेवाला एक यन्त्र है । तोपर्क 
भाविष्कारके पहिले ईसाकी सोलहवीं शताब्दीतक इससे दुर्गकी दीवारों को 
तोड़ने तथा दुर्गके मीतर जटती हुई तथा दुर्गन्धि युक्त सड़ी हुई वस्तुएँ 
फेंकनेका यूरोप. चीन या अन्य मुसलमान प्रदेशों में , काम लिया जाता 
था । जियाउद्दीन बरनी लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजीमे इनके 
द्वारा दिल्ली मगरमें सोना, चांदी फिकवा कर नगर-निवासियोंको लालच दे 
कर नारद्वार खुलवाये थे । 


इब्नबतूताको भारतयाना 
याहर ईदगाह और कुछ कनिस्तान बने हुए हैं । पालम दर 
बाज़ा पालम गॉवकी श्नोर बना हुआ है । बजालसा दरवाजे 
के बाहर दिल्ली के समस्त कनिस्तान हैं , जो सय सुन्दर बने 
हुए हैं । यदि किसी कनपर गुम्बद न भी हो तो मिहाब 
अवश्य हो होगी और इनके वीच बीचमें गुलशन्यो , रायवेल , 
गुलनसरी तथा अन्य प्रकारकी फुलवाडी लगी रहती है । 

( २ ) जामे मसजिद, लोहेकी लाट और मीनार 

नगरकी जामे मसजिद यहुत विस्तृत हे । इसी दीयारे, 
छत, और फर्श सब कुछ श्वेत पत्थरोका घना हुआ है । ये 
पत्थर सीसा लगाकर जोडे गये हैं । लकड़ी यहॉपर नामको 
भी नहीं है । मसजिदमें पत्थरके तेरह गुम्बद हैं, और मिम्बर 
भी ( यह सिंहासन जिसपर खड़े होकर इमाम उपदेश देते 
हे ) पत्थरका ही है । इस चार चौककी मसजिदफे मध्यम 

( 1 ) जामेमसजिद इसका ययाय नाम कुयत उल इसलाम या । 
यहाँपर पहिले पृथ्वीराजका मदिर था । मुअजउद्दीन मुहम्मद बिन सामने, 
जिसको शहाबुद्दीन गोरी भी कहते हैं. अपने गुलाम सेनापति बुनवउद्दीन 
ऐप द्वारा इस मसजिदकी नीय ५८१ हिजरी में दिल्ली विज्ञपके ठान 
रसपायी । हिजरी ५११ में इसमें ५ दर धे । और यहाँर यही साल 
भक्ति भी है । फिर ६२ . हिजरीमें शम्सीन भल्समधाने तीन सीम 
दरके दो भाग और मिमिस काये । इन्नबतूता के समय धीमा भाग भी 
बना हुभा या परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें पल दो पर ही 
थे और कुछ नया, पोंकि तूता केवल सेरद गुम्बद बताता है । परि 
चौपा माग भी पूरा होता तो गुम्बाको सख्या औदमी। मलाउदीन 
खिलजीने ( आसार उस्मनादी में देखो ) या भोर धोया भाग मी 
पनामा रम पिया था ( हि . . . ), पान ये रे नहीं बन 


. 


- 


TA 


40PM 


My Te . . 


MAM 


Kamasha 


4 


. 


. 


REAK 


B 


ANNA womendous 


Kuti 


T 


पृथ्वीराजका मन्दिर, . १४ 


1" 


HOST 


२ . 


५ 


५ . . 


. 


- - 


" 


गमात 
- 
उल 
- 
इसलाम 
मसजिद 
तथा 
लोहे 
की 
छाट 
, 
पृ 
. 
५९ 


Imms 


. smatam 


AN 


SANSAR 


+ 


: JAthat 


" 


IFreeERALI 


दिली 


एक लाट पड़ी है । मालूम नहीं, यह किस धातुसे बनायी 
गयी है । एक श्रादमी तो मुझसे यह कहता था कि मानो 
धातुओंके मिश्रणको खोला कर यह लाट बनायी गयी है । 
किसी भले मानुसने इसको एक अंगुलके लगभग छील गो 
डाला है और वह भाग बहुत ही चिकना हो गया है । इसपर 
लोहेका भी कोई प्रभाव नहीं होना । यह तीस हाथ ऊँची है । 
अपनी पगड़ी पोल फर नाश तो इसकी परिधि पाठ 
हाथकी निकली । मसजिदके पूर्वीय द्वारके याहर नांवेषी दो 
यही बड़ी मूर्तियाँ पत्थरमें जड़ी हुई धरातलपरपरी है । 
मसजिदमें श्राने जानेवाले इनपर पैर रखकर आते जाते है । 

मसजिदके स्थानपर पहिले मंदिर बना हुआ था । दिल्ली 
विजयके उपरान्त मंदिर तुडवा कर मसजिद बनवायी गयी । 
मसजिदके उत्तरीय चौकमें एक मीनार खसी है जो समस्त 
सके । बतूनाके समय पांचवेंका चिन्ह मान भी न था । फीरोजने इसकी 
मरामत करा दी थी , जिससे यह नयी सी लगने लगी थी । उस समय 
इसमें तीन बड़े दर थे और आठ छोटे । बड़ी मेहरार ५३ फुट ऊँची और 
२२ फुट चौड़ी है । 

मसजिदके द्वारपा पड़ी हुई मूर्तियाँ विक्रमाजीतकी थीं जिनको 
अल्तमश उज्जैन विजयके उपरान्त महाशार के मन्दिरसे उठाकर दिल्ली ले 
आया था । 

( १) लाट - परीक्षासे अब यह सिद्ध हो गया है कि यह लाट 
लोहकी है । इसके संबंध यह किंवदन्ती है कि राजा अनंगपालने इसको , 
एक घासणके भादेशानुसार , शेषनागके मस्तकमें इस स्भानपर ठोका था । 

( २ ) कुतुबमीनार - मुसलमान इतिहासकारों का मत है कि यह मां 
भार कुच्चत-उल -इसराम नामक उपयुक्त मसजिदके दक्खिन पूर्वीय कोणमें 
शुक्रवारकी अजान देने के लिए बनवायी गयी थी । इसको भी कुतुबउद्दीन 


इन्नरतूताफी भारतयात्रा 
मुसलिम जगत्म अद्वितीय है । मसलिद तो संत पायाणकी 
है । परन्तु यह लाल पत्थरकी बनी हुई है और उसपर सुदाई 
हो रही है । मीनारके शिसरपर विशुद्ध स्फटिकके छम 
चाँदीके सह लगे हुए है । भीतरसे सीढियाँ भी इतनी चौडी 
है कि हाथीतक ऊपर चढ़ जाता है । एक सत्यवादी पुरुप 
मुझसे कहता था कि मीनार बनते समय मैने हाथियोंको उसके 
ऊपर पत्थर ले जाते हुए अपनी श्राखों देखाथा । यह मीनार 
मुज्जउद्दीन विन नासिर- उद्रीन बिन अल्लमशने चनवायी थी । 
चतुबउद्दीन खिलजीने मसजिदके पश्चिमीय चौकमें इससे भी 
वही थौर ऊँची मीनार बनानेया विचार किया था और ऐसी 
पक मीनार तृतीयांश लगमग बनकर तेयार भी हो गयी थी 
कि इतने में उसका वध कर दिया गया और कार्य अधूरा ही 
ऐबकने सम्राट मुभीन दिन सामझी भाज्ञासे नर्मित कराया था । 

हिजरीमें कोरोजशाह तुगलकने और ९०९ हिजरी में बहरोल बोदीने 
इसकी मरम्मत करायो यो । सन् १८. ३ में भूकम्पके कारण इसके बार 
की इतरी गिर पड़ी थी मोर सारी मीनार मरम्मत तब हो गयी थी । 
ईस्ट इंडिया कंपनीने सन् १८३८ के लगभग इसकी मरम्मत करवायो । 
इस समय यह पाच खनोंकी भौर इसकी ऊँचाई २१८ फुट है । 
प्रथम पन १५ फुट ऊँचा है भौर पचियाँ २१ फुट ४ इंच । इसमें 
२७८ सीहियों है । बनाने इसको मुभाही बाद द्वारा निर्मित 
सताया है । ऐसा प्रतीत होता है मुथाउद्दीन दिनसाम औरगुभाजउद्दीन 
कावाद नामांसेटिसे प्रम हो गया है । इसी प्रकार हायिक सीदीपर 
बनेकी बात भी घुट प्रमोरमादक है । 

( 1 ) अधूरीलार इस मीनारसे १२५ फुटको दूर पनी हुई है । 
मलाउदीन मिनटने इसकानिमांग कराया था । यह भरी बाट कपल 
८७ कुटी है । पहाधिसी कारणवश पूरी न हो सकी । लोग 


- 


yam 


EER 


भ 


कुतुब मीनार , पृ . ५० 


दिल्ली 

५१ 
रह गया । सुलतान मुहम्मद तुग़लकने इसे पूरा करना चाहा 
परन्तु उसको अनिए समझ कर फिर अपना विचार बदल 
दिया , नहीं तो संसारके अत्यंत अद्भुत पदार्थोंमें श्रयश्य उसकी 
गणना होतो । वह भीतरसे इतनी चौड़ी है कि तीन हाथी 
घरोवर उसपर चढ़ सकते हैं । इस तृतीयांशकी ऊँचाई उत्तरीय 
चौकवाली मीनारकी ऊँचाईके बराबर है । एक बार इसपर 
चढ़ कर मैंने नगरकी थोर देखा तो नगरकी ऊँचीसे ऊँची 
श्रट्टालिकाएँ भी छोटी दृष्टिगोचर होती थीं और नीचे खड़े 
हुए मनुष्य तो चालकोंकी भाँति प्रतीत होते थे । चौड़ी होनेफे 
फारण यह अधूरी मीनार नीचे खड़े होकर देखनेसे इतनी 
ऊँची नहीं प्रतीत होती । 

तुयाउद्दीन खिलजीने एक ऐसी ही मसजिद सीरी में 
यमानेका विचार किया था परन्तु एक दीवार और मेहरावको 
छोड़ कर और कुछ न बना सका । यह मसजिद श्वेत, रक्त , 
रित, और कृष्ण पापागोले बनवायी जा रही थी । यदि पूर्ण 
हो जाती तो संसारमें अद्वितीय होती । मुहम्मदशाह तुगलक 
इसको भी पूर्ण करना चाहता था । जब उसने राज और फारी. 
गरोंको बुला कर पूछा तो उन्होंने ३५ लाख रुपयका व्यय 
कूता । इतनी प्रचुर धनराशिका व्यय देख कर सम्राट्ने अपना 
यह विचार ही त्याग दिया । परन्तु बादशाहका एक मुसाहिर 
कहता था कि सम्राट्ने इस कार्यको भी थनिष्टकी आशंका 
से नहीं किया । कारण यह है कि पुतुबउद्दीनने इस मसजिद 
को धनवाना प्रारंभ ही किया था कि मारा गया । 
कहते है कि यह तस्फटिकसे मदी जानेको यो भौर फटिक भी आ गया 
था पर इसके काममें भाया । यही कुरावादी पक्षात् हुमायूछे समाधि 
मंदिरमें एगा दिया गया । 


इन्नरतूवाकी भारतयाना 

( ३ ) नगरके हौज़ 
होजे शमसी दिल्ली नगरके बाहर एक कुंड है जो 
स - उद्दीन अल्तमशका घनयाया हुमा यताया जाता है । नर 
निवासी इसका जल पीते हैं । नगरको ईदगाह भी इस स्थ 
के निकट है । इस कुंडमें वा जल भर जाता है । यह ल 
भग दो मील लम्बा और तगमा एक मील चौडा हे । इस 
पश्चिमकी ओर ईदगाहके समुख चबूतरोके श्राकारके पत्थर 
घाट बने हुए हैं । ऐस यहुतसे छोटे बडे चतरे यहाँ ऊप 
नीचे घने हुए हैं । चबूतरोंसे अलतक सीढियाँ यनी हुई 
प्रत्येक चबूतरेके कोनेपर एक एक गुम्बद बना हुया है ,जिस 
चैठ कर दर्शगण सूब सैर रिया करते हैं । कुडफे मध्यमें भ 
एक ऐसा ही नकाशीदार पत्थरोमा गुम्मद बना हुश्रा है पर 
यह दो खना है । यहुन अधिक जल होनेपर तो लोग गुम्बदतर 
नावों में बैठकर जाते हैं परतु जल कम होते ही पैरों पैरों वह 
उतर कर पहुँच जाते हैं । इस गुम्बदमें एक मसजिद भी 
जिसमें बहुतसे ईश्वर प्रेमी साधुसत पडे रहते हैं । किनारे सूख 
जानेपर फाडी , पचरे, तरबूज , खरबूजे और गने यहॉपर यो 
दिये जाते हैं । परवजा छोटा होनेपर भी भयंत मीठा होना है । 

( 1 ) हौजे वामसी - मस्तमका बनवाया हुआ यह दोनपिसी सम . 
ममें सपूर्णतया लाल पग्याका बना हुमाया । परन्तु इस समय वो 
दीवारोपर पत्यकापिद तक भी शेष नहीं है । इस समय भी यह 
वाला २०६ पुरमा पांघ धरती घो हुए है । पोर नुगटक इसका जल 
एक रनेके द्वारा रोजगदतक ले गया था । और टमीने इसमें जर 
आनेकी राह, निस जमीन्दारों ने यन्द कर दिया था , पुन मुल्वामी । पह 
महरोलीनं भव भी बना हमा है । 


दिल्ली 
दिल्ली और दारुल खिलाफ़ा ( राजधानी ) के मध्य में एक 
मोर होज ( कुंड ) है जिसको हौजे खास कहते हैं । यह हौजे 
शमसीसे भी बड़ा है और इसके तटपर लगभग चालीस 
गुम्बद बने हुए हैं । इसके चारों ओर गानेवाले व्यक्ति रहा 
करते हैं , जिनको फारसी भाषामें तुरव कहते हैं । इसी कारण 
यह यस्ती तुरयावाद कहलाती है । गाने बजानेवाले व्यक्तियों 
का यहाँ एक बहुत बड़ा बाजार भी है और उसमें एक जामे 
मसजिद भी बनी हुई है । इसके अतिरिक्त यहाँ और भी मस 
जिदे हैं । कहते हैं कि गाने बजानेवाली और जो स्त्रियाँ इस 
मुहल्लेमें रहती है वे रमजान शरीफ़में तरावीह ( रात्रिके - 
बजे ) की नमाज़ पढ़ती है जो जमानत में होती है । इनके इमाम 
भी नियत हैं । खियाँ बहुत अधिक संख्यामें हैं । डोम ढाडी 
इत्यादिकी भी कुछ कमी नहीं है । मैंने अमीर सैफुद्दीन गद्दा 
इन्ने महनीफे विवाह में देखा कि अज्ञान होते ही प्रत्येक डोम 
हाथ मुख धोकर पवित्र हो मुसल्ला ( नमाजका वस्त्र ) 
बिछा कर नमाज़पर पड़ा हो जाता था । 

( ४ ) समाधियाँ 
शैख़ उस्स्वालह ( सदाचारियों में श्रेष्ठ ) कुतुबउद्दीन 
वसतियार काली की समाधि अत्यन्त ही प्रसिद्ध है । यह 

( 1) दौजे मास - पह भठाउद्दीन पिरजोका बनवाया हुभा है । 
फोरोज वाटकने इसको भी मरम्मत करवायी थी और जल भी स्वच्छ 
कराया था । इस समारकी समाधि भी यहीपर पनी हुई है । यदीभ 
मंजिल भी पहीपर है । यह कुण्ड युनुप साहब के रास्ते पदता है । 

( १ ) मा थामे ममाज पदने के स्थानको कहते हैं । धीरे धीरे यह 
दाम परके पसोको पनी घटाईकाचोतक होगा, क्योंकि आपमें पहुधा 


इन्नरतूताकी भारतयाना 
ऐश्वर्यदायिनी समझी जाती है, इसी कारण लोग इस 
बडी प्रतिष्टाकी दृष्टि से देखते हैं । राजा साहवका नाम 
काकी इस कारणसे प्रसिद्ध हो गया था कि ज 
ऋणग्रस्त , या निर्धन पुरष इनके निकट आकर अपने भए 
या दीनतासी दयनीय दशाका घर्शन करते या कोई ऐसा 
निर्जन पुरुप श्रा जाता जिसकी लडकी तो यौवनावस्थामें या 
जातो किन्तु उसके विवाहका सामान जिसके पास न होता , 
तो यह महात्मा उसको साने या चॉदीका एक काकादिस्यिा ) 
दे दिया करते थे । 
. दूसरी समाधि धर्मशास्त्र के ज्ञाता नूरउद्दीन परलानीको 

पौर तीसरी धर्मशास्त्र शाता अलाउद्दीन परलानीती । 
यह समाधि भी ऋद्धि सिद्धिदायिनी है और इसपर सदा 
( ईश्वरीय ) तेज यरसता रहता है । इनके अतिरिक्त यहाँपर ) 
पोर भी अन्य साधु घिरत पुरुषोंगरी समाधियाँ पनी 


MI 


( ५ ) विद्वान् और सदाचारी पुरप 
लीवित विद्वानोंमें शैग महमूद पड़े प्रतिष्ठित समझे जाते 
है । लोग कहते है कि ईश्वर उनकी सहायता करता है । इसका 
कारण यह बतलाया जाता है कि प्रमाश्य रूपसे कुछ भी पाय 
नहानेपर भी यह महाराय बहुत ही अधिक व्यय करते है । 
प्रन्यायाधीका रोटी ता देते हो , रुपया, अशी, और कपडे 
भी पूर्व घाँटते रहते हैं । इनमें बहुतसे अलौविस कार्य लागोमें 
प्रसिद्ध है । मैंने भी कई यार इनके दर्शन कर लाभ उठाया । 
इसीर ठकर नमाज पढ़ते थे । मप पोहचाटमें दस बनको का 
जिने दिशामा नमान पदी जाती है । 


दिल्ली 

५५ 
दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं शैख अलाउद्दीन नीली । यह शैख़ 
निजाम- उद्दीन यदाऊँनीके खलीफ़ा है और प्रत्येक शुक्रवारको 
धर्मोपदेश करते है । बहुतसे उपस्थित प्रार्थीजन इनके हाथों 
पर तोया ( पश्चात्ताप-विशेष ) करते हैं और सिर मुंडाफर 
विरक्त या साधु हो जाते हैं । एक बार जर यह महाशय 
धर्मापदेश कर रहे थे, तब मैं भी वहाँ उपस्थित था । कारी 
( शुद्ध पाठ करनेवाला ) ने कलामे अल्लाह ( ईश्वरीयवाणी , 
कुरान ) की यह आयत पढी - या अप्यो हनासुत्तकू रचकुम 
इन्ना जल जलतस्तानते शैयुन नज़ीम । यो मा तरौ तजहलो 
कुल्लो मुरद्यअतिन् अम्मा अरहनत वतदनो कुल्लो जाते हम 
लिन हमलोहा व तरणासः सुकारा व मा हुम वे सुझारा चला 
फिना अजाय अल्लाहे शहीद शेख महाशयने इसको दुवारा 
पढ़वाया ही था कि एक साधुने मसजिदके कोनेसे एक चीरा 
मारी । इसपर इन्होंने अायत फिर पढ़वायी ओर साधु एक 
यार और चीत्कार कर मृतक हो गिर पडा । मैंने भी उसके 
जनाजेकी नमाज पढ़ी थी । 

तीसरे महाशयका नाम है शै | सदरउद्दीन कोहरानी । 

( 1 ) यह महाशय अवधके रहनेवाले थे, इनकी का चयूतरे याराम 
के पास पुरानी दिल्लीमें अपतक बनी हुई है । 

( २ ) सूरह हज आयत ( 1 ) अधात हे मनुष्यो, दरी अपने पारनेवाले 
से, प्रल्यकालका भूकम्प अत्यन्त ही भयानक है । उस दिन तुम देखोगे कि 
समस्त दूध पिलानेवाली ( माताएँ ) उनमे हट जायेगी जिनको घे दूध 
पिलाती हैं ( अर्थात् पुत्रोंसे ) और गर्भपात तक वहाँ हो जायेंगे , मदिरा 
पान न करनेपर भी पुरुष मदमत्तसे हरिगोचर होंगे । अल्लाहका दण्ट भी 
भयन्त भयानक है । करानमें यहॉपर प्रलय कालका दृश्य दिखाया 
गया है । 


इब्नबतूताकी भारतयात्रा 
यह सदा दिनमें रोज़ा रखते हैं और रानिको ईश्वर-वंदना 
करते रहते हैं । 
____ इन्होंने संसारको छोड़सा रखा है । फेवल एक कम्मल 

ओढ़े रहते हैं । सम्राट और सरदार तथा अमीर इनके दर्शनोंको 
वाते है और यह छिपते फिरते हैं । एक वार सम्राटने इनको 
कुछ गाँर धर्मार्थ भोजनालय के लिए दान करना चाहा था । 
परतु इन्होंने अम्बीकार कर दिया । इसी तरह एक बार 
सम्राट् इनके दर्शनों को भाये और दस सहन दीनार ( स्वर्ण 
मुटा । भेट किये परंतु इन्होंने न लिये । यह शैख तीन दिनके 
पहिले कभी रोजा ही नहीं खोलने । किसीने प्रार्थना कर इसका 
कारण पूछा तो उत्तर दिया कि मुझको इससे प्रयम कुछ भी 
बेचैनी नहीं होती । इसीसे मैं प्रत भंग नहीं करता । घोर 
चुभुता तया चे नीम तो मृतक जीवमा भक्षण कर लेना भी 
धर्मसम्मत है । 

चतुध विवान् इमाम उस्स्वालह यगाने अत्र , फरीदे 
दहर अर्थात् अद्वितीय एवं सर्वश्रेष्ठ की उपाधि धारण करने 
चाले गुफा निवामी कमाल उद्दीन अबदुल्ला है । 

श्राप रा निजाम-उदीन बदाऊनीके मटके पास एक गुफा 
में रहते हैं । मनेनीन चार इस गुफामें जाकर श्रापके दर्शन 
किये । मैंने यह अलोषिक लीला देगी कि एक यार मेरा एक 
दाम भाग कर एक तुर्पक पास चला गया । चले जानेर मेने 
उस फिर अपने पास बुलाना चाहा परन्तु महात्मान पहा 
कि यह पुरुष तरे योग्य नहीं है । इसे अपने पास मत बुला । 
घहीं जाने दे । वह तुई भी मुझमे झगड़ना न चाहना धा , शत. 
पर मैंने सी दीनार लेार दासयो उमौके पास छोड़ दिया । 
छ महीने के पश्चात् मैंने सुना कि उस दासने अपने स्वामी . 


दिल्लाका १०९। । 


५७ 


को मार डाला । जय वह बादशाहके सन्मुख लाया गया तो 
उन्होंने उसको प्रतिशोधके लिए तुर्क के पुत्रोंके ही हवाले कर 
दिया । उन्होंने उसका वध कर अपने पिताका बदला 
चुकाया । इस गलौकिक लीलाको देख शैख़ महाशयपर मेरी 
असीम भक्ति हो गयी । ससारको छोड़कर मैं उन्हींका सेवक 
पन गया । उस समय मुझे पता चला कि यह महात्मा दस 
दस दिन और घीस वीस दिन तक व्रत रखते थे और 
रात्रिका अधिक भाग ईश्वर -ध्यानमें ही बिता देते थे । जबतक 
सम्राट्ने मुझे फिर बुला न भेजा मैं इन्हींके पास रहा । इसके 
पश्चात् मैं पुनः संसारमें प्रा लिपटा कि ईश्वर मुझे नए कर 
दे । यह कथा भागे श्रावेगी । 


चौथा अध्याय 
दिल्लीका इतिहास 

१ दिल्ली -विजय 
सुप्रसिद्ध विद्वान् , एवं फ़ाज़ी -उल फुजात ( प्रधान 

9 फ़ाज़ी ) फमालउद्दीनमुहम्मद बिन ( पुत्र ) चुरहान 
उद्दीन , जिनको सदरे-जहाँ की उपाधि प्राप्त है, कहते थे कि 
इस नगरपर मुसलमानोंने हिजरी सन् १८४ में विजय प्राप्त 

( 1 ) दिलो-विजयकी तिथि यतूनाने मेहरायपर ठीक ठीक नहीं पड़ी । 
परंपर एक पन्द् ऐसा लिम्रा है जिसे इतिहास भित्र भिष्ट प्रकारसे 
पदते हैं । कनिंगहम साहयके मतानुसार यह विधि ५८९ हिजरी निकलती 
है । सर सय्यद अहमद तथा रॉमस महासप इसको ५८० हिजरी पदते 


५८ 

इनवतूताकी मारतयात्रा 
की । यहीं तिथि स्थय मेंने भी जामे मसजिदरी मेहरानमें 
लिपी देखी थी । 
____ गजनी ओर खुरासानके सम्राट शहाबुद्दीन मुहम्मद बिन 
( पुन ) साम , गोरी के दास सेनापति कुतुष-उद्दीन ऐक्ने 
यह नगर जीता था । इस व्यक्नेि मुहम्मद रिन ( पुन ) गारी 
सुलतान इब्राहीम विन ( पुर ) सुलतान महमूद गाजी ( धर्म 
वीर के देशपर, निसने सर्वप्रथम भारतपर विजय प्रात की 
थी , बलपूर्वक अपना प्राधिपत्य जमाया । जन सम्राट शहार 
उद्दीनने बुतुर उद्दीनको एक बड़ी सेना देकर भारतको थोर 
भेना तर इसने सर्वप्रथम लाहौरको जीता ओर घीपर अपना 
निवास यनादेश्वर्यशाली सम्राट चन गरा । 
____ एघार लम्राट् गोरी भृत्योंने इसनी निन्दा कर कहा 
कि सम्राट्कीनधीनता छोडकर भर यह स्वतन्त्र होना चाहता 
है । यह रात कुतुर उद्दीनके कानोंतक भी पहुँची । सुनते ही यह 
रिना कोई वस्तु लिये अकेला ही रात्रिके समय गजनी में आ 
सम्राटकी सेवामें उपस्थितहो गया और निन्दकोको इस बात 
फी विलकुल ही खयर न हुई । अगल दिन राजसमामें कुतुब 
है । टामस महाशय तो अपनी पुरिन हसन निनामी लिखित ताज उस 
मासिर उद्धत करते हैं । परन्तु इस प्रथशे भवरोगन करनेमे पता 
चलता है कि प्रत्यकारने दिल्ली- गकी विनय तियि नहीं दी है । तरकाने 
नासिरा इत्यादि प्राचीन ग्रन्थोंसे यही पता चलता है कि ५८७हिरीमें 
तरावड़ीका प्रथम युद्ध हुआ जिसमें मुल्तान गोरीची पराजय हुई । 
हि ५८८ में इसी स्थानपर मुलतानी विजय हुई । इसके पश्चात् 
अजमेर तथा हाँसीकी विजय कर, हाबुद्दीन अपने देशको सौट गया और 
इसी बीचमें कुतुव-उद्दीनने मेरठ और दिल्ली नगर जात । इससे यह स्पर 
है कि निहम साहब सिवित तिथि हो प्रद है । 


दिल्लीका इतिहास 
उद्दीन राजसिंहासनफे नीचे लुक कर बैठ गया । सम्राट्ने जय 
एकत्रित सभासदोंसे कुतुय-उद्दीनका समाचार पूछा, तो उन्होंने 
पूर्ववत् पुनः उसकी निंदा करनी प्रारम्भ कर र्दी और कहा 
कि हमको तो अब पूर्णतया निश्चय हो गया है कि वह वास्तव . 
में स्वतन्त्र सम्राट बन बैठा है । यह सुनकर सम्राटने सिंहा 
सनपर पैर मारा और ताली बजाकर कहा " ऐवक " । कुतुर 
उद्दीनने उत्तर दिया । "महाराज, उपस्थित " और नीचेसे निकल 
भरी सभामें उपस्थित हो गया । इसपर उसके निन्दक बहुत 
ही लजित हुए और मारे भयके धरतीको चूमने लगे । 
सम्राट्ने कहा कि इस बार तो मैंने तुम्हारा अपराध क्षमा 
किया परन्तु अब तुम कभी इसके विरुद्ध मुझसे कुछ न कहना । 
फतुव- उदीनको भी भारत लौटनेकी श्राज्ञा दे दी गयी और 
उसने यहाँ याकर दिल्ली तथा अन्य कई नगर जीते । उस 
समयसे प्राजनक दिल्ली नगर निरन्तर इसलामकी राजधानी 
बना हुश्रा है । कुतुय उद्दीनका देहावसान भी इसी नगरमें हुश्रा । 

( २ ) सम्राट् शम्स- उद्दीन अल्तमश 
शम्न - उद्दीन ललमश दिल्लीका प्रथम स्थायी सम्राट 
था । पहिले तो यह कुतुब- उद्दीनका दास था , फिर धीरे धीरे 

( 1 ) ऐषम -तुम मापामे यह भमोरोंकी एक उपाधि है । फ़रिश्ता 
का यह अनुमान कि हाथको उंगलियों हटी होनेके कारण ही यह ऐबक 
कहलाया , गलत है । 

( २) कोई तो इस सम्राट्या नाम ऐस्तमश कहता है और कोई 
अामा परन्तु समय किसी ने नहीं रिसा । यह पुस्तक लिखनेशदेके 
प्रमादका फल हो सकता है । फ़रित्रता लिखता है कि कनुयट होनने इस 
दासका नाम सदमेक पक्षान् भरसमश ( चन्द्रको लमित करनेयासा ) 


इन्नबतूताको भारतयाना 
यह सेनाध्यक्ष नथा नायर तक हो गया । कुतु उद्दीनका 
देहान्त हाने पर तो इसने स्थायी रूपसे सम्राट हो कर लोगोंसे 
राजभकिमी शपथ लेना प्रारम्भ कर दिया । 

) समस्त विद्वान् और दार्शनिक , काजी 
बजी उद्दीन काशानीका लेर सम्राटके सम्मुख गये, तर ओर 
लोग तो सम्मुख जाकर बैठे परन्तु काजी महाशय यथापूर्व 
सम्राट के समक्ष प्रासनपर जा बैठे । सम्राटने उनका 
रिचार तुरन्त ही ताड लिया और पर्शका कोना उठा एक 
बागज निगल र काली महोदयको दे दिया , जिससे पता 
चला कि कुतुब उद्दीन्ने उसका स्वतन्त्र कर दिया था । काजी 
तथा धर्मशास्त्रोके ज्ञातानाने उस पत्र पढकर सम्राटके प्रति 
रासमनिकी शपथ ली । 

इसने बीस वर्ष पर्यन्त राज्य स्यिा । यह सन्नाट स्वयं 
निदान था । इसका चरिन श्रद्धा और प्रवृत्ति सदा न्यायकी 
यार रहनी थी । न्याय करने के लिए विशेष उत्सुक होने कारण 
इसने धादेश दे दिया था कि जिस पुरुपके साथ अयाय हो उसे 
रसित वम्त्र पहन कर बाहर निकलना चाहिये , जिससे सम्राट 
उस पुरुषका देयत ही पहचान लें , क्योंकि भारतवपमें लोग 
स्वस्था, यहुत सम्मर , अत्यन्त स्पान होने के कारण ही यह नाम रखा 
गया हो । 

अलमाने २६ वर्ष पयंत राज्य किया , बनूनाने २० व भ्रमसे लिए 
दिया है । 

(1 ) कुतुब उद्दीपका देहान्त हो जाने पर उसके पुरा भारामगाइने म 
कई महाने राज्य किया था परन यतूनाने उसका घर्गन नहीं किया है । 
प्रमशाहसिक भी मिले है जिनमे टस सिंहासनासीन होना सिद्ध 
होता है । उस समय भल्समा बदायूका हाकिम था । 


दिल्लीका इतिहास 

६१ 
साधारणतया श्वेत वस्त्र ही धारण करते है । राषिके लिए 
एक दुमरा ही नियम था । द्वार स्थित युजोंके स्फटिकके बने 
हुए सिंहोंके गलेमें शृङ्कलाएँ टाल पर उनमें घडियाल ( यडे 
घंटे ) Wधरा दिये गये थे । अन्यायपीडित व्यकिके जसीर 
हिलाते ही सम्राटको सूचना हा जानी थी और उसका न्याय 
तरन्त किया जाता था । इतना करने पर भी इस सम्राटको 
सन्तोप न था । यह कहा करता था कि लोगोपर रानिको 
अवश्य अन्याय होता होगा , प्रात कालतफ तो बहुत चिलम्क 
हो जाता है । अत ( दूसरा ) श्रादेश निकाला गया कि न्याया 
र्थियोंका फेसला तुरन्त होना चाहिये । 

( ३ ) सम्राट् रुक्न -उद्दीन 
सम्राट शम्स उद्दीनके तीन पुत्र भोर एक पुत्री थी । 
सम्राटका देहान्त हो जाने पर उसका पुत्र रुम्न उद्दीन सिंहा 
सनासीन हुआ । उसने सर्वप्रथम अपने विमाता पुत्र रजिया 

(१ ) का उद्दीन पिताको मृत्युके उपरान्त गद्दीपर बैठा । यह ऐश 
पसन्द था । राज्यके समस्त अधिकार इसकी माताके हाथमें रहते थे । 
फरिश्ताके कथनानुसार इसकी माता शाहतरसाने सम्राट अल्तमशकी 
राशियोंका तथा सबसे छोटे पुत्रका बहुत बुरी तरहसे वध करवा डाला 
था । इसी कारण छोट, बड़े, सभी लोगोंका चित्त रक्तउद्दीनकी ओरसे फिर 
गया था । 
___ फरिश्ता लिखता है कि जब सम्राट अमीरों ( कुलीनों का विद्रोह 
शात करने पक्षाव गया था , तब कुछ अधिकारी मार्गसे ही लौट आये 
और उहोंने रजियाको सिहासापर येठा दिया । सन्नाट यह सूचना पाते 
ही लौट पहा परन्तु फ्लिोखडी तक ही आ पाया था कि रनियाकी सेनाने 
उसको पकड लिया । 


६२ 


इब्नबतूताकी भारतयात्रा 
के सहोदर -भाई मुअज्ज -उद्दीनश वध करवा दिया । जब 
रजिया इसपर क्रोधित हुई तो सम्राट्ने उसका भी वध कर 
वाना चाहा । 

सम्राट एक दिन शुक्रवारकी नमाज़ पढने जामे मसजिदमें 
गया हना था कि रजिया अन्याय -पीड़ितों से वस्त्र पहिर कर 
जामे मसजिदके निकटस्थ प्राचीन राजभवन अर्थात् दौलत 
सानेकी छतपर चट कर खड़ी हो गयी और लोगोंको अपने 
पिताकी न्याय प्रियता अोर वन्सलताकी स्मृति दिला कर कहने 
लगी कि हन-उददीन मेरे भाईका वध कर अब मुझको 
भी मारना चाहता है । इसपर लोगोंने कुद्ध हो रुनउद्दीन 
पराक्रमण किया और उसको मसजिदमें ही पकड कर रजि 
याके सम्मुख ले श्राये । उसने भी अपने भाईका बदला लेने के 
लिए उसको मरवा डाला । 

( ४ ) साम्राज्ञी रज़िया 
तृतीय म्राता नासिर-उद्दीनके अल्पवयस्क होनेके कारण , 
सेना तथा अमीरोने रजिया को ही साम्राज्ञी बनाया । इसने 

( 1 ) मुभजउद्दीन तो रजियाके पश्चात् राज सिंहासनपर बेटा 
था । मालूम होना है कि बत्नाको यहाँ भ्रम हुभा है । फरिस्ताके अनु । 
सार कुतुब उद्दीनका चध हुभा था । 

( ३ ) रजिया - इसमें सम्राटोंके समस्त आवश्यक गुण मौर । 
यह भादरपूर्वक करन का पाठ करती थी । कई विधाओं का 
भी इसे पर्याप्त ज्ञान या शिवाके समय में ही यह मुश्की मुभामरोंमें 
हस्तक्षेप करने की भी ! शिवाने भी उसको मा करनेसेहोनेके सजाय 
भारमाना देने के लिए ग्वान्निपा-विजय रसको भरनी युवरात्री 
प्रना दिया । अमीरों के विरोध करने पर सम्राट ने पल यही उत्तर दिया 


दिल्लीका इतिहास 
चार घर्ष राज्य किया । यह पुरुपों की भांति शस्त्राखसे सुसजित 
हो घोड़ेपर चढ़ा करती और मुहँ सदा खुला रपती थी । एक 
हयशी दास से अनुचित सम्बन्ध होने का लान्छन लगाये 
जानेपर जनताने राजसिंहासनसे उतार कर इसका विवाह एक 
निकटस्थ संबंधीसे कर दिया । 
___ इसके पश्चात् नासिर उद्दीन सिंहासनपर बैठा और 
इसने यहुत वर्ष तक तक राज्य किया । 

कुछ दिन बीतने पर रज़िया और उसके पतिने राज 
विद्रोह किया और दासों तथा सहायकोको लेकर मुकायला 
करनेपर उद्यत हो गये । पर नासिरउद्दीन और उसके पश्चात 
सम्राट होनेवाले उसके नायव यलयन ने रजियाकी सेनाको 
पराजित कर दिया । रज़िया युद्ध क्षेत्र से भाग गयी । जब 
यह थक गयी और भूखप्यासले व्याकुल भुई तो एक जमींदार . 
को हल चलाते देख इसने उससे कुछ भोजन माँगा । उसने इसे 
रोटीका एक टुकड़ा दिया और यह खाकर सो गयी । इस 
समय यह पुरुषोंके चेशमें थी । इतने में ज़मींदारकी दृष्टि इसके 
कि मेरे पुन तो मदिरा पान तथा अन्य व्यसनोंमें ही लिप्त रहते हैं । यह 
रजिया ही कुछ योग्य है । भाप इसे स्त्री न समझें । यह वास्तव में स्त्री रूपधारी 
पुरुष है । यह पर्दे के बाहर आकर , मदीका बाना पहिर ( अर्थात् तनमें 
का और शिरपर कुलाह लगाये हुए ) भरे दौर में आकर बैठा करती थी । 

( . ) इसका नाम जमाल -उद्दोन था । 

( २ ) रजियाके पशात् मुअज्ज - उद्दीन बहरामशाह सम्राट् हुमा , 
जैसा कि ऊपर लिख आये हैं । मासिरउद्दीनका नाम बतूताने नमसे लिख 
दिया है । 
___ ( २ .) यह मंतिम युद्ध स्थलमें हुमाथा । यदाऊंनी मी माकी 
इस कथाका कुछ कुछ समर्थन करता है । 


६४ 

इन्ननतूताफी भारतयात्रा 
क्या { एक प्रकारका चोगा ) पर जा पड़ी । उसने ध्यानपूर्वक 
देखा तो उसमें टॅके हुए रन नजर आये । वह तुरंत समग 
गया कि यह स्त्री है । बस सोते ही उसका वध कर उसने 
घनश्राभूपण उतार लिये, घोडा भगा दिया और शयको खेतमें 
दवाकर स्वयं उसका कोई वस्त्र ले हाटमें देखने गया पहाट 
वाले उसपर सन्देह होने के कारण उसे पकड़ कर कोतवालके 
समकक्ष ले गये । कोतवाल के मारने पीटने पर उसने सब 
वृत्तान्त फह सुनाया और शव भी बता दिया । शर वहाँसे 
निकाल कर लाया गया और स्नान करा कर तथा कफन देकर 
उसी स्थानपर गाड़ दिया गया । उसको समाधिपर एक 
गुवद भी बना दिया गया । इस समय इस समाधिके दर्शनार्थ 
बहुत लोग जाते हैं । यह नियारत ( ईश्वर भक्ति ) की समाधि 
कहलाती है और यमुना नदीके किनारे नगरसे साढ़े तीन 
मौलसी दूरीपर है । 

५ - सम्राट् नासिर-उद्दीन 
इसके पश्चात् नासिर उद्दीन स्थायी रूपसे सम्बाद हुआ । 
इसने बीस वर्ष राज्य क्यिा । इसा आचरण अत्युत्तम था । 
यह कुरान शरीफ लिस कर उसको आयसनिर्वाद परता था । 
काजा धमाल उद्दीनने इसके हाथमा लिपा हुश्रा फुरान शरीफ़ 
मुझे दिखाया । अक्षर अच्छे थे । लेपन विधि देखनेसे सन्नाद ) 
मुलेखक मालूम पड़ता था । फिर नायय , गयास उद्दीन सन्नाट 
को मार कर स्वयं सम्राट पन पठा । 

(1 ) परदनके हाथ नासिर उद्दीन के वधी दात किसी इतिहास 
कारने नहीं टिकी है । पपितारिपता है कि रोगके कारण सम्राका 
भाषा हुभा पदाउनीका मन भी यही है । 


दिल्टीका इतिहास 
( ६ ) सम्राट् गयास-उदोन वलयन 
अपने स्वामीका वध कर बलवन स्वयं सम्राट यन धैठा । 
राज्यासीन होने के पहले भी इसने सनाटके नायपके पदपर 
रह कर यीस वर्ष पर्यंत राज्यके सब कार्य किये थे । अब 
( वस्तुतः) सम्राट होकर इसने वीस वर्ष और राज्य किया । यह 
सम्राट न्यायप्रिय , सदाचारी और विद्वान् था । इसने एक 
गृह बनवाया था जिसका नाम दार-उल- अमन था । किसी 
मृणीके इस गृहमै प्रवेश कर लेने पर सम्राट् स्वयं उसका 
समस्त मुण चुका देता था , और अपराध या वध करनेके 
उपरांत यदि कोई व्यक्ति इस गृहमें श्रा घसता था तो वध 
किये जानेवाले व्यक्ति के और अन्याय -पीड़ितोंके उत्तर धि . 
फारी प्रतिशोधका द्रव्य देकर संतुष्ट कर दिये जाते थे । मरणो 
परांत सम्राटकी समाधि भी इसी गृहम बनायी गयी । मैने 
भी इस ( समाधि ) को देखा है । 

( . ) बलबन - तबकाते नासिरीके लेखकके अनुसार बलबन और 
अल्तमश दोनों ही राजपुत्र थे । चंगेज़लाके मारमणके समय यह बन्दी 
बनाये गये और मावरलनेहरमें दास के रूपमें बेचे गये । 

( २ ) दारउरभमन - फतू हात फीरोज़शाहीमें इस गृहका नाम 
दार-उर - अमान लिया है और इसके भीतर सम्राटोंकी समाधियाँ यतायी 
गयी है । फीरोजशाहने इसकी मरम्मत करवा कर द्वारपर चन्दन कियाड 
लावाये थे । सर सय्यदके आसारसनादीदमें इस गृहकी स्थिति मैटकाफ 
साहयकी कोठी के पास मौलाना क्षमालीको मसजिदके निकटस्थ खंडहरोम 
बतायी गयी है । इसका पत्थर कुछ तो लखनऊ चला गया और कुछ माह 
जहानाबाद के गृहोंम लग गया । इस समय यह केवल टूटा संडहर और 
चुनेका ढेर है । 


ইনানুক মারেখানা 
इस सत्राटके संबंध एक अद्भुत कथा कही जाती है । 
कहते हैं कि बुधाराके बाजारमें इसको पके साधु मिला । 
वलयनका कद छोटा और मुख निस्तेज एवं कुरूप था ही , 
( यस ) साधुने इसको श्रो तुरक्क ( तुरफडे ) कह कर पुकारा 
अर्यात् इसके लिए बहुत ही वृणोत्पादक शन्दोंका प्रयोग 
किया । परन्तु इसने उत्तरमें कहा हाजिर, ऐ सुदामन्द । यह 
सुन साधुने प्रसन्न होकर कहा कि यह अनार मुझे मोल 
लेकर दे दे । इसने फिर उत्तर देते हुए कहा बहुत अच्छा 

और जेरसे कुछ पैसे निकाल, अनार मोल लेकर साधुको दे 
दिया । इन पैसोंके अतिरिक्त इसके पास उस समय भोर 
कुधन था । साधुने थनार ले कर कहा " हमने तुमसे 
भारतवर्ष प्रदान कर दिया । " बलरनने भी अपना हाथ चूम 
कर कहा " मुझे स्वीकार है " । यह बात उसके हृदय में 
चंठ गयी । 
___ सयोगवरा सत्राट् शम्स- उद्दीन अलनमशने एक व्यापारी 
को बुखारा, तिरमिज ओर समरकन्दमें दाम मोला लेने के 
लिप भेजा । इसने यहाँ जाकर सी दास माल लिये जिनमें 
एक पनवन भी था । जब सम्राटफे सम्मुख दास उपस्थित 
किये गये तब उसने घलबनके थतिरिक्त और सबसे पसंद 
किया । पलपनके लिए कहा कि मैं इस दासको नहीं लूंगा । 
यहसुन घलनने प्रार्थना की " हे श्रनयन्द थालम ( संसार 
कोस्वामी), इन दासोंको श्रीमान्ने किसके लिए मोल लिया 
है ? " साट्ने कहा अपने लिए । इस पर बलरनने फिर 
प्रार्थना कर कहा - "निन्यानचे दास तो श्रीमान्ने अपने लिए 
मोल लिये ई , पप दास र ईश्वर के लिए ही मोल ले 
लीजिये । " सम्राट अल्तमश यह सुनकर हँस पड़ा और उसने 


दिल्लीका इतिहास 

६७ 
इसको भी ले लिया । कुरूप होने के कारण इसको पानी 
लानेशा काम दिया गया । 

ख्यातिषियोंने सम्राटको सूचना दी कि आपका एक 
दास इस साम्राज्यका लेकर स्यामी बन ठेगा । ये लोग बहुत 
दिनोंसे यही मात कहने चले आये थे, परतु सम्राट्ने अपनी 
घत्सलता और न्यायप्रियताके कारण इस कथनपर कमी 
ध्यान नहीं दिया । प्रतमें इन लोगोंने सतासीसे जागर यह 
सर पहा । उसके कहनेपर सम्राटके हृदयपर जर कुछ प्रभाव 
पडा नो उसने ज्योतिषियोको उलाफर पूला कि तुम उस 
पुरुषको पहिचान भी सकते हो ? चे चोले कि कुछ चिन्ह ऐसे 
है जिनको देखकर हम उसे पहिचान लेंगे । सम्राट्ने श्रय 
समस्त दासोको अपने रामपसे हाकर जानेको श्राक्षा दी । 
सम्राट् बैठ गया और दासोतीथेरिपयाँ उसके समुख होकर 
गुजरने लगी । ज्योतिषी उनकी देख कर कहते जाते थे कि 
इनमें यह पुरप नहीं है । जोहर ( एक बजे दिनको नमान का 
समय हो गया । सहो ( भिश्तियों ) की श्रव भी पारी नहीं 
प्रायी थी । वे आपसमें कहने लगे कि हम तो भूखों मर गये, 
( लायो भोजा यागारसे ही मंगा लें ) और पैसे इकट्ठे कर 
अलयनका यानारमें रोटियाँ लेनेको भेज दिया । इलको निकट 
के मजारमें राटियाँ न मिली और यह दूसरे बाजारको चला 
गया जो तनिक दूरीपर था । इतोमें सकोंकी चारी भी श्रा 
गयी परन्तु यलयन तोर कर नहीं आया था , श्रतएव उस 
लागोने एक बालकको कुछ देकर बलपनकी मशक थोर अस 
चार उसके कन्धेपर रख उसनो बल्यनके रथानमें उपस्थित 
कर दिया । वलवना नाम पुकारा जाने पर यही पालक बोल 


દટ 


इन्नबतूताकी भारतयाना 
परतु जिलको खोज हो रही थी उसको ज्योतिषी न पा सके । 
जर सपके सम्राटके समुख जाकर लौट आये तब यही वलयन 
वहाँ श्राया, क्योंकि ईश्वरेच्छा तो पूरी होनेवाली ही थी । 

अपनी योग्यताके कारण बलरन अर सोंका अफसर 
हो गया । इसके पधात् वह सेनामें भरती हुश्रा और सरदारके 
पदपर पहुँचा । सम्राट होनेके पहले नासिर-उदीनने अपनो 
पुनीका विवाह भी इसके साथ कर दिया था और सिंहा 
सनासीन होने पर तो इसको अपना नायर ही बना लिया । 
वीस वर्षांतक इस पदपर रहने के उपरान्त सम्राटफा वध 
कर यह स्वय सम्राट बन गया । 

बलबनके दो पुत्र थे । बड़ा पुत्र, साने शहीद युवराज था 
और सिंध प्रातका हाकिम था । इसका निवासस्थान मुल 

( 6) बलबन शम्स उद्दीन अल्तमशका जामाता था , नासिरहीनका 


AHE 


जार 


( २ ) माने शहीद - पलबनका घड़ा पुत्र --- विधानोंका बड़ा सरकार 
करता था और स्वय भी बहा विद्याम्पसनी या । अमीर खुसरो , हसन , 
दहलवी तथा माप घटतसे विद्वान इसके यहाँ नौकर ध । शेवगादो महा 
शपके पास भी यह युवरात्र बहुतसो सम्पत्ति उपहारमें भेजा करता था । 
एक बार तो इसने उनसे भारत आनेको भी प्रार्थना की थी पान्तु उन्होंने 

दावस्या तथा नियंता कारण मानेसे टाचारी प्रकर को बार भरना 
रचना भेज दी । हलाकि पीनने एक सेना भारतमें भेनी थी , शिक्षक 
साथ रावी नदीके सरपर युद्ध करत करते इसमा त हुशा । कक्षा 
पाता है कि युदर्भ सातारियोंकी पराजय पान्नु एक लगाने 
कारण युग गिर पड़ा । मार गुसरी भी इस युरमें बन्दी हो गया 
या । उसने युवराजकी सरयुग क पास ही हदमनाक मरसिया 
हिसा है । इसके केयर एक ही पुत्र था । 


दिल्लीका इतिहास 
तानमें था । यह तातारियोसे युद्ध करते समय मारा गया । 
इसके फैयाद और कैपुसरो नामक दो लड़के थे । यलबनके 
द्वितीय पुत्रका नाम नासिर- उद्दीन था । पिताके जीवनकालमें 
यह लखनोती ओर धंगालका हाकिम था । साने- शहीदकी 
मृत्युके उपरान्त वलयनने इस द्वितीय पुरके होते हुए भी अपने 
पोन कैप्ससरोको युवराज बनाया । नासिरउद्दीनके भी मुमडल 
उद्दीन नामक एक पुत्र था जो सम्राटके पास रहा करता था । 

( ७ ) सम्राट् मुमज्ज - उद्दीन कैकुवाद 
गयास-उद्दीन बलबनका रात्रिमै देहावसान हुआ । पुर 
नासिर-उद्दीन ( युग़रा खा ) के यड्डालमें होनेके कारण सम्राटने 
अपने पौन कैखुसरो को युवराज बना दिया था । परन्तु 
सम्राटके नायथने फैखुसरोके प्रति द्वेष होनेके कारण , यह 
धूर्तता की कि सम्राटका देहान्त होते ही युवराजके पास जा , 
दुख एवं समवेदना प्रकट कर एक जाली पत्र दिखाया जिप्त . 
में समस्त अमीरोद्वारा कैफबादके हाथपर राज- भक्तिकी शपथ 

(1) कैकुवाद - मुअज्ज़उद्दीनका नाम था । यह खाने-शहीदका पुत्र 
भ था । इसके पिता नाम नासिरउद्दीन था । 

( २ ) कै खुसरो किस प्रकार निकाला गया , इसका वर्णन केवल चतू . 
साने ही किया है । किसी अन्य इतिहासकारने नहीं । फरिश्ता तो केवल 
यही लिखता है कि सुलतान मुहम्मदों तथा कोतवाल मलिक मुभाज -उद्दीन 
में परस्पर द्वेष होनेके कारण मलिकने कतिपय विश्वासयोग्य व्यक्यिोंको 
एकत्र कर यह कहा कि कैखुसरोका स्वभाव अत्यन्त ही बुरा है । यदि यह 
व्यक्ति सम्राट बन गया तो बहुतोंको संसारमें जीवित न छोहेगा । संसार 
की भलाई इसीमें है कि धैर्य एवं क्षमाशोल कैकुवादको ही सम्राट 
यनाया जाय । 


इन्नबतूताकी भारतयात्रा 
लेनेकी सम्मिलित योजनाका उल्लेख था । जप युवराज पत्र दे 
चुका तो इसने कहा कि मुझे श्रापके जीवनकी साशंका 
रही है । फैखुसरोने पूछा क्या करूँ " ? नायधने कहाf 
मेरी मतिके अनुसार तो श्रापको इसी समय सिन्धु प्रांतक 
चल देना चाहिये । कैखमरोने इसपर, नगर द्वार बंद होने 
कारण, कुछ प्रापत्ति की परतु नायबने यह कहा कि कुंजिय 
मेरे पास है, श्रापके निकल जाने पर द्वाराफिर बन्द कर लूँगा 
फैखुसरो ( ग्रह सुनकर ) बहुत कृतज्ञ हुश्रा और रात्रिमें हो 
मुलतानकी ओर भाग गया । 

खुसरोके नगरसे बाहर जानेके उपरांत नायबने मुअज्ज 
उहीनको जा जगाया और कहा कि समस्त उमरा -गण श्राप 
प्रति भक्तिकी शपथ लेनेको तैयार है । उसने फदा युवराज 
( मेरे चाचाका लडका तो है ही । मेरे साथ भनि की शपथ 
लेनेका क्या अर्थ है ? नाययने उसको समस्त कथा कह सुनायी 
और मुनग्ज -उदीनने उसको अनेक धन्यवाद दिये । पता रान 
अमीरों तथा भृत्योंसे सम्राट्की राजभतिकी शपथ फग ली 
गयी । अगले दिवस प्रातःकाल होते ही घोषणा कर दी गयी 
और सर्वसाधारणने सम्राट के प्रति राजभक्ति स्वीकार कर ली । 

नासिर उद्दीनयों, जर यह सूचना मिली कि पुत्र राजा 
सिंहासनार बैट गया है तो उसने यहा कि सिंहासनपर 
अधिकार तो मेरा है , मेरे होते हुए पुत्र उसपर नहीं पेट 
सकता । यस, मेगा सुसजिन फर उसने हिन्दुस्तानपर 
धाया पोन दिया इधर नायर भी सम्राटको साथ ले सेना 
सहिन उस ओर अग्रसर था । बड़ा नामक स्थानके संमुत 

( . ) कक्षा - महापादक निमे गगाके किनारे साहादसे ११ 
मीरकी दूपर पधिमोधा कोगमें स्थित है । भापा मावादमें दुर्ग 


__ . दिल्लीका इतिहास 
गंगा नदीके तटोपर दोनों पोरकी सेनाओंके शिविर पडे । 
युद्ध प्रारंभ ही होनेको था कि ईश्वरकी ओरसे नामिरउद्दीन 
हृदय में यह विचार उत्पन्न हुया कि अंतमें तो मुअज्ज़ उद्दीन 
मेराही पुत्र है; मेरे पश्चात् भी यही सम्राट होगा, फिर जनता . 
का रुधिर बहानेसे क्या लाभ ? पुत्रके हृदयमें मी प्रेम उमड़ 
श्राया । अंतमें दोनों अपनी अपनी नावोंमें धैठ कर नदीमें 
मिले । सन्नाट्ने पिताके चरण स्पर्शकिये । नासिर - दीनने 
उसको उठा लिया और यह कह कर कि मैंने अपना स्वत्व 
तुमको ही प्रदान कर दिया , उसके हाथपर भक्तिकी शपथ लो । 
इस सम्मिलनके ऊपर कवियोंने बहुतसे प्रशंसासूचक पध 
लिखे हैं और इस सम्मिलनका नाम लिका उस्सदिन ( दो शुभ 
ग्रहोंके सम्मिलनका प्रकाश) रखा है । 
___ सम्राट अपने पिता दिल्ली ले गया । पुत्रको सिंहासन 
पर विठा , पिता सम्मुख खड़ा हो गया । फिर नासिरउद्दीन 
यहालको लौट गया । कुछ वर्ष राज्य करनेके उपरान्त रहीं 
उसया प्राणान्त भी हो गया । उसकी जीवित सन्ततिमें केवल 
गयाल उहीन नामक पुत्र शरवीर हुआ जिसको सम्राट 
बनानेके पहले इस इलाकेका हाकिम कड़ा नामक स्थान में ही रहता था । 
इस नगरके अनेक गृक्षोंके पुराने परयर नवाव आसफ उदौला लखनऊ ले 
गये । पहिले यहाँका पना देशी कागज़ बहुत प्रसिद्ध था । अब यह रोज़गार 
तो मारा गया पर करवल अब भी अच्छे बनते हैं । 

( 1 ) कोई दूसरा इतिहासकार इस कथनका समर्थन नहीं करता 
कि नासिर-उद्दीन पुत्र साथ दिल्लीत गया था । 
- ( २ ) वनाने गयासुद्दोनको सममे नासिरउद्दीनका पुत्र लिखा है । 

पास्तव वह उसका पौत्र था । यही पात वनाने अध्याय ( ६ - २ ) में 
लिखी है । 


इनरतूताकी भारतयाना 
गयासउद्दीनने यन्दी कर रखा था , परन्तु सम्राट मुहम्मा 
तुगलकने इसको पिताकी मृत्युके उपरान्त छोड दिया । 

मुअज्ज उद्दीनने चार वर्ष तक राज्य किया । इस काल 
प्रयेक दिन ईदके समान व्यतीत होता था और रात्रि शरे 
वरातके तुल्य । यह सम्राट अत्यन्त ही दानशील और कृपालु 
था । जिन पुरुषोंने इसको देखा था उनमेंसे कुछ मुझसे भी 
मिले और वे उसके मनुप्यत्व , दयाशीलता तथा दानकी भूरि 
भूरि प्रशसा करते थे । दिल्लीको जामे मसजिद की , ससारमें 
अद्वितीय मोनार भी , इसीने यनरायो थो । विषय भोग 
तथा अधिक मात्रामें मदिरापान करनेके कारए इसके एक 
श्रोर पक्षाघात भी हो गया जो चैद्योंके घोर प्रयन परने पर 
भो न गया । सम्राटको इस प्रकार अपाहिज हुया देस नायर 
जलाल- उद्दीन फीराजने विद्रोह कर दिया और नगर गहर 
जा कुपए जैशानी नामकीलेके निकट अपने डेरे डाल दिये । 
सम्राट्ने कुछ अमीरोको उससे युद्ध करने के लिए भेजा, परन्तु 
जा श्रमोर जाता वह फीरोनसे मेल कर उसीके हाथपरमति 
की शपथ ले लेता था । फिर जलाल - उदोन फीरोनने नगरमें 
घुसकर राजभवनको चारों ओरसे जा घेरा । अर सम्बार भी 
स्वय भूखों मरने लगा । परन्तु एक व्यक्ति मुझसे कहता था 
कि एक भला पडोसी सम्राटके पास इस समय मी भोजन 
भेजा करता था । 
___ मनाने महलमें घुसकर विस प्रकार सम्राट्को मार डाला , 
इसका वर्णन हम धागे करेंगे । यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त 
होगाकिसके पश्चात् बलाल उहीन सम्राट मुश्रा । 

( ar रिशा जाघुका छिनाम पड हानेक भाग , वना 
गारोके म्यानमें मुगारका नाम लिख गया है । 


4 


दिल्लीका इतिहास 

( ८ ) जलाल-उद्दीन फ़ीरोज़ 
यह सम्राट् बड़ा विद्वान् एवं सहिष्णु था और इसी साहि 
गुताके कारण इसको मृत्यु भो हुई 1- स्थायी रूपसे सम्राट 
होनेपर इसने एक भवन अपने नामसेनिर्माण कराया । सम्राट 
मुहम्मद तुग़लकने अब उसे अपने जामाता यिनगदा विन 
मुहानी को दे दिया है । 

सम्राटके एक पुत्र था जिसका नाम था रुस्न- उद्दीन और 
एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन । यह सम्राट्का 
जामाता भी था । सम्राटने इसको कड़ा -मानकपुरका हाकिम 
( गवर्नर ) नियत कर दिया था । भारतवर्ष में यह प्रान्त बहुत 
झो उपजाऊ समझा जाता है । गेहूँ, चावल और गन्ना यहाँ खव 
होते हैं ; यहुमूल्य कपड़े भी बनते हैं जो दिल्ली में श्रोकर विकते 
हैं । दिल्लीसे यह नगर अठारह पड़ावकी दूरीपर है । 

अलाउदीनकी सो उसको सदा कट दिया करती थी । 
अलाउद्दीन अपने चचासे स्त्रीके इस बर्तावकी शिकायत किया 
फरता था , और अन्तमें इसी कारण दोनोंके हृदयों में अन्तर 
भी पड़ गया । अलाउद्दीन साहसी, शूरवीर और बड़ी अड़ . 
वाला था परन्तु उसके पास द्रव्य न था । 

(1) फरिश्ताने इस सम्बन्धमें केवल इतना ही लिखा है कि सम्राट 
जलाल-उद्दीनने भपनी भरयन्त रूपवती लड़कीका विवाह अलाउद्दीनके 
साथ कर दिया परन्तु यदानीके हेसानुसार अलाउद्दीन सम्राही, अर्थात् 
अपनी सास , और पीसे हृदय में सदा ऋद्ध रहता था । कारण यह था कि 
ये दोनों सम्राटसे सदा इसके व्यवहारको निन्दा किया करती थीं और 
इसीसे भलाउद्दीन खीज कर सम्राट से दूर किसी एकाग्तस्यलमें तरकीयसे 
भागनेकी चिन्ता था ! 


७४ इननतूवाको भारतयात्रा 

एक बार उसने मालवा और महाराष्ट्रको राजधानी देव 
गिरिपर श्रारमए किया । यहाँका हिन्दू राजा सर राजाओमें 
श्रेष्ठ समझा जाना था । मार्गमें जाते समय अलाउहीनके घोडे 
का पैर एक स्थानपर धरती में फंस गग और दन ऐसा 
शष्ट मुश्रा । स्थान खुदवाने पर बहुत धन निस्ला जो समस्त 
सैनिमेंमें चाँट दिया गया । देवगिरि पहुँचने पर राजाने विना 
युद्ध क्येि ही अधीनता स्वीकार कर ली और प्रचुर धन देकर 
इसरा विदा किया । 

महा लौट आने पर अलाउदानने मनाके पास वह लूट 
नभेजी दोरयाक भडकाने पर सम्राटने उसको चला भेजा . 
परन्तु वह न गया | पुषसे भी अधिक प्रिय होनेके कारण 
सम्राटने उसके पास म्यं जानेका विचार किया । यात्राका 
सामान ठीक पर वह सेना सहित कडा की ओर चल दिया । 
नदी किनारे जिस स्थानपर मुग्रज उछीनने डेरे डाले थे 
उसा म्यानपर मन भी अपना शिविर डाला और नाव में 
टफर भनीजेपी और . . । 

( 1 ) दवा हुआ धन मिलनेका वृत्तान्त और किसी इतिहासकाने 
नहीं लिम्बा । उनके अनुसार भलाउदान सम्राटकी भानामे सात माह 
सस सवारा सदिन गया सो पा परी जयको और पाप गया 
निचपुरमें । यहाँ बार उसने पर प्रसिद कर दिया कि पिव्यमे 
अप्रसन्न होकरसलिंगाना राजा महा नौकरी करने जा रहा है और 
अचानक देवगिरिमें जा पदा । गवा युट लिए सिरपार मघा 

सनकुकर समिरो। सम्म पुत्र इस समय वहाँ महा । 
उसने भार माडदानपे युद किया और हर बापी । भयावहीनने 
Tो मन पोना सात मन मोरी, दो मन राहालदापादिमीर 
मस मन शादी एका उसका पीछा और । 


दिलाका इतिहास 
अलाउद्दीन दूसरी ओरसे नावमें बैठ कर तो श्राया , परस्तु 
उसने अपने भृत्यों को सकेत कर दिया था कि मैं सम्राटको 
ज्योंही गले लगाऊँ त्योही तुम उसका वध कर डालना । उन्हों 
। ऐसा ही किया । समानी कुछ सेना तो अलाउद्दीनसें श्रा 
मिली और फुछ दिल्ली की ओर भाग गयो । 
___ यहाँ आकर सैनिकोने सन्नाटके पुत्र रुम्न उद्दीन को राज 
सिंहासनपर बैठा कर सम्राट घोषित कर दिया , परन्तु जय 
नवीन सम्राट इस सेनाके बलपर अलाउद्दीनसे युद्ध करने 
याया तो ये भी विपक्षीकी सेनामें जा मिले । ( चारा) रुस्न 
उद्दीन सिन्धुको ओर भाग गया । 

( १ ) सम्राट् अलाउद्दीन मुहम्मदशाह 
राजधानी में प्रवेश कर अलाउद्दीनने वीस वर्ष पर्यन्त बड़ी 
योग्यतासे शासन दिया । इसकी गणना उत्तम समागेमें की 
जाती है, हिन्दू तक इसकी प्रशसा करते है । राज्य कार्योको यह 
स्त्रय देसता और नित्य बाजारभावका हाल पूछ लेता था । 
मुहतमिन नामक अधिकारोविशेषसे , जिसे इस देशमें ईस 
कहते हैं , प्रतिदिन इस सम्बन्धमें रिपोर्ट भी ली जाती थी । 

कहते हैं कि एक दिन सम्राट्ने मुहतसिवसे मांस महंगा 
चिनेका कारण पूछा । उमफेयह उत्तर देने पर कि इन पशुओं 

( 1 ) फीरोज शाह खिलजीके तीन पुत्र थे । सबसे पढेका नाम था 
ग्याँजहाँ । इसकी मृत्यु सम्राटफे जीवन काल में ही हो गयी थी । इसकी 
मृत्युपर अमीर खुसरोने शोकसूचक कविता भी लिसी है । 

दूसरे पुरका नाम था भरपुली साँ । यह भी यदा कुशल था परन्तु 
पादशाह बेगमने मूर्यतावश इसकी बाट न देख उपर्युक्त तृतीय पुरको ही 
सिहासनपर पिठा दिया । 


इब्नबतूताकी भारतयात्रा 
पर ज़कात (फरविशेष) लगने के कारण ऐसा होता है, सम्राट्ने 
उसी दिनसे इस प्रकारके समस्त कर उठा लिये और 
व्यापारियों को बुला फर राजकोपसे बहुत सा धन गाय और 
यकरियाँ मोल लेने के लिए इस प्रतिज्ञापर दे दिया कि इनके 
बिक जाने पर वह धन पुनः राजकोपमें ही जमा कर दिया 
जायगा । व्यापारियोंका भी उनके श्रमके लिए कुछ पृथक 
चेतन नियत फर दिया गया । इसी प्रकारसे दौलताबाद 
से विक्रयार्थ श्रानेवाले कपड़े का भी उसने प्रयन्ध किया । 

अनाज यहुत महंगा हो जानेके कारण एक यार उसने 
सरकारो गोदाम सुलवा दिये , जिमसे भाव तुरन्त मन्दा पड़ 
गया । सम्राट्ने उचित मूल्य नियत कर भाशा निकाल दी कि 

( 1 ) मस्तमश तथा पलपनके समयसे लेकर अलाउद्दीन खिलजी. 
के समय तक एशिया तथा पूर्वीय यूगेपमें मुगलोंके बहुत ही भयानक 
मानमण हुए । यदि उस समय भारत में , उपयुक्त सम्राटों जैसे कटोर 
एवं योग्य शासन होते तो तातारियों के घोड़ोंकी रापासे ही सारा उस . 
गय भारत वीरान हो जाता । स समय इन जंगलियों मारमण रोश 
ने लिए मुख्तान भादि सीमा- नगरो भधिकारी बड़ी छानपीनके 
पश्चात् नियत किये जाते थे । वातरियों के मात्रमा निरंसर पदते हुए 
देखकर अलाउद्दीनने एक वृहद् सेना तैयार करनेका विचार किया परंतु 
हिसाय करनेपर पता चला कि इतना स्यय सानाम्य बहन न कर सकेगा । 
अतएव सम्राट ने परामद सैनिक वेतन लो कम कर दिपा पर 
वस्तुओं का मूल्य ऐसा नियत किया कि उसी ऐतनमें मुलाक सपा 
निर्वाह हो जाप । कातिके लिए पौने पाच era सबार रसोरी 
भाशा हुई और एक धोयाले सयाका घेतर दोसी चीनीस रक ( सपा) 
सवादी घोदेवालों पर रंक मिपत कर दिया गया । पस्नुभोध 
गूगप इसकानिर्धारित मा 

( भग २४ दूधिये ) 


दिल्लीका इतिहास 
इसीके अनुसार अनाजका क्रय -विक्रय हो , परन्तु व्यापारियोंने 
इस प्रकार बेचना अस्वीकार कर दिया । इसपर सवाट्ने 
अपने गोदाम सुलवा कर उनको बेचनेकी मनाही कर दी और 
स्वयं छः महीनेतक वेचना रहा । व्यापारियोंने अब अपना 
अनाज रिगड़ते तथा कीटादिकी भेंट होते देख सबाट्से 
प्रार्थना को तो उसने पहिलेसे भी सस्ता भाव नियत कर दिया 
और उनको श्रर लाचार होकर यही भाव स्वीकार करना पड़ा । 

सम्राट किसी दिवस भी सवार होकर बाहर न निकलता 
था , यहाँ तक कि शुक्रवार और ईदके दिन भी पैदल ही चला 
जाता था । 

इसका कारण यह बताया जाता है कि इसको अपने एक 
. मन गेहूँ ( पके १४ सेर) = साड़े यात जेतल ( भाधुनिक दो भाने ) 

मन जी ( , ) = चार तल 
. मम धावल ( 7 ) पाँच जेतल 
1 मन दाल मूंग ( ग ) = पाँच जेतल 
1 मन चना ( , ) पवि जंतल 
1 मन मौट ( , ) तीन तल 

इसके अतिरिक्त घोडेसे रेकर सुई तक प्रत्येक वस्तुका मूल्य नियत 
कर दिया गया था । कोई पक्ति अधिक मूल्य लेकर कोई चीज नहीं बेच 
समता या । भकाल सया सुकाल दोनों में ही एकसा मूल्य रहता था । 
सम्राट्की निजी जमींदारीमें भी किसानोंसे नदीके स्थान में मनाज ही 
किया जाता था और भकाल होनेपर सम्राटके गोदामोंसे निरालकर 
थेचा जाता था । विद्वानों को इस बातकी भाशा थी कि ये जमादारोंसे 
नियत भूपयपर पनजारोंको भनाज दिलवायें । पनजारे भी नियत मूल्य . 
पर ही व्यापारियों को पातारमें भमाश दे सकते थे । मनाउहीनके मरते ही 
इस प्रपंधका भी मत हो गया । 


७८ 

इन्नतूनाको मारतयात्रा 
भतीजे सुलैमानसे अत्यंत स्नेह था । सम्राट् इस भतीजे के साय 
एक दिन श्रापेटका गया । जिस प्रकारका वर्चारसम्राटने 
अपने पितृन्यके साथ किया था उमीका अनुकरण यह भतीजा 
मी अकरना चाहता था । भोजनके निप जर वे एक स्थान पर 
बैठे तो सुलैमानके सम्राटपर एक बाण चलाते ही वह गिर 
पड़ा और एक दासने अपनी ढाल उसपर डाल दी । जर 
मतीजा सम्राक्षा कार्य तमाम करने पाया तो दासोंने यह 
कह दिया कि उसका तो गाय लगते ही देहांत हो गया । उनके 
कथनपर विश्वास कर यह तुरत राजधानोको ओर जा रन 
चासमें घुसनेका प्रथल करने लगा । घर सम्राई मा मर्दा 
यातने पर समानताम कर नगरम पाया । उसके श्रात हो 
समस्त सेना उसके चारों ओर एकत्र हो गयो । यद्द समाचार 
पाते ही भतीजा भी भाग निफला परन्नुभंतमें पकडा गया और 
सम्राट्ने उस वध करा दिया । उस .दिनसे सन्नाट कभी 
सरार होकर बाहर नहीं निकला । 
____ सघाट के पांच पुत्र थे जिनके नाम येथे - खिज़र खाँ , दो 
साँ , अयकर खॉ , मुपारक खाँ ( इसका द्वितीय नाम युरतुय . 
उद्दीन था ) और शाहायुदोन । 

सम्राट कुनय-उदीनको सदा हतपद्धिाश्रमागापौर साइम्स 
तीन समझा करता था । और भायोको तो सन्नाटने पद मो 
दिये थोर मंडे तथा नगाड़े रखने की प्राशा मादी परन्तु 
इसको कुद मीन विका । एक दिन सम्राटने इससे कहा कि 
तेरे अन्य मातामाको पर तया अधिकार देने के कारण तुझे 
भी लाचारीसे कुद देना पडेगा । इसपर उतुर उदीनने उत्तर 
दिया कि मुझे इत्यर देगा, पाप क्या चिन्ता परते हैं । इस 
उत्तापोमन सम्राट् भयमीत दो उसपर पानपर दुला 


दिल्लीका इतिहास 

७९ . 
सन्नाटफे रोगी होनेपर प्रधान राजमहिपो खिजर घाँको 
ताने , जिसका नाम माहक था , अपने पुत्रको राज्य दिलाने 
का प्रयत्न करने के लिए अपने भाई संजर का बुलाया और शपथ 
कर इस पातकी प्रतिज्ञा करवायो कि यह सम्राटका मृत्युके 
परांत इसके पुत्रको राजसिंहासनपर बैठाने का प्रयत्न करेगा । 
__ _ सम्राटके नायव मलिक अलफ़ो ( हज़ार दीनारमें सम्राट 
द्वारा मोल लिये जानेके कारण यह इस नामसे पुकारा जाता 
था । ने इस प्रतिज्ञाकी सूचना पाते ही सम्राटपर भी यह यात 
प्रफट कर दी । इसपर सम्राट्ने अपने भृत्योंको आशा दी कि 
जश संजर वहाँ आकर सम्राट् -प्रदत्त खिलनात पहिरने लगे 
उसो समय उसके हाथ पैर याँध देना और धरतीपर गिराकर 
उसका वध कर देना । सम्राटके आदेशानुसार ऐसा हो 
फिया गया । 

खिज़रखाँ उस दिन दिल्लीसे एक पड़ायको दूरीपर , संदत 
( संपत ) नामक स्थानमें धर्मवीरोंकी समाधियोंके दर्शनार्थ 
गया हुत्रा था । इस स्थान तक पैदल जाकर पिनाकधारोग्य . 

संजर - इसकी उपाधि अलप खाँ थी । यह सम्राटके चार 
मित्रोमसे था । 

( २) मलिक मलफो - मलिक कासाकी उपाधि थी । 

( ३) सिज़र सायराऊनी और बतूता इस कयास वर्णन भित्र 
मित रूासे करते हैं । प्रथमके अनुसार यह हस्तिनापुरका हाकिम था । 
सम्राटकी रुग्णावस्याका वृत्तांत सुनकर यह दिशोकी भोर आया तो 
काफूरने समारको पदयत्रका यान सुज्ञा दी और यह बंदी बनाकर भम . . 
रोहा भेज दिया गया । इस इतिहासकारक कथनानुसार सम्राट्ने दूसरी 
पार प्रोधित होमाजिरो वाडिपर भेजा था । 

( १ ) पंदत - संमपतः पह भाधुनिक सोनपत है । प्राचीन कालमें 


८० 


इच्नबतूताकी भारतयाना 
लामके लिए ईश्वरप्रार्थना करनेको उसने प्रतिज्ञा की थी । 
पिता द्वारा अपने मामाका बध सुनकर उसने शोकाचेशमै 
अपने यन फाड डाले ( भारतवर्षमै निकटस्थ सम्बन्धीको 
मृत्यु होनेपर वस्त्र फाडनेकी रीति चलो श्राती है ) । इसको 
सूचना मिलने पर सत्राट्को यहुत बुरा लगा । जर पिजरसों 
उसके सम्मुख उपस्थित हुना तो उसने क्रोधित हो उसकी 
बहुत भर्त्सना की और फिर उसके हाथ पाँच यॉध नायबके 
हवाले करनेकी भाशा दे दी । इसके उपरान्त इसे पालियर 
के दुर्गमें बन्दी करनेका श्रादेश नाययको दिया गया । 

यह दृढ़ दुर्ग हिन्दू राज्योंके गध्यमें दिल्लीसे दस पावकी 
दूरीपर बना हुश्रा है । वालियरमें सिजरखॉ , कोतवाल तथा 
दुर्गरक्षकोंको सुपुर्द कर दिया गया और उनको चेतावनी भी 
दे दी गयी कि उसके साथ राजयु जैसा व्यवहार न फर 
उसकी ओरसे घोर शनुवत् सचेत रहना चाहिये । 
__ सम्राटका रोग श्रय दिन दिन बढ़ने लगा । उसने युवराज 
बनानेके लिए बिज़रखॉका बुलाना भी चाहा परन्तु नायबने 
हो करके भी उसको बुलाने में देर कर दो और सम्राट्फे 
पूछनेपर कह दिया कि अभी श्राता है । इतनेमें सम्राटके 
प्राणपखेरू उड गये । 

( १०) सम्राट् शहार -उद्दीन 
अलाउद्दीनको मृत्यु हो जाने पर, मलिक नायव ( अर्थात् 
काफूर ) ने सबसे छोर पुत्र शहाय उद्दीनरी राजसिंहासनपर 
जमुना नदी इसी नगरके दुर्गके नीचे पहती थी । यह पहुव माण नगर 
है । कहते हैं कि युधिष्ठिरने को पावगायाँधनसे माग धे उनमें एक 
यह भी था । 


८१ 


दिल्लीका इतिहास 
चैठा कर लोगोंसे राजमक्तिकी शपथ ले ली , पर समस्त राज्य 
कार्य अपने हाथमें रख लिया । उसने शादी खाँ तथा अबू 
यकर खाँको आँखोंमें सलोई भरवा कर ग्वालियरके दुर्गमें 
यन्दी कर दिया , और यही बर्ताव ख़िज़र खाँके साथ भी 
करनेकी श्राशा वहाँ भेज दो । 

चतुर्थ पुत्र कुतुबउद्दीन भी बन्दीगृहमें डाल दिया गया 
परन्तु उसको अन्धा नहीं किया । ( इस प्रकारका अनर्थ होते 
देख ) बादशाहबेगमने, जो सम्राट् मुअज्ज़ -उद्दीनको पुत्री थी , 
सम्राट अलाउदीनके यशीर और मुबशर नामक दो दासोको 
यह सन्देशा भेजा कि मलिके नायरने मेरे पुत्रोंके साथ जैसा 
बर्ताव किया है यह तो तुम जानते ही हो , अब यह कुतुब . 
उद्दीनका भी वध करना चाहता है । इसपर उन लोगोंने यह 
उत्तर भेजा कि जो कुछ हम करेंगे वह सब तुमपर प्रकट हो . 
जायगा । 

ये दोनों पुरुष रात्रिको नायबके ही पास रहा करते थे । 
श्वस्त्र - शस्त्रादिसे सुसजित हो इनको वहा जाने की श्राज्ञा मिली 
हुई थी । उस रात्रिको भी ये दोनों यथापूचं वहाँ पहुँचे । नायव 
उस समय सबसे ऊपरकी छतपर बने हुए फज़ागन्द द्वारा 
मढ़े हुए लकडीके यालारखाने में ,जिमको इस देशमें खिरमका " 
कहते हैं , विधाम कर रहा था । दैवयोगसे इन दो पुरुषोंमेंसे 
एकको तलवार नायर ने अपने हाथमे ले लो और फिर उसे 
उलट-पलट कर वैसे ही लौटा दिया । इतना करते ही पकने 
तुरन्त प्रहार किया और दूसरेने भी भरपूर हाथ मारा । फिर 
दोनोंने उसका कटा सिर फुतुब- उद्दीनके पास ले जाकर बन्दी. 
गृहम डाल दिया और उसको कारागारसे मुक्त कर दिया । 

खिमका - - मालम मी . या किस भापका । 


इनरतूताकी भारतयाना 


( ११) सम्राट् कुतुब -उद्दीन 
कुतुब -उद्दीन कुछ दिनतक तो अपने भाई शहाय उद्दीनसे 
नायवकी तरह काय करता रहा, परन्तु इसर पश्चात उसका 
सिंहासनसे उतार यह स्वय सम्राट यन वठा । उसने शहार 
उद्दीनकी उँगलियाँ काट कर उस अपने अन्य मातााके पास 
ग्वालियर दुर्गमें भेज दिया और आप दौलताबादकी प्रार 
चल दिया । 

दौलतागद दिल्लीसे चालीस पडायकी दुरीपर है, परन्तु 
मार्गमें दानों पार येद, मननू तथा अन्य जातिक इतने वृक्ष 
लगे हुए है कि पथिक्को मार्ग उपचन सरीखा प्रतीत होता 
है । हरकारों के लिए प्रत्यक कासमें उपर्युत विधिनी तीन तीन 
डाक चोरियों बनी हुई है, जहाँपर राहगीरका वापारयी 
प्रत्यक श्रावश्यक वस्तु मिल सकती है । तेलगाना तथा 
मानवर प्रदेशोतम यह मार्ग इसी प्रकार चला गया है । 
दिल्लीसे वहाँतक पहुँचनेम छ मास लगते हैं । प्रयेक पडाव 

सम्राटक लिए प्रासाद तथा साधारण पधिशेफ लिए 
पाथनिवास ( सराय ) पन हुए है । इन कारण यानियोंगा 
यानाम श्रावश्या पदार्थोक रखनकीको श्रापश्यना नहीं 
होती 10 

सीता सड़क पारशाइने भर तशर करायी थी । पदाऊनीका 
कपन है कि पृषम बगाएसे एकर पत्रिममें सहसासतक (ो भार 
मासी राह है ) और भारासे टकर मसिक ( पा . . कोसकी 
दूरी ) प्रस्पक कासपर मसजिद, पा , और साय , पर इसकी 
बनी हुई है और इन स्थानों में माई , इमाम सामिलमागको 
पानी पिलानेशास सनात रहते थे । इन मतिरित पा - सस तथा 


- 


- 


- 


दिल्लीका इतिहास 
___ सगट कुतुबउद्दीनके इस प्रकार दौलताबादकी ओर चले 
जाने पर कुछ अमीरोने विद्रोह कर सम्राट्के मतीजे सिज़र 
खॉके हादशवर्षीय पुत्रको राजसिंहासनपर बैठानेका प्रयल 
किया । पर कुतुब-उद्दीनने भतीजेको पकड़ लिया और उसका 
सिर पत्थरोंसे टकरा भेजा निकाल कर मार डाला । उसने 
मलिक शाह नामक अमीरको ग्वालियरके दुर्गमें जा लडकेके 
पिता तथा पितृव्योंका भी वध कर डालने की आज्ञा दी । 
राहगीरोंके लिए धर्मार्थ भोजनालय भी यहाँ बने रहते थे । सड़क 
दोनों ओर भाम , खिरनी आदिके बड़े बड़े वृक्ष होनेके कारण राहगीरोको 
राह चलने में धूपतक न सताती थी । ५२ वर्ष पश्चात् अकबरके समय में 
उपर्युक्त ऐतिहासिकने यह सब बातें अपनी आँखोंसे देखी थी । फरिश्ताने 
इस वर्णनमें यह बात और लिखी है कि पूर्वसे पत्रिमतक सर्वत्र 
प्रदेशके समाचार्गेकी ठीक ठीक सूचना देने के लिए प्रत्येक सरायमें डाक 
चौकी के दो दो घोड़े सदा विद्यमान रहते थे । सम्राट अपने राज 
प्रासादमें ज्योंही भोजनपर बेठता था योंही इसको गूचना नगाड़ोंके शन्द 
द्वारा दी जाती थी और शन्द होते ही सरायों में रखे हुए नगाड़े सर्वत्र 
पजाये जाते थे । इस प्रकार बंगालसे लेकर रोहतासतक सर्वत्र इसकी 
सूचना मिलते ही प्रत्येक सराय में मुसलमानों को पका हा मोजन और 
हिंदुओंशे भाटाघी तथा अन्य पदार्थ बाँट दिये जाते थे । 

( 1 ) जो पुरुप देवगिरि ( दौलताबाद ) की शहमें पड़यंत्र रचकर 
सम्राटका वध करना और स्वयं सम्राट् बनना चाहता था उसका नाम 
असदउद्दीन पिन गरिश था । यह सम्राट अलाउद्दीनके पितृव्यका 
पुत्र था । 

(२ ) बिज़र साँके वध संबंध पदाऊनी यह लिखता है कि देव 
गिरिसे लौटते समय रणभोरके निकट नया शहर नामक स्थानसे 
राजकीय भनागारका अध्यक्ष शादी खा खिजारका वध होनेके उपरान्त 


- 


- 


८४ इब्नबतूताकी भारतयात्रा 
___ ग्वालियरके काजी, जन-उद्दीन मुबारक मुझसे कहते थे कि 
मलिकशाहके यहाँ पहुँचनेके समय मैं ( स्वयं ) खिज़रखाँके 
समीय बैठा हुआ था । इस अमीरके धानेका समाचार सुनते 
ही उसका रंग उड़ गया । मलिकशाहके वहाँ आने पर जब 
खिजरखाँने दुर्गमे यानेका कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया 
असवन्दे आलम ! ( संसारके प्रमु ) मैं किसी आवश्यक कार्यके 
उनकी सी और पुग्न भादिको राजभवन में लाने के लिए ग्वालियर भेजा 
गया था । इसके प्रथम १८ हिजरी यही पुरष उपयुक्त राजपुत्रों का 
वध कर देवल देवीको सम्राटके रनिवासमें लाने हेतु भेजा गया था । 
प्रसिद्ध कवि खुसरोने अपने देवल देवो और विज़र खाँ नामक काव्यमें 
यह कया इस भाति लिखी है कि मुबारक शाहने देवल दंषीको प्राक्ष 
करने लिए विज्ञर खौको यहाँतक लिख मारा था कि यदि तुम अपनी 
भार्या मुझको दे दोगे तो मैं तुमको यदीगृहसे निकाल कर किसी प्रांतका 
गवर्नर बना देगा परंतु मिजार खाँ ने भंगीकार न किया भार ममीर 
खसरोके शब्दोंमें यह कहा 
यो बामन हम सास्तई यारे जानी । सरे मन दूर कुन म पस यानी ॥ 
( अर्थात् यदि प्राण -प्याती मेरे मनके भनुकूल माचरण करती है तो तू 
मेरी जान मत खा , और जो करना हो कर ) सम्राटको मह पात बहुत 
पुरी रगी और 
व दो सर सहाहीरा हर कद के वायद सकिरी इमरोज़ कर । 
रोअन्दर गालियोर इंदम म यसदेश । सरे शेर म अफ़ग़ान व शम् ॥ 

( तात्पर्य पvिमें भार उसने भनाध्यक्षको रुलाया और 
कहा कि सो कोसकी पाया एक ही रातमें समाप्त कर ग्वालियर जाकर 

कर ) रिश्ताके इनानुसार रामपुरोका, सिमका श्राशोमें 
पहले से दी सलाई नीधी जा चुकी थी , बंध कर दिया गया भीर दक्छ 
देवी (जि जर नाही पो ) सीप नियासमें छापी गयी । 


दिल्लीका इतिहास 
लिए ही उपस्थित हुआ हूँ । इसपर पिजरखाँने पूछा मेरा . 
जीवन तो निरापद है । उसने उत्तर दिया हॉ । 

इसके अनन्तर उसने कोतवालको बुलाया और मुझको 
तथा तीन सो दुर्गरक्षकोंको साती कर सयके संमुख सम्राटको 
आशा पढ़ी । उसने शहायउद्दीनफे पास जाकर उसका वधकर 
डाला परन्तु उसने कुछ भय या घबराहट प्रदर्शित नहीं की । 
फिर शादीखॉ ओर अकबरखॉकी गर्दने मारी गया परन्तु जय 
विजरखॉत्री बारी आयो तो वह रोने और चिल्लाने लगा । 
उसकी माता भी उसके साथ वहाँ रहती थी परन्त उस 
समय वह एक घरमें बन्द कर दी गयी थी । खिजरखॉके 
बधके उपरांत उनके शव बिना कफन पहिराये तथा यिना 
अच्छी तरह दाये हुए याही गडहेमें फेंक दिये गये । कई घर्षके 
उपरांत ये शव वहाँसे निकाल कर कुलके समाधिगृहमें दबाये 
गये । खिजरखाँकी माता और पुत्र कई वर्ष बादतक जीवित 
रहे । माताको मैंने हिजरी ७२८ में पवित्र मक्कामें देखा था । 

मालियरका दुर्ग पर्वत शिखरपर बना हुआ है और 
देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शिलाको काटकर ही 
किसीने इसका निर्माण किया है । इस दुर्गके समीप कोई 

(1) श्री हटर महोदयके कथनानुसार ग्वालियर दुर्ग ३४२ फुट 
ऊँची चट्टानपर बना हुआ है । यह टेड मील लवा और सीनसौ गज चौहा 
है । हाथी की मूर्ति होने के कारण द्वारका नाम हाथी पौल पढ़ गया है । 
राजभवन , मानसिंहने ( १४ . ६ - १५१६ ई . में ) निर्माण कराये थे । 
अहाँगीर , शाहजहाँ सया विक्रमादित्यके भवन भी उपयुक्त प्रासादके 
निकट ही बने हुए हैं । ये सप अत्यंत ही सुंदर हैं । नगर गढ़के नीचे 
असा हुभा है । प्राचीन वस्तुओं में वहाँपर ग्वालियर-निवासी दाख मुहम्मद 
गौसका मठ दर्शनीय है । 

[ अगला पृष्ट देखिये 


८६ इब्नबतूताको भारतयात्रा 
अन्य पर्वत इतना ऊँचा नहीं है । दुर्गके भीतर एक जला 
शय और लगभग योस कूप बने हुए हैं । प्रत्येक कूपकी 
ऊँची दीवारोपर मुखनीक लगे हुए हैं । दुर्गपर चढ़ने का मार्ग 
इतना प्रशस्त बना हुश्रा है कि हाथी तक सुगमतासे श्रा जा 
सकते हैं । दुर्गके द्वारपर पत्थर काटकर इतना सुन्दर महावत 
सहित हाथी निर्माण किया गया है कि दूरसे वास्तविक हायी . 
सा प्रतीत होता है । 

नगर दुर्गके नीचे बसा हुआ है । यह भी बहुत सुन्दर है । 
यहाँक समस्त गृह और मसजिदे श्वेत पत्थरकी धनी हुई है । 
द्वारके अतिरिक्तः इनमें किसी स्थानपर भी लकडी नहीं लगायी 
गयी है । यहॉपी अधिकांश प्रजा हिन्दु है । सम्राट्फी श्रोरसे 

भनुसंधानसे पता चलता है कि ग्वालियर दुर्ग शूरसेन नामक राजाने 
निर्माण कराया था । गजनवी तो सन् २०१३ में इसकी विजय न कर 
सका , परंतु गोरीने इसको १५९६ ई . में ले लिया । १२ . ई . 
में मुसलमान सम्राटोंका इसपर अधिकार न रहा , पर अटतमशने 
१२३ . ई . में इसको फिर अपने अधीन कर लिया । सम्राट अकरके 
समय में उच्च कुलोद्भुत बदियों के लिए इसका उपयोग किया जाता था । 
परंतु इब्नबन्नाके कपनले इसका उपयुक्त उपयोग बहन प्राचीन सिट 
होता है । अंजाने १८५ . में इसर मधिकार कर लिया परंतु हा 
स्फरिनने फिर इसे झांसी नगर के बदर में सिंधिया दरवारको ही दे दिया । 

दुर्ग हायियों को देखकर ही अपने बारा- गके पशिमीप द्वारपर 
मी महावत सहित दो हाथी बनवाये थे । शाहजहाँ ने उनको दिल्ली के पास 
दुर्गमें लेजाकर खड़ा कर दिया । परंतु भारंगजेबने इनको भूमिपूजा 
चिन्ह समझकर वहा से हटा दिया । पुरावेसामोशी छोजले , कुछ 
ही वर्ष पहले , इन हापियोंके टुबई वहीं हिसमें वह मिठे । इन्हें 
सोस्नेसे हाथिपॉकी मूर्तियों टोक बन जाती है ।। 


दिलीका इतिहास 
यहाँ छः सो घुड़सवार रहते हैं । हिन्दू राज्योंके मध्यमें होने के 
कारण ये बहुधा युद्ध में ही लगे रहते हैं । 

इस प्रकारसे अपने भ्राताओंका वध करनेके उपरान्त जयं 
कुतुब-उद्दीनका कोई ( प्रकाश्य रूपसे ) वैरी न रहा तो परमें 
श्वरने एक बहुत मुहँचढ़े अमीरके रूप में उसका प्राणहर्ता 
संसारमें भेजा । इसीके हाथों सम्राटकी मृत्यु हुई । हत्याकारी 
भी थोड़े ही समयतक सुखपूर्वक बैठने पाया था कि ईश्वरने 
सम्राट तुग़लकके हाथों उसका भी वध करा दिया - इसका 
पूर्ण वृत्तान्त हम अभी अन्यत्र वर्णन करते हैं । 
तुयउद्दीनके अमीरों से खुसरों साँ नामक एक अमीर 
अत्यन्त ही सुन्दर, चीर और साहसी था । भारतवर्षकै अत्यंत 
उपजाऊ - चंदेरी और माअवर सरीखे, दिल्लीसे छःमाहकी राह 
वाले, सुन्दर प्रान्तोंको इसीने विजय को थी । सम्राट कुतुब 
उद्दीन इस खुसरोखाँसे अत्यन्त प्रेम रखता था । 

सम्राटके शिक्षक काजीखाँ उस समय सोजहाँ थे । 
उनकी गणना भी अज़ीमुश्शान ( महान् ऐश्वयंशाली ) श्रमी 
रोम को जाती थी । कलीददारीका ( ताली रखनेका ) उच्च 
पद भी इनको प्राप्त था अर्थात् सम्राट्के प्रासादकी ताली 
इन्हींके पास रहती थी और यह रात्रिमें राजभवनके द्वार 
पर ही सदा रहा करते थे । इनके अधीन एक सहस्र सैनिक 
थे । प्रत्येक रात्रिको अहाई- अढ़ाई सौ पुरुष एक समयमें 
पहरा देते थे और पाह्य द्वारसे लेकर अंतःद्वारतक मार्गके 
दोनों और पंक्ति याँधे और अस्त्र- शस्त्रादिसे सुसजित हो इस 

(1) काज़ी खा सदरेजहाँका वास्तविक नाम मौलाना ज़ियाउद्दीन 
पिन - मौलाना शहाबुद्दीन सतात था । इन्होंने सम्राटको सुलेखन 
विधि सिनापी थी । 


८८ 

इन्ननतूताकी भारतयाना 
मकार खडे रहते थे कि प्रासादके भीतर जाते समय प्रत्येक 
व्यक्ति को इनकी पक्तियों के मध्यसे ही होकर जाना पड़ता था । 
ये सैनिक "नोरतवाले " कहलात थे । इनकी गणना तथा 
देखरेपके लिए अन्य उच्च अधिकारी तथा लेखकगण थे जो 
घूम फिरफर समय समयपर उपस्थिति भी लिया करते थे 
जिसमें काई कहीं चला न जाय । रातिक प्रहरियोंके चले 
जानेके उपरात दिनके प्रहरी उनके स्थानपर आकर उसी 
प्रकारसे पडे हो जाते थे । 
____ काजी खाँको मलिक खुसरो से अत्यत घृणा थी । यह 
चास्तरमें हिन्दू था और हिन्दुनोका बहुत पक्ष क्यिा करता 
था , इसी कारणसे वह काजी महाशयका प्राधभाजन हुना । 
इन्होने सम्राटसे सुसरोकी ओरसे सचेत रहनेको यहतसे 
अवसरोपर निवेदन किया परतु सम्राट्ने इनपर कमी ज्यान 
न दिया और सदा टाला हो क्यिा । ईश्वरने तो भाग्यम 
सम्राटकी मृत्यु उसीके हाथों लिसी थी । यह बात से 
अन्यथा हो सकता थी , यही कारण था कि सबाटषे कानापर 
न तकन रेंगती थी । 
_____ एक दिन खुसरो खाँने साट्से निवेदन दिया कि युद्ध 
दिन्दू मुसलमान हुश्रा चाहते है । उस समयको प्रयाके अनु 

( १) खुसरोबा वास्तरमै गुमराता रहनेगळा था । फारमता 
और पानी उसको परवार जाति , भिसे ये मानी जाति मानते है . 
पतबाते हैं । नारी सम्मति में यदि यह पान्द परमार का भरघरा हो 
तो यह नोची जाति कदापि नहीं कही जा सनी, क्योंकि इस जातिक 
हाग राजपून होत है । यह पुरष मुमलमान हा गया था और इसन नाम 
दसम या मरो म्याँ ता उपाधि थी । 

( नानाके भतिरिक्त किसी माय इतिहासकारने इसका 


दिल्लीका इतिहास 
सार यदि कोई हिन्दू मुसलमान होना चाहता था तो सम्राट 
की अभ्यर्थनाके लिए उसको उपस्थिति आवश्यक थो और 
सम्राटकी ओरसे उसका खिलश्रत और स्वर्णकंकण पारित 
नोपिक रूपसे प्रदान किये जान थे । सम्राटने भी प्रथानुसार 
खुसरो खाँसे जब उन पुरुषोंको भीतर बुलानेके लिए कहा 
ता उसने उत्तर दिया कि अपने सजातीयोसे लजित और 
भयभीत होनेके कारण ये रातको श्राना चाहते हैं । इसपर 
सम्राट्ने रात का हो उनके अानेको अनुमति दे दी । 

अब मलिक खुसरोने अच्छे अच्छे चोर हिन्दुओंको छाँटा 
और अपने भ्राता साने वानाको भी उनमें सम्मिलित 
कर लिया । गरमीके दिन थे । सम्राट भी सबसे ऊँची छत पर 
थे । दासीके अतिरिक्त अन्य कोई व्यकि भी इस समय उनके 
पास न था । ये पुरुष चार द्वारोको पार कर पाँचवेपर 
पहुँचे तो इनको शस्त्र से सुसजित देख फाजी खाँको सन्देह 
हुश्रा और उसने इनको रोककर अववन्द पालम ( संसारफे 
प्रभु - सम्राट ) की आज्ञा प्राप्त करनेको कहा । इसपर इन 
लोगाने फाजी महाशयको घेर कर मार डाला | बडा कोला. 
घर्णन नहीं किया है । उनके कथनानुसार सम्राट्का प्रियपात्र होने के 
कारण अन्य अमीर खुसरो खाँ के पी हो गये थे । अतएव उसने सम्राट . 
की भाज्ञा प्राप्तकर अपने सजातीय चालीस सहस्र गुजरातियोंको सेनामें 
स्थान दिला दिया था । इतना हो जानेपर फिर एक दिन उसने सम्राइसे 
प्रार्थना की कि सदा सम्राट- सेवामें उपस्थित रहने के कारण मैं स्वजातीयोंसे 
मी नहीं मिल सकना । इसपर उन स्वजातीयोंको दुर्ग -प्रदेश की आता 
मिल गयी । इस प्रकार भवसर पा उसने सम्राट का वध कर डाला । 
संभव है कि भारतीय प्राचीन इतिहासकारोंने किसी कारणवश मुसल . 
मान बनाने की माधीन प्रथाका वर्णन करना ही उचित न समता हो । 


इन्नबतूताकी भारतयाना 
हल होते देख जर समारने इसका कारण पूछा तो मलिक 
सुमरोने कहा कि उन हिन्दुओंको भीतर श्रानेसे काज़ी 
राते है, इसी कारण कुछ वाद विवाद उत्पन्न हो गया है । 
सम्राट र भयभीत हाकर राज प्रसादकी ओर घढा परतु 
द्वार पद थे । द्वार पटखराये ही थे कि सुसरा पाने श्राकर 
आक्रमण कर दिया । सम्राट भी सूर्य पलिष्ठ था , विप 
क्षीको नीचे दवाते तनिक भी देर न लगी । इतनेमें अन्य हिन्दू 
भी वहाँ नागये । सुसरोने नीचेसे पुकार कर कहा कि सम्राट 
ने मुझे दया रखा है । यह सुनते ही उन्होंने सम्राट्का वध कर 
हाला और सिर काट कर चौक्में फेंक दिया । 

(१२) खुसरो खाँ 
खुसरो याने अमीरों और उन पदाधिकारियोंको उसी 
समय चुला भेजा । उनको इस घटनासी कुछ भी सुचना न 
थी , भीतर प्रवेश करने पर उन्होंने मलिक ससरोको सिंहास 
नासीन देखा और उसके हाथपर भतिकी शपथ लो । इनमसे 
कोई व्यक्ति प्रात काल तक बाहर न जा सका । 

स्योदय हाते ही समस्त राजधानी में विज्ञप्ति करा दी 
गयी और बाहरके सभी अमीरॉके पास बहुमुल्य खिलश्रत 
( सिरापा ) तथा प्राज्ञापत्र भेजे गये । सभी अमीरोंने 
यघिलते स्वीकार कर ली , केवल दीपालपर के हाकिम 

( 1 ) दीगलपुर - आधुनिक मोटगुमरी जिनमें प्यास नदी के प्राचीन 
मसारमें पानसे २ . मीस पूर्वी भार स्थित है । उहादा 
रेवेशनसे यह मील दक्षिगकी ओर । मा जनरल कमिमहम 
महादपके अनुसघामानुसार राजा धपाटने इस मगरको बसाया था । 
यह राजा कौन था और किस समय हुमा, TEST कुछ पता नहीं पड़ता । 


दिल्लीका इतिहास 


( गवर्नर ) तुगलक शाहने इनको उठाकर फेंक दिया और 
श्राज्ञापत्रपर आसीन होकर उसकी अवशो की । यह सुनकर 
खुसरोने अपने भ्राता खानेखानाको उस ओर भेजा परंतु 
तुगलकशाहने उसको परास्त कर भगा दिया । 
___ खुसरो मलिकने सम्राट होकर हिन्दुओंको बड़े बड़े पदों 
पर नियुक्त करना प्रारम्भ कर दिया और गोवधके विरुद्ध 
समस्त देशमें आदेश निकाल दिया । हिन्दू जाति गो -वधको 
धर्मविरुद्ध समझती है । गोवध करनेपर हत्यारेको उसो गौ 
के चममें सिलवा कर जला देते हैं । यह जाति गोको बडे पूज्य 
भावसे देखती है । धर्म तथा औषधि रूपसे इस पशुका मुत्र 
पान किया जाता है और गोयरसे गृह, दीवारें श्रादि लीपी 
जाती है । खुसरो माँको इच्छा थी कि मुसल्मान भी ऐसा ही 
फरें । इसी कारण ( मुसलमान ) जनता उससे घृणा कर तुग़ 
लक शाहके पक्षमे हो गयी । 

मुलतान निवासी शैख़ रुझ्न -उद्दीन कुरैशी मुभासे कहते 
थे कि तुगलक कुरुना जातिका तुर्व था । यह जाति तुर्किस्तान 
फीरोज़गाह तुग़लक यहापर सतलज नदीकी एक नहर काट कर लाया था । 
गुलाम तथा खिलजी नृपतियों के समयमें यह नगर उत्तरीय पजाबकी राज 
धानी था । प्राचीन नगरके खदारों को देखने ये पता लगता है कि प्रधान 
मगर तीन मीलके घेरेमें वसा हुभा था । आजकल यह तहसीलका प्रधान 
स्थान है और जनसंख्या भी पाँच- सहस्रसे अधिक न होगी परंतु प्राचीन 
काल में यह मुलतानके समकक्ष था । तैमूरके समय तक इसकी गडी दशा 
थी । उस समय पाँपर चौरासी मसजिदें और चौरासी कुए बने हुए थे 

(1 ) कुरुना - मार्कोपोलोके कथनानुसार सातारी पिता और भारतीय 
मातासे उत्पछ मुग़ल जाति विशेषका नाम है । परंतु बहुतसे इतिहास 
कारोंका यह मत है कि चीन देशके उत्तरमें करून जेदन भयया खेस नामक 


इब्नबतूताको भारतयात्रा 
और सिन्धु प्रान्त मध्यस्य पर्वतोंमें निवास करती है । तुग़ 
लक श्रयन्त निर्यन था और इसने सिन्धु प्रान्तमै श्राकर 
किसी व्यापारी यहाँ सर्वप्रयम भेडाँफे गल्लेकी रक्षा करने 
की वृत्ति सोसार की थी । यह बात सम्राट् अलाउद्दीन 
समयकी है । उन दिनों सम्राटका नाता उलखाँ । उलग सॉ ) 
सिंधु प्रान्त सहाकिम (गयनर ) था । न्यापारके यहाँसे तुगलक 
नौकरी छोह इस गवर्नरका भृत्य हो गया और पदाति सेनामें 
जारसिपाहियोंमें नाम लिखा दिया । जय इसरी कुलीनता 
की सूचना उलग वॉको मिली ता उसने इसको पदवृद्धि कर 
इसको घुडसवार चना दिया । इसके पश्चात् यह अफसर वन 
गया । फिर मीर धाखोर ( अस्नरलका दारोगा) हो गया और 
अन्तमें अजीम उशान ( महान् ऐश्वर्यशाली ) अमीरोंमें इसकी 
गएना होने लगी । 

मुलतान नगरम तुगलक द्वारा निर्मित मसजिदमें मेने यह 
फतवा ( श्रर्यान् सुदा हुभा शिलालेख । स्वयं अपनी आँखाले 
पर्वतर घाम लाने कारण इस जातिका प नाम पड़ा । टा . धरी 
असादक मनम कुम्ना बानि पी रशीदाक रेप मिनों इंद्राक 
कियनानुसार मध्य एशिया में रहती थी । 

( 1 ) बुलासे उसवारीसके बहका कथन है कि सम्राट अगलक 
साहरिताका नाम तुगलक था । वह सम्राट गयास उदोन परयमका 
दास था और उसका माला एक जाटनी थी । 

( २ ) मीर खोर , माबोर पंग इत्यादि उपाधियाँ सन्न ही अध 
नागके दारोगाको दी जाती थी । यह पद उस समय पहुत उय समक्षा 
माता था । वय भन्टा हदीन मिनीका माता अपने पितृम्प के शासन 
कालमें मार पायो या । मावी सम्राट गपास हार गरक मो इसी 
सत्रा : ( भार मा उहोन ) के शासनकाल में इस पर था । 


दिल्लीका इतिहास 
पढा है कि अडतीस यार तातारियोको रणमें परास्त करनेके 
कारण इसका मलिक गाजीकी उपाधि दी गयी थी । 

सम्राट कुतुबउद्दीनने इसको दीपालपुरके हाकिमके पद पर 
प्रतिष्ठित कर इसके पुत्र जूनह खाँको मीराखोरके पदपर 
नियुक्त किया । सम्राट् खप्तरोने भी इसको इसो पदपर रखा । 

सम्राट खुसराके विरुद्ध विद्रोह करने का विचार करते 
समय तुगलकके अधीन केवल तीन सो विश्वसनीय सैनिक 
थे । श्रतएव इसने तत्कालीन मुलतान के गवर्नर फिशलू ग्वाँको 
( जो केवल एक पडाधकी दूरीपर मुलतान नगरमें था ) लिखा 
कि इस समय मेरी सहायता कर अपने ( वनी नअमन ) सामी 
( सम्राट ) के रुधिरका बदला चुकाओ । परन्तु किशलू सॉने 
यह प्रस्ताव इस कारण अस्वीकार कर दिया कि उसका पुन 
खसरो पॉके पास था । 

अब तुगलक शाहने अपने पुन जूनह खॉको लिखा कि 
किशलू पॉके पुत्रको साथ लेकर , जिस प्रकार सम्मर हो , 
दिल्लीसे निकल श्रानो । मलिक जूनह निकल भागने 
तरीपर विचार ही कर रहा था कि देवयोगसे एक अच्छा 
अवसर उसके हाथ आ गया । खसरा मलिकने एक दिन 
उसस यह कहा कि धाड बहुत मोटे हा गये ह , बदन डालते 
जाते है , तुम इनसे परिधम लिया परा । श्राझा हाते ही 
जनह प्रतिदिन घोड फरने याहर जाने लगा, क्सिी दिन एक 
घएटमें ही लोट आता, किसी दिन दा घएटॉमें योर किसी 
दिन तीन चार घण्टोमें एक दिन यह जाहर ( एक बजे दिनकी 
नमाज का समय हा जानेपरभा न लोटा । भोजन करनेका 
समय आ गया । अब सन्नाट्न सवारोफायर लानेको थाझा 
दी । उन्होंने लौट कर कहा कि उसका कुछ भी पता नहीं 


९४ 

इन्नातूनानी भारतयाना 
चलता । ऐसा प्रतीत होता है कि किशल पॉके पुनको लेकर 
अपने पिताके पास भाग गया । 

पुरके पहुंचते ही तुगलकने विद्रोह प्रारम्भ कर दिया 
और किशन पॉकी सहायतासे सेना एक्न करना शुरू कर 
दिया । सम्राटने अपने माता खानेखानाको युद्ध करनेको भेजा 
परन्तु वह हार खाकर भाग आया , उसके साथी मारे गये 
और रानकोप तथा अन्य सामान तुगलकके हाथ या गया । 

श्रर तुगलक दिनीको श्रोर अग्रसर हुआ ओर खुसराने 
भी उससे युद्ध करनेकी इच्छासे नगरके बाहर निकल ग्रासि 
यावादमे अपना शिविर डाला । सम्राट्ने इस अवसरपर 
हृदय पाल कर राजकोप लुटाया , रुपयाको थैलियोपर थैलियाँ 
प्रदान की । पसरो गॉसी हिन्दू सेना भी ऐसी जी तोड 
कर लड़ी कि तुगलककी सेनाके पाँच न जमे और वह अपने 
डेरे इत्यादि लुटते हुए छोड़ कर हो भाग सीई। 

तुग़लस्ने अपने चीर सिपाहियों को फिर एकत्र कर कहा 
कि भागने के लिए श्ररम्यान नहीं है । बसरोसी सेना तो लूटमें 
लगी हुई थी और उसके पास इस ममय थोडेसे मनुष्य ही रह 
गये थे । तुगलक अपने साथियोंका ले उनपर फिर जा हटा । 

भारनवर्ष में सम्राटका स्थान छनसे पहिचाना जाता है । 
मिग्र देशमें सम्राट चल ईद के दिवस ही छत्र धारण करता 

( 1) किसी इतिहास कारन यह घाना विम्तासे नहीं मिली है । केवल 
पदाडनीका यह कथन है कि चूना - साने अपने पिताको ज्यान स्थानपर 
दाटकी घाई बिठानेको लिवा या भो ऐमा हो जानेपर, किशोर 
पुत्रो का रासॉगात सिरसा जा पहुग । कुछ इतिहासकार सिरसा 
* स्थानमें मटिंग लियत है । फरिषता शनि स्थानमें दो पारको माना 
टिपा । इससे दानापन ष्टि होती है । 


दिल्लीका इतिहास 

९५ 
है परंतु भारतवर्पमें और चीनमें देश, विदेश , यात्रा आदि 
समी स्थानों में सम्राटके सिरपर छत्र रहता है । - 

तुगलकके इस प्रकारसे सम्राटपर टूट पड़ने पर अतीव 
घोर युद्ध हुआ । सम्राटकी जब समस्त सेना भाग गयो , कोई 
साथी न रहा, तो उसने घाड़ेसे उतर अपने वस्त्र तथा अत्रा 
दिक फेंक दिये श्रीर भारतवर्षके साधुओं की भाँति सिरके 
केश पीछेकी अोर लटका लिये और एक उपवन में जा छिपा । 

इधर तुग़लकके चारो ओर लोगोंकी भीड़ इकट्री हो गयी । 
नगरमें आने पर कोतवालने नगरफी कुंजियाँ उसको अर्पित 
फर दीं । अब राजप्रासादमें घुस कर उसने अपना डेरा भी 
एक पोरको लगा दिया और फिशलू खाँसे कहा कि तू सम्राट 
हो जा । फिशलूखाँ ने इसपर कहा फितू ही सम्राट् बन । जब 
वादविवादमें ही फिशलू खाँ ने कहा कि यदि तू सम्राट होना नहीं 
चाहता तो हम तेरे पुत्रको ही राजसिंहासनपर बिठाये देते 
है , तो यह बात तुगलकने अस्वीकार की और स्वयं सिंहासन 
पर पैट भक्तिकी शपथ लेना प्रारम्भ कर दिया । अमीर और 
जनसाधारण सबने उसकी भकि स्वीकार की । 

खसरोसा तीन दिन पर्यन्त उपवनमें ही छिपा रहा । 
तृतीय दिवस जय वह भूखसे व्याकुल हो बाहर निकला तो 
एक यागयानने उसे देख लिया । उसने वागवानसे भोजन मांगा 

(1 ) बदाउनीके कथनानुसार युसरी मलिक ( सम्राट ) शादी के 
समाधि स्थानमें जा छिपा था और इसका भ्राता मानेखाना अपवन में । 
युय मदीना नामक गाँव में हुभा या । इस नामका एक गाँव रोहतक और 
महमकी सरपर स्थित है । यदि दिलीफे निकट कोई अन्य गाँव इस 
नामका म दो तो नुग़लक सुसरोका युर भवस्य इसी रामपर 
हुमा होगा । 


इब्नबतूताकी भारतयाना 
परन्तु उसके पास भोजनकी कोई वस्तु न थी । इसपर खुस 
रोने अपनी अंगूठी उतारी और कहा कि इसको गिरवी रख 
कर बाजारसे भोजन ले बा । जय घागयान बाजार में गया और 
अँगूठी दिखायी तो लोगोंने सन्देह कर उससे पूछा कि यह 
अँगूठी तेरे पास कहाँले आयी । ये उसको कोतवालके पास 
ले गये । कोतवाल उसका तुगलपके पास ले गया । तुगलकने 
उसके साथ अपने पुनको ससरो वॉको पकडने के लिए भेज 
दिया । सुसरो खॉ इस प्रकारसे पकड़ लिया गया । जनजूनहों 
उसको टट्टपर बेठा कर सपाट्फे संमुख ले गया तो उसने 
सम्राटसे या कि " मैं भूखा हूँ । इसपर सन्नाटने शर्यत और 
भोजन मॅगाया । 

जर तुगलक उसको भोजन , शर्बत , तथा पान इत्यादि सय 
कुछ दे चुका तो उसने सम्मटसे कहा कि मेरी इस प्रकारमे 
अघ और भर्त्सना न कर, प्रत्युत् मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर 
जैसा सम्राटोंके साथ किया जाता है । इसपर तुगलम्ने कहा 
कि श्रापकी आज्ञा सरमाथेपर । इतना कह उलने श्राशादी 
कि जिस स्थानपर इसने कुतुब उद्दीनका वध किया था उसी 
स्थानपर ले जाकर इसका सिर उडा दो और सिर तथा देव 
को भी उसी प्रकार छतसे नीचे फेो जिस प्रशार इसने 
थुतुय उद्दीनका सिर तथा देव फैकी थी । इसके पश्चात् इसके 
शयको स्नान करा फफ्नदे उसो समाधिस्थानमें गाडनेकी 
आज्ञा प्रदात कर दी । 


( १३ ) सम्राट् मयास -उद्दीन तुग़लक 
तुगलकने चार वर्ष पय्यंत राज्य किया । यह सम्राट यहुन 
ही न्यायप्रिय और पिवान था । स्थायी रुपसे सिंहासनासीन 


दिल्लीका इतिहास 

९७ 
हो जाने पर इसने अपने पुत्रको बहुत बड़ी सेना तथा मलिक 
तैमुर , मलिक तन, मलिक काफूर जैसे बड़े अमीरोंके 
साथ तैलंग -विजयके निमित्त भेजा । दिल्लीसे इस देश तक 
पहुँचनेमें तीन मास लगते हैं । 

तैलंग देश पहुँच कर पुत्रने विद्रोह करनेका विचार किया 
और कवि तथा दार्शनिक उवैद नामक अपने सभामदसे 
सम्राटकी मृत्युकी अफवाह फैलानेको कह दिया । उसका 
अभिप्राय यह था कि इस समाचारको सुनते ही समस्त सैन्य 
तथा अधिकारीगण मुझसे भक्तिको शपथ कर लेंगे । परंतु 
फिसीने इसे सत्य न माना और प्रत्येक श्रमोर विरोधो हो 
उससे पृथक् हो गया , यहाँ तक कि जूनह ख़ांका कोई भी 
साथी न रहा । लोग तो उसका वध तक करनेको तैयार थे 
परन्तु मलिक तैमूरने उनको ऐसा न करने दिया । जूनह ख़ाँने 
अपने दस मित्रों सहित , जिनको यह याराने-मुवाफ़िक कहा 
फरता था , दिल्लीकी राह ली । परंतु सम्राट्ने उसको धन 
तथा सैन्य देकर फिर तैलगभेज दिया । 

( . ) सन् १३२१ में जूनही वारंगल विजयके लिए गया था । दुर्ग 
विजय होनेको ही था कि सम्राटको मृत्युकी अफवाह फैल गयी और सेना 
तितर-बितर हो गयी । १३२३ ई० में पुनः भलफोंने इस दुर्गपर धावा 
किपा और नगर जीत गजा प्रतापरुद्रको पकड कर दिल्ली भेज दिया । 
इसका पुन शंकर कुछ भागका शासक बना रहा और उसने विजयनगरके 
नृपतियों की सहायतासे १३४४ में मुसलमानोंको फिर निकाल बाहर 
किया । परंतु पहमनी सम्राटने १४२४ में इस राज्यका अंत कर दिया । 

( २ ) यह ईरानका निवासी था । कोई इतिहासकार लिखता है 
कि इसकी खाल सिंचवायी गयी और कोई कहता है कि यह हाथीके पर 
पदागया । 


इननतूताकी भारतयाना 
कुछ दिवस पश्चात् जर सम्राटका पुनका यह विचार 
मालूम हुआ तो उसने उवैदका वध करवा दिया । मलिक काफूर 
महरदारके लिए एक नोकदार सीधी लकडी पृथ्वीमें गडवा 
फर, उसका सिर नीचेसी ओर कर लकडोको गर्दनमें चुमा , 
नोकदार मिरेको पसलोमेसे निकाल दिया । इसपर शेष 
अमीर भयभीत हो सन्नाट नासिर-उहीनके पुन शम्स उद्दीन 
का आश्रय लेनके लिए बगालकी ओर भाग निकले । 
___ सम्राट् शम्स-उद्दीगका देहात हो जानेपर युवराज शहाय 
उद्दीन यगालका शासक हुना । परतु उसके छोटे भ्राता गयास 
उद्दीन ( भौरा ) ने अपने भाईको पृथक्कर फतलूसा नामक 
अन्य भ्राताका वध कर डाला । शहाब उद्दीन और नासिर 
उद्दीन भागकर तुगलकको शरणमे श्रा गये । अपने पुत्रको 
दिल्ली में प्रतिनिधि स्वरूप छोडकर तुगलक इनकी सहायताके 
लिए बंगाल गया और गयास उद्दीन यहादुरको पदो कर 
फिर दिल्ली लौर आया । 

दिल्लीम घली ( महारमा ) निजाम - उद्दीन बदाऊती रहा 
करते थे । जूनह खॉ सदा इन महाशयकी सेवामें उपस्थित हो 

( . ) यही प्रसिद्ध निनामउद्दीन भौलिया थे । इनक पिता 
गननीसे भाकर बदायु नामक नगरमै बस गये थे । यह महाराप अपनी 
माता सहित २५ वर्षको अवस्थाम दियो बाकर बसे थे । यह पदे ईश्वर 
भक्त थे । सम्राट कुवर उद्दीनने इनको ईण्यांवश मासकी भन्तिम तिथि 
को दोरमें उपस्थित रहने की माता दी थी परतु इसके पूर्व ही उसका 
देहान्त हो गया । इसी प्रकार गपास - दीन नुगमने यगाव से कहलाया 
या या दौस भाजापाशद या मन ( भार यहाँ पधारे था मैं वहाँ भाडे ) । 
इसपर इन्होंने यह घर दिया हुनौत दिठी दर अस्त । सम्राटके विली 
पहुंचने पहिटही इनका भी देहान्त हो गया और सम्राटका मी । 


। दिल्लीका इतिहास 

९९ 
आशीर्वादको अभिलाषामें रहा करता था । एक दिन उसने 
साधु महाशयके भृत्योसे कहा कि जर यह महाशय ईश्वरा 
राधन तथा समाधिमें निमग्न हो तो मुझे सूचित करना । एक 
दिन बसर प्राप्त होते ही उन्होंने युवराजको सूचना दी और 
वह तुरत या उपस्थित हुआ । शेखने उसको देखते ही कहा 
कि हमने तुमको साम्राथ्य प्रदान किया । 

शेख महाशयका देहांत भी इसी कालमें हो गया और 
जूनहॉन उनके शनका कन्धा दिया ! इसकी सूचना मिलने 
पर सम्राट पुनपर बहुत क्रुद्ध हुआ । पुत्रकी उदारता, वशी 
करण तथा मोहन शक्ति श्रोर अधिक सख्यामें दास-मयके 
कारण सम्राट् ता वेसेही उससे प्रसन्न रहता था , परतु अर 
इस समाचारने जलनी हुई अग्निपर घृतका काम किया । यह 
क्रोधसे भभक उठा । धीरे धीरे उसको यह भी सूचना मिली 
कि ज्यातिषियोंने भविष्यवाणी की है कि वह यात्रासे जीवित 
न लौटेगा । 

राजधानी के निकट पहुंचने पर उसने अपने पुनको अफ 
गानपुरमें अपने लिए एक नया प्रासाद निर्माण करनेकी आशा 
दी । जूनह खाने तीन दिनम ही प्रासाद खडा करा दिया । 
धरातलसे कुछ ऊपर रखे हुए काष्ट स्तम्भोंपर इस भवनका 
श्राधार था और स्थान स्थानपर इसमें यथासम्भव चाष्ट हो 
सम्राट अलाउद्दीनका पुत्र विजरवा इनका शिष्य था और उसने 
इनके जीवन काळमें ही इनके लिए समाधि पनवायी थी । परंतु इन्होंने 
उसमें भरने शवको गाइनेको मनाही कर दी । वर्तमान समाधिस्थान 
सम्राट अकया शासन कालमें फौदर्याने निर्माण कराया था , और शाह . 
जहाँ के समय में शाहजहानापादके हाकिम खटोल हरुलाइखनि इसके 
चारों ओर छाल पायरकी परिक्रमा बनयापी । 


१०० इब्नबतूताकी भारतयात्रा 
लगाया गया था । सम्राटके वास्तु विद्या-विशारद अहमद इस 
श्रयारने , जिसे पीछे ख्वाजाजहाँ की उपाधि मिली थी , ऐसी 
योजनापूर्वक इस गृहके श्राधारका निर्माण किया था कि स्थान 
विशेषपर हाथीका पग पड़ते ही सारा गृह गिर पडे । 

सम्राट् इस गृहम भाकर ठहरा । लोगोने उसको भोज 
दिया । भोजनोपरान्त जूनह पाँने सम्राटसे वहाँपर 
हाथी लानेकी प्रार्थना को और एक सजा हुअा हाथी यहाँ 
भेजा गया । 

मुलतान निवासी शैरा रक्त -उदीन मुझसे कहते थे कि में 
उस समय सनाटके पास था , उसमा प्यारा पुन महमूद भी 
वहीं बैठा हुआ था । जूनह यों ने मुझसे कहा कि हे अखबन्द 
पालम ( संसारके प्रभु ), अन ( अर्थात् सन्ध्याके । बजेसी 
नमाज का समय हो गया ६ , आइयं नमाज़ पढ़ ले । में यह 
सुनकर प्रासादसे बाहर निकल पाया । हाथी भी उसी समय 
घहांपर भा गया था । गृहम हाथीके प्रवेश करते ही समस्त 
मासाद सम्राट ओर राजपुत्रके ऊपर गिर पडा । शेष कहते 
थेकिशोर सुन ज्यों ही में बिना नमाज पढ़े लोटा, तो क्या 
देखता है कि पारा प्रासाद टूटा पड़ा है । जूनह खाने सम्राको 
निकालने लिए तगर ( एक विशेष प्रकारका पहाड़ा ) ओर 
फस्सियाँ ( उसी प्रकारका पक श्रीजार ) लानेकी थासा तादी 
परन्तु इन वस्तुप्रोयो पिलम्पसे लानेका सक्त भी पर दिया । 
फल इसका यह हुआ कि चुदाईभारम्म हाते समय सूर्यास्त 
हो गया था । पादने पर सम्राट अपने पुत्रपर मुकादुमा पाया 
गया मानो यह उसशे मृत्युसे पचाना चाहता था । पुद 
लोगोया कथन है कि सम्राट उस समय मी जीवित था परन्त 
उसका काम तमाम पर दिया गया । रापिमै ही सवाटका 


सम्राट् मुहम्मद तुगलकशाहका समय १०२ 
शन तुगलकाबादके समोधिस्थानमें , जिसको उसने अपने 
लिए तैयार कराया था , पहुँचा कर गडवा दिया गया । 

तुगलकाबाद बसानेका कारण पहिले ही दिया जा चुका 
है । यहाँ सम्राट्का कोप तथा राजभवन बना हुआ था । एक 
प्रासाद ऐसानिर्माण किया गया था जिसकी इंटोपर सोना 
चढ़ा हुआ था । सूर्योदय होने पर कोई व्यक्ति उस ओर श्रॉख 
उठाकर न देख सकता था । यहाँ सम्राट्ने बहुतसा सामान 
एकत्र किया था । कहते हैं कि एक ऐसा कुण्ड भी था जिसमें 
सुवर्ण गलवा कर भर दिया गया था - शीतल होनेपर यह सुपर्ण 
जम गया था । सम्राट् पुत्रने यह समस्त स्वर्ण व्यय कर दिया । 

उस फोशक ( प्रासाद ) के बनानेमें साजा जहाँने बड़ी 
चतुराई दिपायी थी जिससे सभाटकी इस प्रकारसे अचानक 
मृत्यु हा गयो, अतएव सम्राट्के हृदयमें ख्वाजा जहोंके समान 
किसीका भी स्थान न था । 


पाचवा अध्याय 
सम्राट् मुहम्मद तुगलकशाह का समय 

१ - सम्राटका स्वभाव 
सम्राट तुगलकी मृत्युफे उपरान्त उसका पुत्र पिना 

किसी कठिनाईके राजसिंहासनपर बैठ गया । 
किसीने उसका विरोध न किया । ऊपर लिखा जा चुका है 

( १ ) कुर इतिहासकार पर काते हैं. बिजली गिरने के कारण 
मकान गिरा । 


सम्राट् मुहम्मद तुग़लकशाहका समय १०३ 
रताकी ओर रुधिरकी नदियाँ बहानेकी कथाएँ सर्पसाधारणकी 
जिह्वापर हैं । यह सब कुछ होनेपर भी मैंने इसके समान 
न्यायप्रिय और श्रादर - सत्कार करनेवाला कोई अन्य पुरुष 
नहीं देखा । सम्राट् स्वयं शरैयत अर्थात् इसलामके धार्मिक 
नियमोंका पालन करता है और नमाजपर लोगोंका ध्यान , 
विशेष जोर देकर, प्राकर्षित करता है और नमाज न पढ़ने 
पालोको दंड देता है । अत्यंत उदार हृदय और शुभ संकल्प . 
वाले सम्राटोंमें इसकी गणना होनी चाहिये । इसके राजत्व 
कालकी ऐसी घटनाओंका मैं वर्णन करूँगा जो लोगोंको 
अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होगी । परंतु मैं ईश्वर, उसके 
रसूल ( दूत-मुहम्मद ) तथा फरिश्तों की शपथ खाकर कहता 
हूँ कि सम्राट की उदारता, दानशीलता श्रोर थेष्ट स्वभावका 
मैं ठीक ठीक ही घर्णन फरूँगा । यहॉप में यह भी प्रकाश्य 
रूपसे कह देना उचित समझता हूँ कि बहुतसे व्यक्ति मेरे 
कथनमें अत्युक्ति समझ इसपर विश्वास नहीं करते परंतु 
इस पुस्तकम जो कुछ मैंने लिखा है वह या तो मेरा स्वयं 
देखा हुआ है या मैंने उसके संबंध यथातथ्य होनेका पूर्ण 
निश्चय कर लिया है । 


२ - -- राजभवनका द्वार 
दिल्लीके राजप्रासादको दारे-सरा कहते हैं । इसमें प्रवेश 
करने के लिए कह द्वारोंको पार करना पडना है । प्रथम द्वार. 
पर सैनिकोका पहरा रहता है और नफीरी ( शहनाई ), नगाड़े 

और सरना ( एक प्रकारका पाद्य ) वाले भी यहीं चंठे रहते 
हैं औरकिसी अमीर या महान् व्यक्तिको भीतर ) घुसते देखते 
ही नगाड़े तथा शहनाइयों द्वारा उसका नामोच्चारण कर 


१०४ 

इन्नरतूताफी भारतयाना 
( उसके ) श्रागमनको सूचना देते हैं । द्वितीय और तृतीय 
द्वारपर इसीकी श्रावृत्ति की जाती है । 
- प्रथम द्वारके बाहर वधिकों के लिए चबूतरे बने हुए है , 
ओर सम्राट्का श्रादेश होते हो हजार सतन ( सहस्र-स्तम्म ) 
नामक राजप्रसादके सम्मुख लोगोंका वध किया जाता है । 
इसके बाद मृतकका मुगड तीन दिवस पर्यन्त प्रथम द्वारपर 
लटका रहता है । 

प्रथम और द्वितीय द्वारके मध्य में एक बडी दहलीज 
पनी हुई है और उसके दोनों ओर चबूतरोंपर नगाडेकाले 
बैठे रहते है । द्वितीय द्वारपर भी पहरा रहता है । 
द्वितीय और तृतीय द्वारके मध्यम भी एक बडा चबूतरा 
यना हुश्रा है जिसपर नकीवउल- 

नग ( घडीवरदार 
योषणा करनेवाला ) बैठा रहता है । इसके हाथमें स्वर्णदण्ड 
होतो हे शोर सिरपर सुनहरी जडाऊ पुलाह ( टापी विशेष 
जिसपर साफा बाँधा जाता है ) जिसपर मयूर पल लगे हुए 
होते हैं । इसके अतिरित अन्य शेष नकीबों ( घापों ) 
की यमरपर सोनेकी पेटी , सिरपर सुनहरी शाशिया 
( सिरका उपवान ) और हाथोंमें चॉदो या सोनेकी मुटबाले 

( 1 ) सम्राट् नासिरउद्दीन महमूदने भी राप पिथौरा दुर्गमें सह 
सस्तम्म नामक एक राजप्रासादका निर्माण प्रारम्भ किया था सो गया . 
उदीन बलवन द्वारा पूर्ण हुमा । परन्तु इनवलमा एक अन्य “ हजार 
सतन " का वर्णन करता है । इसको सम्माद मुहम्मद सुगरकने जहा 
पनाह में निर्माग कराया था । परेवार नामक कवि इसकी प्रशंसा 
हिसता है - मार न गरदेवरी मस्तई हजार सम्म । थाके जाए 
दरश मसंगाई रोजे बनास्त - परियामा मनामा मवर सर्ग 
नहीं है तो फिर इसके सामने कपामतका सा मैदानों पाया । 


सम्राट् मुहम्मद तुगलकशाहका समय १०५ 
कोडे रहते हैं । द्वितीय द्वारके भीतर यही दीवानखाना 
( दालान ) बना हुआ है जिसमें साधारण जनता आकर बैठा 
फरती है । 

तृतीय द्वारपर मुत्सदी बैठते हैं । ये किसी ऐसे व्यक्तिको 
भीतर प्रवेश नहीं करने देते जिपका नाम इनके रजिस्टरमें 
न लिया हो । यही कार्य इन पुरुषों के सुपुर्द है । प्रत्येक अमोर . 
के अनुयायियोंको संख्या नियत है और इनके रजिस्टरोंमें 
लिखी रहती है । मुत्सद्दो अपने रोजनामों में लिखते रहते हैं 
कि अमुक व्यकिके साथ इतने अनुयायी आये । ईशा की नमाज 
( रानिकी नमाज़ जो । बजेके पश्चात् पढी जाती है । के 
पश्चात् सबाट इन रोजनामचोंका निरीक्षण करता है । 
जो जो घटनाएँ द्वारपर घटित होती हैं उन सबका उल्लेख भी 
इन रोजनामचोंमें होता है । 

सम्राटके संमुख इन रोजनामचोंको उपस्थित करनेका 
भार फिसो एक राजपुत्रके सुपुर्द कर दिया जाता है । 

३ - भेंट-विधि और राजदरवार 
यहाँको ऐसी परिपाटी है कि यदि कोई श्रमीर रिसी 
कारण श अथवा बिना किसी कारणके हो तीन या अधिक 
दिनो तक अनुपस्थित रहे तो फिर सन्नाटकी विशेष श्राझा 
यिना उसका पुनः प्रवेश नहीं हो सकता । राग अथवा किसी 
हेतु विशेषके कारण अनुपस्थित होनेपर , उपस्थित होते ही 
मानमर्यादानुसार भेंट करना आवश्यक है । 

इसी प्रकार प्रथम यार अभ्यर्थना करने के समय कुछ न 
कुछ भेंट अवश्य ही करनी पड़ती है । मौलवी ( विद्वान् ) 
कुरान शरीफ़या कोई अन्य पुस्तक , साधु माला, नमाज पढ़ 


१० ॥ 


इब्नबतूताको मारतयात्रा 
नेका वस्त्र तथा दतौन , और अमीर हाथी , घोडे, अस्त्र शस्त्रा 
दिक भेंट करते हैं । 

तृतीय द्वारके भीतर एक बहुत विस्तृत मैदान दीवान 
स्वाना बना हुश्श्रा है जिसका नाम है “ हजार सतून " । इस 
नामका कारण यह है कि इस दीवानखानेकी काठमी छत 
काठके सहन स्तम्भोंपर स्थित है । छत तथा स्तम्मापर खूप 
खुदाईका काम है और रोगन हो रहा है । भाँति भौतिके चित्र 
तथा खुटाई भी हो रही है । सभी लोग पाकर इसी भरनमें 
पैठते हैं और सम्राट् मी साधारण दरवारफे समय यहाँ 
प्राकर बैटा करता है । 


४ - सम्राटका दरवार 
यह दरवार बहुधा अवमी नमाज ( दिनके ४ बजे के 
पश्चात ओर कमी कभी चाश्नफे समय ( प्रात नौ दस बजेके 
पश्चात् ) होता है । 

सम्राटमा श्रासन एक उच्च स्थानपर होता है । इसपर 
चाँदनी विद्या सम्राटकी पीठशी पार पडा तश्यिा तथा दायें 
याये दा छोटे छोटे तक्येि रखे जाते हैं । 
नमाज़ा समय जिस प्रकारसे पैठना पडता है उसी तरह 

मस्त भारतीय भी प्राय ती प्रकारसे 
घंटा करते हैं । 
____ सम्राट 23 जानेके उपरान्त पनीर ( मत्री ) समुख 
थाकर खड़ा हो जाता है और शानिय ( ले सक ) वज़ीरफे 
पीछे रहते हैं कातियाँ पश्वात् हाजियोंका सरदार और 
हाजिय मड़ होते है । सम्राट चचापा पुम फोरोजशाह इस 
समय हाजियाँका सर्दार है । 


सम्रा मुहम्मद तुगलकशाहका समय १०७ 
• हाजिवके पोछे नायंत्र हाजिर, उसके बाद विशेष हाजिब 
और उसके पश्चात् विशेष हाजियका नायब , वकील उद्दार 
और उसका नायव शरफ़ उल हज्जाय और सय्यद उल 
हजाय और उनके पीछे सो नकीय खडे होते हैं । 

सम्राटके सिंहासनारूढ होनेपर हाजिय और नीय 
बिस्मिल्लाह ( ईश्वरके नामके साथ प्रारम्भ करना ) उद्यारण 
करते हैं । 
- सत्राटके पीछेकी ओर मलिक कबूला खडा खडाचँवर 
हाथमे लेकर मक्खियाँ उड़ाता रहता है और दाहिनी तथा 
चायीं ओर सौ - सौ वीर मैनिक ढाल, तलवार तथा धनुष 
पारा इत्यादि लिये खड़े रहते हैं और शेष दीवानखानेमें 
दाहिने और चार्य दोनों ओर । फिर काजी उलकुज्जात और 
उसके पश्चात् सतोयउल खुतया और फिर शेष काज़ो, उनके 
पीछे पड़े बड़े धर्मशास्त्रज्ञ सैयद और शैख , फिर सम्राटके 
माता और जामाता और उनके पश्चात् बड़े बड़े श्रमीर, फिर 
विदेशी , उनके पश्चात् राजदूत , और फिर सेनाके अफसर 
खड़े होते हैं । 
- इनके पीछे श्येत तथा काले रेशमकी लगाम लगाये, आभू. 
पण पहिरे साठ घोडे जीन सहित आधे आधे इस प्रकारसे 
दाहिनी धौर बायीं ओर खडे हो जाते है कि सम्राटकी दृष्टि 
सयपर पड सके । इन घोड़ोंपर सम्राटफे अतिरिक्त ओर 
कोई सवार नहीं होना । 

फिर सुनहरी तथा रेशमी झूले पोठोपर डाले पचास 
हाथी पाते हैं । इनके दाँतोपर लोहे चढ़े रहते हैं और इनसे 
अपराधियों के वध करनेका काम लिया जाता है । हाथियों की 
गर्दनपर महायत प्रैठते हैं और हायोको साधनेके लिए 


२०८ 

३१. . । मापना 
इनके हाथोंमें लोहेका अकुश होता है जिसको तारजीन 
कहते हैं । हाथियोंकी पीउपर एक वडा सदूक ( होटा ) रखा 
रहता है जिसमें हाथीके डीलके अनुसार बीस बीस या 
नून्याधिस सैनिक ठ सकते हैं । सिखाये हुए होने के कारण 
हाथी हाजिरके बिस्मिल्लाह उच्चारण करतेही अपना मस्तक 
नत कर लेते हैं । जनताके पीछे श्राधे हाथी एक ओर ओर 
याघे दूसरी श्रोर पड़े किये जाते है । 

प्रत्येक व्यक्ति सपके आगे आकर सम्राटकी चंदना करता 
है और तत्पश्चात् अपने नियत स्थानपर जाकर खड़ा हो 
जाता है । 

जर का हिन्दू सम्राटको चदना करने पाता है ना हाजिय 
ओर नकोय निस्मिल्लाह स्थानमें हिदाक् अल्लाह । ईश्वर 
तुमस सत्पथपर लावे ) उच्चारण करते है । 

पुरुपोंके पीछे हाथों में दाल तथा तलनार लिये मन्नारे 
दास पड़े रहते हैं और कोई व्यनि इनमें होरर मीतर प्रदेश 
नहीं कर सकता । प्रयेस यागन्तुकको हाजिरों और नकीयॉक 
खहे होनेके स्थानसे होर थाना पड़ता है । 

यदि काई परदेशी या अन्य सम्राटको यदना करनेके लिए 
यावे ता सर्वप्रथम उसका द्वारपर सूचना देनी पड़ती है । 
द्यिमीरे- हाजिय उसका नायय , सय्यद उलवारधीर शरफ 
उसहलाय, कम कमसे, सम्राटको मेवामें उपस्थित हा 
न्तोन यार घदना कर निवदन करत रिश्रमर व्यक्ति यदनाक 
लिए उपस्थित है । प्रासा मिल जाने पर लागौक हा पर रवी 
दुई उसकी मैंट इस प्रकार अर्पित की जाती है कि सम्राटी 
रएि उसपर अच्छी तरह पह सका इसके बाद मैट दनेवाल 
को उपस्थित हानेको प्राक्षा दी जाती है । आगन्तुरको 


सम्राट मुहम्मद तुग़लकशाहका समय १०९ 
सम्राट्के निकट पहुँचनेफे पहिले तीन वार वंदना करनी पड़ती 
है ओर फिर वह हाजियोंके खड़े होनेके स्थानपर पहुँच कर 
पुनः बंदना करता है । महान् पुरुष मोर हाजिबकी पक्किम 
खड़े किये जाते हैं , और अन्य पुरुष पीछेकी ओर । 
___ सबाट आगन्तुकके साथ बड़ी कृपा और मृदुलतासे 
वार्तालाप करता है और उसका स्वागत करनेके लिए 
मरहया कहता है । सम्मान योग्य होनेपर सत्राट् उससे 
प्रोतिपूर्वक करमर्दन करता है, गले भी मिलता है और भेंटके 
कुछ पदार्थ मँगवा कर भी देखता है । भेटके पदार्थोंमें शस्त्र 
अथवा बन होनेपर उनको उलट पलटकर देखता है और 
उसका मन रखने के लिए भेटकी प्रशंसा तक कर देता है । 
___ इसके पश्चात् श्रागन्तुकको सिलअत दी जाती है और 
मानमर्यादाके अनुसार उसकी वृत्ति भी नियत कर दी 
जाती है । इसको सरशोई ( वास्तव में सिर धोना - वृत्ति 
विशेष ) कहते हैं । 
___ सम्राटके सेवकों को भेंट तथा अधीन राज्योका कर स्वर्ण 
के थाल आदि पात्रोके रूप दिया जाता है । कोई काई पात्र 
आदि न हाने पर केवल स्पर्णको ईटही ले पाते हैं और 
फर्राश नामधारी दास प्रत्येक ईट तथा पात्रको सम्नाटके 
समुख ला उपस्थित करते है । भेटमें हाथी होनेपर वह भी 
उपस्थित किया जाता है । उसके पश्चात् घोड़े और उनका 
सामान , फिर भार सहित ख़शर और ऊँट उपस्थित किये 
जाते है । 

सम्राट के दौलतायातसे लौटने पर मंत्री रुघासा जहाँने जय 
ययानेसे थाहर श्राफर भंट दी तो मे भी उस समय उपस्थित 
था । यह भेंट उपर्युक्त फ्रमसे दी गयी थी । इस भेटमें एक 


११० इनबनूनागो भारतयात्रा 
थाली मुक्ताओं और पोंसे भरी हुई थी । इस पसरपर 
ईरा के सम्राट अबू सईदके पितृन्यका पुत्र हाजी गावन मी 
उपस्थित था । सम्राट्ने इस मैग्का अधिक भाग उसका ही दे 
डाला । आगे चलकर मैं इसका वर्णन करूँगा । 

५ - ईटकी नमाजकी सवारी ( जनूस ) 
इंदसे प्रथम राधिका सम्राट् अमीरों मुसाहिगें ( दर 
पारी विशेष ), यात्रिया, मुन्सहिया, हाजिगे, नसीयो, अफसरों, 
दासों और अम्मवारनीसोंक लिए मर्यादानुसार एक एक 
खिलयन भेजना है । 
- प्रात काल होते ही हाथियोंकारेशमी, मुनहरी तथा जहाऊ 
झूलॉसे विभूपित परत है । सौ हाथी सम्राटकी सवारी 
के लिए होत है । इनमें प्रत्येरपर रत्नजटित रेशमका बना 
छन लगा होता है जिसका डण्डा विशुद्ध सुवर्षमा हाता है । 
सम्राट चठने के लिए प्रत्येक हाथापर रतजटित रेशमी गद्दी 
विधी हाती है । सम्राट् एक हाथी पर श्राकर श्रारूह हा जाता 
है और उसके धागे नागे रक्षजटित जीनपोशपर एक भएडा 
फरहरेको भौति चलता है । 

( . ) ममालिक अवसारके लसके कथनानुसार अमीरोंकी 
विविध अंगियाँ हाता है । सवठ सान कहात है । उनसे नाचे 
लिक , तृतीय कक्ष क मार , चतुर्थ के सिपहसालार और पधम 
तथा अतिम कक्षाक दयानका जागार दा लाव की ( 12 %D0 
हिम ), मलिककी ५० से ६० सास तरको, अमीरकी तीस सहससे 
चालीस साल तभी व्या सिपहसालाकी पीस सहल की होती है । 
इनके मन नियत सथ्य में से सभी रहता है, पर इस येतन आदि 
राग्यकोषसे ही दिपा ताई । 


सम्राट मुहम्मद तुगलकशाहका समय १२१ 
हाथोके आगे दास और ममलूक नामधारी भृत्य 
पाँव पाँव चलते हैं । इनमेसे प्रत्येकके सिरपर चाचो ( अर्द्ध 
चन्द्राकार ) टोपी होती है और कमरमें सुनहरी पेटी; किसी 
किसीको पेटीमें रतादि भी जड़े होते हैं । इन पदातियोंके 
अतिरिक्त सम्राटके आगे तीन सो नकीय भी चलते हैं । इनमें 
से प्रत्येकके सिरपर पोस्तीन ( पशुचर्म विशेष ) की कुलाह 
( टोपी ), कमरमें सुनहरो पेटी और हाथमें मुवर्णकी मूठयाला 
ताज़ियाना ( कोडा ) होता है । 

सदरेजहाँ काज़ी उल कुज्जात कमालुदीन गज़नवी, सदरे 
जहाँ काजी उलकुजात नासिर उद्दीन स्वारज़मी, समस्त 
काज़ी और विद्वान् परदेशो, ईराक खुरासान, शाम ( सीरिया ) 

और पश्चिम देश निवासो, हाथियांपर सवार होते है । 
( यहाँपर यह एक बात लिखना अत्यावश्यक है कि इस देशके 
निवासी सब विदेशियोको खुरासानो ही कहते हैं । ) 

इनके अतिरिक्त मीश्रन्जिन ( नमा के प्रथम उच्च स्वरसे 
मुसलमानोको नमाज़ के समयकी सूचना देनेवाले ) भो हाधि . 
गोपर सवार होकर चलते हैं और तकदीर ( ईश्वरका नाम 
अर्थात अल्लाहो अकबर - लाइलाहा इल्लल्ला - अल्लाहो अकबर 
बलिल्लाइल हम ) कहते जाते हैं । 

उपयुक ग्रामसे सम्राट जय राजप्रासादसे निकलता है तो 
वाहर समस्त सेना उसकी प्रतीक्षामें खडी रहती है । प्रत्येक 
श्रमीर भो अपनो सेना लिये पृथक्खड़ा रहता है और प्रत्येकाके 
साथ नीयत और नगाड़ेवाले भी रहते हैं । 

सबसे प्रथम सम्राटकी सवारी चलती है । उसके 
आगे आगे उपर्युक व्यनियों के अतिरिक्त काज़ी और मोअजिन 
भी तकपीर पद्धले चलते हैं । सम्राटके पोधे रजेवरले चलते 


११२ इनरतूताकी भारतयाना 
है ओर उनके पोछे सम्राटके सेवक । इसके याद सम्राट्के भतीजे 
बहरामपा , और उसके पीछे सम्राटक चचाके पुन मलिक 
फीरोजकी सवारी हाती है । फिर धीरको अोर तब मलिक 
मजीरजिरीजा ओर फिर सम्राटके अत्यन्त मुंहचढ़े अमीर तू 
लाको सवारी हाती है । यह अमीर अत्यन्त धनाज्य है । इसका 
दीवान अलाउद्दीन मिश्री, जो मलिक इन सरशीके नामसे 
अत्यन्त प्रसिद्ध है, मुझसे कहता था कि सन्य तथा भृत्यों 
सहित इस अमीरका धार्पिक व्यय छत्तीस लाखके लगभग है । 
__ इसके पश्चात् मलिक नकाह और फिर मलिक युगरा, 
उसके पश्चात मलिर मुग्गलिस और फिर कुतुर-उलमुरकको 
सवारी हाती है । प्रत्येक मारके साथ उसको सेना तथा 
बाजेवाले भी चलते है । उपर्युक्त अमौर सदा सम्राट्की सेवामें 
उपस्थित रहते है शोर ईदक दिन नोरत तथा नगाडक सहित 
सन्नाटके पीछे उपर्युक्त ममसे चलते है । 

इनके पोछे ये अमीर चलते है जिनका अपने साथ नगाडे 
सथा नौवत रखने की आशा नहीं है । उपर्युक अमीरोको अपेक्षा 
इनकी श्रेली भी कुछ नीची ही होती है । परन्तु इस ईदक 
जलुसम मत्यक श्रमीरका काच धारण कर धाडपर समार 
होकर चलना पडता है । 

ईदगाहके द्वारपर पहुँच कर सम्राइतो खडा हा जाता है 
योर कानी, माधज्जिन, घड बहे श्रमारों और प्रतिक्षित विदे 
शियोको प्रथम प्रवश करनेकी भाशा देता है । इन सबक प्रविष्ट 
हा जाने पर सम्राट उतरता हे और फिर इमाम ( नमाज 
पढामवाला ) नमाज प्रारभ करता हे और पुतरा पढ़ता है । 

बकरीद ( रमजानके दामास दस दिन पश्चात होती है , 
इसमें पशुकी यलि दी जाती है ) के अवसरपर सम्राट अपने 


सम्राट् मुहम्मद तुग़लकशाहका समय ११३ 
वस्त्रोको रुधिरके छोटोले यचाने के लिए रेशमी लुंगी प्रोढकर 
भालेले ऊँटकी नसविशेष कारता है और इस भॉत्ति कुर्यानी 
करनेके पश्चात् पुनः हाथीपर श्रारूढ हो राजप्रासादको 
लौट श्राता है । 

६ - ईदका दरवार 
ईदके दिन समस्त दीवानखानेमें फर्श विछाकर उसे विविध 
प्रकारसे सुसजित करते हैं । दीवानखानेके चौक ( मैदान ) में 
वारक ( बारगाह ) खडी की जाती है । यह एक विशेष 
प्रकारका बडा डेरा होता है जिसको मोटे मोटे खम्भोंपर खडा 
करते है । इसके चारों और अन्य डेरे रहते हैं और विविध 
रंगोंके , छोटे बड़े रेशमके पुष्प सहित बूटे लगाये जाते हैं । इन 
वृतोंकी तीन पंकियाँ दीवानपानेमें भी सुसजित की जाती 
हैं । वृक्षोंके मध्यम एक सुवर्णकी चौकी रखी जाती है । चौकी 
पर एक गद्दी रखकर उसपर एक रूमाल डाल दिया जाता है । 

दीवानखानेके मध्यमें एक सुवर्णकी रत्नजटित बड़ी 
चौकी रखी जाती है । यह यत्तीस यालिश्त ( नाट गज ) लंबी 
ओर सोलह वालिश्त ( चार गज } चौड़ी है । इस चौकीके 
बहुतसे पृथक् पृथर खड हैं , जिन्हें कई आदमी मिलकर 
उठाते है । दीवानखाने में लाने पर उन पडाको जोड़कर चीनी 
यना ली जाती है और उसपर एक फुर्सी बिछायी जाती है । 
सम्राटके सिरपरछा लगाया जाता है । 

( 1 ) धारगाह - - आईने अकरीमें इसका मानचित्र दिया हुमा 
है । भगुलफजल के कथनानुसार पदी पारगाडके नीचे इस सहस्र मनुष्य 
बैठ सकते हैं । . . . फर्राश इसको ७ दिनमें सहा कर सकते हैं । 
सादी पारगारकी लागत कमसेकम १० . ०० रु . भिकपाका | | 


११४ इन्नबतूताको भारतयात्रा 
___ सम्राटक तकृत ( चौकी ) पर बैठते हो नफीय { घोषणा 
करनेवाले और हाजिर उस स्वरसे बिस्मिल्लाह उशाररा 
करते हैं । इसके उपरांत पक एक व्यक्ति सम्राटकी वंदनाके 
लिए आगे बढ़ता है । सर्वप्रथम काजी, रातोय ( सुतया 
पढ़नेवाला ), विद्वान् शैा तथा सय्यद, और सम्राटके माता 
तथा अन्य निजी निकटस्थ मंयंघो प्रागे पढ़ते हैं । इनके 
पश्चात् विदेशी, फिर बजार ( मंत्री ) और सैन्यके उच्च 
पदाधिकारी, वृद्ध दास और सैन्यके सरदारोंकी यारी श्राती 
है । प्रत्येक व्यक्ति थत्यन्त शान्तिपूर्वक वन्दना कर यथास्थान 
आकर बैठ जाता है । 

ईदके अवसरपर जागीरदार तथा अन्य प्रामाधिपति रूमा 
लॉम अशर्फियाँ बाँध सुवर्ण के बालोंमें , जो इसी मतलग्से यहाँ 
रख दिये जाते हैं , प्राकर डालते है । रूमालोपर भेंट देने वालों 
का नाम लिखा रहता है । इस रीतिसे बहुत सा धन एकत्र 
हो जाता है । सम्राट् इसमेंले इच्छानुसार दान भी देता है । 
चन्दना हो जानेके अनन्तर भोजन पाता है 

ईद के दिन शुद्ध सुघणकी बनी हुई बुर्जाकार एक बड़ी 
अँगीठी मी निकाली जाती है । उपर्युक चौकीकी तरह इस 
नाम कविने इसी 

में निग्न 
लिखित पध लिखे हैं 

जां चार गोशे मिजमरे जी मियाने सहन । 
का ए मा मगामे मलायक मुमत्तर अस्त ॥ 
दश सवाद दीदए हराने जन्नतस्त । 
इताश खारे गालिया होजे कौसरस्त ॥ २ ॥ 

अर्यात - इस अंगीठीले फरिदतोंके मस्तिष्क भी सुगंधित हो जाते हैं 
मौर धुरसे स्वर्गकी अप्सराओंके नेत्रों के लिये कम प्राप्त होता है । और 


नामक 


R 


: 


: 


..... 


. 


....... 


.. 


. 


. 


.. 


4. 


m 


- 


: : 


- 


. 


.......: 


: 


Aartinm 

मुहतुग़लकोरंगमहलकाएकदृश्य,पृ.11५(हि०९४०मेंस्त्रीचागया) 


सम्राट् मुहम्मद तुग़लकशाहका समय ११५ 
अंगीठीके भी बहुतसे पृथक् पृथक् खण्ड है । बाहर लाकर ये 
सब खण्ड जोड़ लिये जाते हैं । इस अँगीठोके तीन भाग है । 
फर्राश ( भृत्य विशेष ) जब इस अँगीठीमें ऊद ( एक प्रकारक 
सुगंधित लकड़ी ), इलायचो और अंबर ( सुगन्ध देनेवाला 
पदार्थविशेष ) जलाते हैं तो समस्त दीवानखाना सुगन्धिसे 
महक उठता है । दासगण स्वर्ण तथा रजनके गुलाबपाशों 
द्वारा उपस्थित जनतापर गुलाय तथा अन्य पुष्पोंके अर्क 
छिडकते रहते हैं । 

बड़ी चोकी तथा बँगीठी केवल ईदके ही अवसरपर बाहर 
निकाली जाती है । ईद बीत जानेपर सम्राट् दूसरी सुवर्ण 
निर्मित चौकीपर बैठ कर दरबार करता है जो बारगाहमें होता 
है । बारगाहमें तीन द्वार होते हैं । सम्राट् इनके भीतर बैठना 
है । प्रथम द्वारपर इमादुल मुल्क सरतेज़ खडा होता है, 
वितीय द्वारपर मलिक नकबह और तृतीयपर यूसुफ बुगरा । 
दाहिनी तथा यायीं और अन्य श्रमोर पोर समस्त दरवारा 
यथास्थान खड़े होते हैं । 

वारगाहके कोतवाल मलिक तगोके हाथमें स्वर्णदण्ड 
और इसके नायत्रके हाथमें रजत-दण्ड होता है । ये ही दोनों 
समस्त दरवारियोको यथास्थान बैठाते और पंक्तियाँ सीधी 
करते हैं । घज़ीर और कातिश उनके पीछे तथा हाजिर और 
नकीय यथास्थान खड़े होते हैं । 

इसके यनन्तर नर्तको तथा अन्य गाने बनाने -वाले आते है । 
सर्वप्रथम उस वर्ष जोते हुए. राजाओंको युद्धगृहीता कन्याएँ 
श्राकर राग आदि अलापतो तथा नृत्य प्रदर्शन करती है । 
इनकी मासे कौसर नाम र सरोवरका जल भी सुगंधित हो 
जाता । . 


खड़े होते है । लिक तगोके हलाये ही दोनों 


११६ 


__ इन्नरतूताको भारतयाना 
सम्राट् इनको अपने कुटुम्गी , भ्राता, जामाता तथा राजपुत्रोंमें 
याँट देता है । यह समा अन्न ( सध्याफे चार पजेके ) पश्चात् 
हाती है । 
. दूसरे दिन अनके पश्चात् फिर इसी क्रमसे सभा होती 
है । ईदके तीसरे दिन सन्नाटके सवयो तया कुटुम्पियोंके 
विवाह होते हे और उनको पुरस्कारमें जागीरें दी जाती हैं । 
चौथे दिन दास स्वाधीन किये जाते हैं और पाँच दिन 
दासियाँ । छठे दिन दास - दासियोंके विवाह किये जाते हैं 
ओर सात तथा अन्तिम दिन दोनोंको दान दिया जाता है । 

७ - यात्राकी समाप्तिपर सम्राट्की सवारी 
सनाटके याग्राम लौटने पर हाथी सुसजित किये जात है 
और सालह हाथियोंपर साने के जहाज छत्र लगाये जाते हैं । 
श्रागे नागे रतजटित जीनपाश उड़ा कर ले जाते है । 

इसके अतिरिक्त विविध श्रेणीक पडे बडे रेशमी पखा 
दादित काष्टके दुर्ग भी बनाये जाते है । इनकी प्रत्येक शेणी 
में वराभूपण पहिने एक सुन्दर दासी धैठती है । युर्जी मध्य 
भागमें एक चमडेगा कुण्ड होता है जिसमें गुलाया शग्यत 
भरा रहता है । उपर्यत दामियाँ नागरिक अथवा परदेशी, 
प्रयेक व्यक्तिका जल पिलाती । सलपान उपयत उसा 
पान गितीरियाँ दी जाती है । 

नगरने राजप्रासाद तक दाना पारकी दीवार शमी 
यस्रोसे मददी जाती हैं मोर मार्गपर गी गमी घर पिया 
दिया जाता है । सम्नाटका घाडा इसी मार्गस हार जाता 
है । सम्राटये आगे सहा दास और पीछे पीछे मी 
चलते हैं । एस अवसरोंपर कभी कभी दाधियोंपर छोटी पाटी 


सम्राट् मुहम्मद तुगलकशाहका समय ११७ 
मंजनीक चढाकर उनके द्वारा दोनार और दिरहम भी लोगों 
पर फेंकते हुए मैंने देखा है । यह यस्खेर नगर द्वारसे लेकर 
राजप्रासाद तक होती है । 

-विशेष भोजन 
राजप्रासादमें दो प्रकारका भोजन होता है - विशेष और 
साधारण । सम्राटका भोजन विशेष भोजन कहलाता है । 
इसमें विशेष अमीर, सम्राटके चचाका पुत्र फीरोज इमादुल 
मुल्क सरतेज , मीर मजलिस ( विशेष पदधारी ) अथवा 
सम्राट्का विशेष कृपापान कोई विदेशीय - केवल इतने ही 
श्रादमी सम्मिलित होते हैं । 

कभी कभी उपस्थित व्यक्तियों से किसीपर विशेष कृपा 
होने के कारण जर सम्राट स्पय अपने हाथोंसे पक रोटीरका 
वीपर रख उसको दे देता है तो वह व्यक्ति रफावीको वार्यों 
हथेलीपर लेता हे और दाहिने हाथ से वदना करता है । 

कभी कभी विशेष भोजन अनुपस्थित व्यक्तिके लिए 
भी भेजा जाता है । वह भी उसको उपस्थित व्यक्तिको ही 
भॉति चन्दना कर ग्रहण करता है और समस्त उपस्थित 
लोगोंके साथ मिलकर खाता है । इस विशेष भोजनमें कई 
पार सम्मिलित हुआ है । 

( 1 ) फरिश्ताके अनुमार पिताको मृत्युक . . दिन पश्चात् मुहम्मद 
शुगरको सर्वप्रथम दिल्ली नगर में प्रवेश करनेर प्रसस्ताके कारण 
नगा पनाये गये और हमें गोले लटकाये गये थे । समस्त हाट बार , 
गली- चौराहे , भौति भातिसे सुसभित किये गये थे और सम्राट के राज . 
मासादमें हायीसे उतरने के समय तक, वेत तथा रक दीनारोंको न्यौठावर 
और पखेर रास्तों और मकानोंकी तौकी भोर की गयी थी । 


११८ इन्नबतूताकी भारतयात्रा 

8 - साधारण भोजन 
यह भोजनालयसे पाता है । नझीय भागे प्रागे विस्मि 
लाह उच्चारण करते जाते हैं । नकी के आगे नकीरउल नरूया 
होता है । इसके हाथमें सोनेकी छडी होती है और नायबके 
हाथमें चाँदीकी । चतुर्थ द्वारके भीतर प्रवेश करते ही इन 
लोगोंका स्वर सुन सन्चारके अतिरिक्त जिनने व्यकि दीवान 
पाने में होते हैं सब खडे हो जाते हैं । 

भोजन पृथ्वीपर धरनेके उपरांत नकीय ( प्रहरी ) तो 
पत्तियद्ध हो खड़े हो जाते हैं और उनका सरदार आगे बढ 
कर सम्राटकी प्रशंसा कर पृथ्वीमा चुयन करता है । उसके 
ऐसा करने पर समस्त नकीर , और उपस्थित जनता भी 
पृथ्वीका चुम्बन करती है । 
___ यहाँकी ऐसौ परिपाटी है कि ऐसे अवसरोपर नकोयका 
शब्द सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति, जहाँका तहाँ खड़ा हो जाता है , 
और जरतफ नकोय सम्राटकी प्रशंसा समाप्त नहीं कर लेता 
तबतक न तो कोई वालता हे और न किसी प्रकारकी चेष्टा 
ही करता है । 

नकीयके उपरांत उसका नायर सम्राटकी प्रशसा करता 

(1 ) मसालिक उल अवसारका रेखक कहता है कि सनाटकी समा 
दिन में दो बार अर्थात् पत और साय होती है । प्रत्येक बार समा विस 
जंन के पश्चात् ससाधारणके लिए दस्तरख्वान विडते है और यहाँ 
बीस सहल मनुष्यों का मोन होता है । सम्राटके साथ विशेष दस्तर 
स्वानपर भी लगभग दो सौ मनुष्य धैठते हैं । कहा जाता है कि सम्राटके 
रसोईघाम प्रापेक दिन भाई सहस पैक और दो सहस्र भेड़ -बकरियों 
का वम होता है । 


सम्राट् मुहम्मद तुलिकशाहका समय ११९ 
है । इसके समाप्त होने पर समस्त उपस्थित जन फिर उसो 
प्रकार पृथ्वीका चुम्बन कर बैठ जाते हैं । 

प्रशंसाके उपरांत मुरलद्दो समस्त उपस्थित व्यक्तियोंके 
नाम लिख लेता है , चाहे उनकी उपस्थितिका हाल सम्राटको 
विदित हो या न हो । फिर कोई राजपुत्र यह सूची लेकर 
सम्राट्के पास जाता है और सूची देखकर सम्राट् किसी 
विशेष व्यक्तिको सबोधित कर भोजन कराने की आज्ञा देता 
है । भोजनमें रोटी ( चपातियाँ ), भुना मांस , चावल , मुर्ग 
और संबोसा आदि पदार्थ होते हैं जिनका मैं पहले ही उल्लेख 
कर चुका हूँ । दस्तरख्वानके मध्य में काज़ी , खतोय तथा दार्श 
निक सय्यद और शैप होते हैं। इनके पश्चात् सम्राट्के कुटुम्बी 
और अन्य श्रमीर क्रमशः यथाविधि बैठते हैं । प्रत्येक व्यक्ति 
को अपना नियत स्थान विदित होनेके कारण किसीको कुछ 
भी दिक्कत और परेशानी नहीं उठानी पटती । 

सबके बैठ जाने के उपरान्त शर्वदार ( भृत्यविशेष ) हाथों में 
सुवण , रजत , ताम्र तथा फॉबके , शर्यत पीनेके , प्याले लेकर 
श्रात भोजनके पहले शयंतका पान होता है । इसके उपरांत 
हाजियके बिस्मिल्लाह कहने पर भोजन प्रारम्भ होता है । 
प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख एक रकाची और सब प्रकार के भोजन 
रखे जाते है । एक रकाबीम दो श्रादमा एक साथ भोजन नहीं 
फर सकते - प्रत्येक व्यक्ति पृथक पृथक भोजन करता है । भोज 
नके पश्चात् फुकाथ ( एक तरहकी मदिरा ) कलईके प्यालोंमें 
लाया जाता है , और लोग हाजिवके विस्मिल्लाह उशारण 
करनेके उपरान्त इसका पान करते है । फिर पान तथा सुपारी 
प्राती है । प्रत्येक व्यक्तिको पक एक मुट्टी सुपारी और रेशम 
फे डोरसे यंधे हुए पानके पन्द्रह पीड़ दिये जाते हैं । पान 


१२० 

इनबतूतापी भारतयाना 
बटने के अनन्तर हाजिर पुन बिस्मिल्लाह उच्चारण करते हैं 

और सब लोग खडे हो जाते हैं । वह अमीर जो भोजन कराने 
फे कार्यपर नियत होता है पृथ्वीका चुरान करता है, फिर 
सय उपस्थित जन भी उसी प्रकार पृथ्वीका चुम्मन पर चल 
पहते हैं । दो यार भोजन होता हे - एक नो जुहर ( दिनक 
१ यजेको नमाज ) से पहले और दूसरा अनके ( ४ यजेकी 
नमाज ) के पश्चात । 

१० - सम्राट्की दानशीलता 
इस सम्बन्ध मे फेवल उन्हीं घटनाओंका वर्णन करूँगा 
जा मेने स्वय देखी है । 
____ परमात्मा सर्वज्ञ हे ओर जो कुछ मने यहाँ लिखा है 
उसकी सत्यता यमन ( अरममा प्रान्त विशेष ), खुरासान 
भोर फारिसके लागोपर भलीभॉति प्रक्ट है । विदेशोंमें सम्राट 
की झपाकी घर घर प्रसिद्धि हा रही है । कारण यह है कि 
सम्राट भारतवासियोंकी अपेक्षा विदेशियोका अधिक मान 
तथा प्रतिष्ठा करता है और जागीर तथा पारितापिक दे उन्हें 
उन्ध पदोपर भी नियुक्त करता है । 

सम्राटकी श्राशा है किपरदेशियोको कोई निर्धन ( परदेशी ) 

( 1 ) फरिश्ताके अनुसार - साधु सन्तोंको कीपक कोप दे देनेपर भी 
यह सम्राट इस पातको यात तुच्छ समझता था । हातिम आदि भत्यत 
प्रसिद्ध दानवीरोंने अपनी समस्त आयुमें भी शायद इतना दान न दिया 
होगा जितना मह सम्राट् एक दिनमें अत्यन्त तुच्छ दान , दे देता था । 
इसके राजस्वकालमें ईरान , अरब, खासान, तुर्किस्तान और रूम इत्यादि 
से बह बढे कठाकुशल पर्व विद्वान् धन पानेके लोभसे मारत भाते थे और 
भाशासे भी अधिक दान पाते थे । 


सम्राट् मुहम्मद तुग़लक़शाहका समय १२१ 
कहकर न पुकारे, प्रत्युत मित्र नामसे सम्बोधित करे । सम्राट 
का कहना है कि परदेशीको परदेशी कहकर पुकारनेसे 
उसका चित्त खिन्न होता है । 

११ - गाज़रूनके व्यापारी शहाब - उद्दीनको दान 

गाजनमें ( शीराजके निकटका एक नगर ) एक वणिक 
रहता था जिसका नाम था परवेज़ । शहाबुद्दीन इस परवेज़का 
मित्र था । सम्राटने मलिक परवेजका कम्बायत नामक नगर 
जागीरमें दे उसको वज़ीर (मंत्रो) बनानेका वचन दे दिया था । 
____ परवेज़ने अपने मित्र शहाबुद्दीनको धुलाकर सम्राटके लिए 
भेंट तय्यार करनेको कहा तो उसने सुनहरी वृटों तथा 
वृक्षादिके चित्रोंवाला सराचह ( डेरा ),जिसके सायवानपर 
भी जरवपतमें वृक्ष चित्रित थे, एक डेरा और एक कनात 
सहित श्रारामगाह बनवायी । यह सब सामान बेल- बूटेदार 
कमध्यावका बना हुया था । इनके अतिरिक्त शहाबुद्दीनने 
यहुतसे खजर ( फटार ) भी उपहार संगृहीत किये और 
सब सामान लेकर अपने मित्रके पास भाया । मित्र भी अपने 
देशका कर तथा उपहारका सामान लिये तैयार बैठा था । 
शहाबुद्दीन पाते ही दोनोंने यात्रा प्रारम्भ कर दी । 

सम्राटके मंत्री ख्वाजाजहाँको यह भलीभाँति विदित था 
कि सम्राट परवेजको क्या वचन दे चुका है । अतएव उसका 
इनकी यात्राका वृत्तात ज्ञात होनेपर बहुत बुरा लगा । पहिले 
फम्पायत और गुजरात उसीकी जागीरमें थे और इन प्रान्त 
पासियोंसे उसका हार्दिक प्रेम भी था । यहाँके निवासी प्रायः 
हिन्दू हैं और उनमें से कुछ सम्राटके प्रति बड़ी उद्दण्डताका 
यर्ताव करते हैं । 


१२२ 

इब्नबतूताफी भारतयात्रा 
राशाजा जहाँ ने इन पुरुषों से किसोको मलिक उलतजार 
( वणिक- सम्राट ) का राहमें ही वध करनेका गुप्त संकेत कर 
दिया । फम यह हुआ कि जय मलिक उलतजार कर तथा 
भेट लिये राजधानीकी ओर अग्रसर हो रहा था तय एक दिन 
चाश्त ( अर्थात् दिनके । बजेको नमाज़ ) के समय, किसी 
पडावपर , जब समस्त मैनिक अपनी अपनी आवश्यकताएँ 
पूरी करने में व्यग्र थे और कुछ शयन कर रहे थे, हिन्दुओका 
एक समूह इनपर श्रा टूटा । वणिक्- सम्राट्का वध कर उसने 
उसकी सारी सम्पत्ति लट लो । शहाय उद्दान तो किसी प्रकार 
बच गया पर माल - असवाय उसका भी सब लुट गया । 

अखवारनयीसों ( पत्र- प्रेरकों ने जब मम्राटको इसकी 
लिखित सूचना दी तो उसने "नहरवाले " के करमेंसे तीस 
हजार दीनार शहाय -उद्दोनको दिये जानेकी आज्ञा दी और 
उसको स्वदेश लौट जानेका श्रादेश भी मिल गया । 

समाके श्रादेशकी सूचना मिलने पर शहायउद्दीनने कहा 
कि मैं ता सम्राट्के दर्शनोंका इच्छुक हूँ । द्वार -देहलीका 
चुम्बन करके ही स्वदेश जाऊँगा । इस उत्तरको सूचना पाने 
पर सम्राट्ने बहुत प्रसन्न हो उसको राजधानीकी और अग्न 
सर होनेको श्राक्षा प्रदान कर दी । 

जिस दिन मुझको समादकी सेवामें उपस्थित होना था 
उसी दिन इसने भी राजधानीमें प्रवेश किया । यह और मैं 
दोनों एक ही दिन सम्राटको सेवामें उपस्थित किये गये । 
सन्नाटने शहावउहीनको बहुत कुछ दिया और हमका भी 
खिलश्रत प्रदान कर ठहरनेका प्राज्ञा दी । दूसरे दिन सम्रा 
ट्ने मुझे ( इब्नबतूताको ) छ सहस्त्र रुपये प्रदान किये जानेकी 
आशा दी और पूछा कि शहाय-उद्दोन कहाँ है । इसपर वहा 


सम्राट् मुहम्मद तुगलकशाहका समय १२३ 
उदोन फल कोने उत्तर दिया अखबन्द बालम न मीदा 
नम ( हे संसारके प्रभु , मैं नहीं जानता ), परन्तु फिर 
कहा जनमत दारद ( वह कट में है ) । सन्नाटने फिर कहा 
बरो हमीज़मां अज़ खाने यक लकटका बगीरा पेश ओ 
वेवरी ता दिले श्रो खुश शवद प्रभो कोपसे एक लाख टङ्क 
उसके पास ले जाओ जिससे उसका चित्त प्रसन्न हो ) । वहा . 
उद्दीनने तुरन्त सम्राट की आज्ञाका पालन किया । सम्राटने 
यह शाज्ञा दे दी कि जर तक यह चाहे भारतवर्षका बना हुश्रा 
माल मोल लेता रहे और उस समयतक श्रोर लोगोंका क्रय 
घन्द रहे । इसके अतिरिक्त मार्गव्यय सहित, पदार्थोसे भरे हुए 
तीन पात भी इसका प्रदान करने की सम्राने आज्ञा दे दी । 
____ हरमुजमें पहुँच कर शहाय उद्दीनने एक बड़ा दिव्य भवन 
निर्माण करवाया । मैंने फिर एक बार इसी शहावउद्दीनको 
शीराज नामक नगरके निकट देखा था । उस समय भी यह 
सत्राट अयूइसहाऊसे दानकी याचना कर रहा था । उस 
समयतक इसकी यह सब संपत्ति समाप्त हा चुकी थी । 

भारतकी संपदाका यही हाल है । प्रथम तो सम्राट इसको 
उस देशको सीमासे बाहर ही नहीं ले जाने देता और यदि 
किसी प्रकारसे यह बाहर चली भी जाय तो संपत्ति पानेवाले. 
पर कोई न कोई ईश्वरोय विपदा या पड़ती है । इसी प्रकार 
शहायउद्दीनकी भी सारी सम्पदा, उसके भतीजोका सम्राट 
हरमुज़फे साथ झगड़ा होने के कारण , नट-म्रर हो गयी । 

१२ - शैरव रुक्न -उद्दीनको दान 
मिथ्रदेशीय स्पली अबू उल श्रध्यासको सेवा उपहार 
भेजकर सम्राट्ने भारत तथा सिन्धुदेशोपर शासनाधिकार 


१२४ 

इन्नरतूताको भारतयाना 
की विज्ञप्ति प्रदान किये जानेकी प्रार्थना की । प्रार्थना केवल 
विभ्यास फारण हो की गयी थी । पलीफा अबू उल अन्नास 
ने अपना आदेश पर शैख उलशयमुख ( शैम्वों में सर्वश्रेष्ठ ) 
राम -उद्दीनके हाथों भेजा । 

शैग रुन उद्दीनके राजधानी पहुंचने पर, सम्राट्ने उसके 
शुभागमन पर श्रादर- सरकार भी ऐसा किया कि कुछ कोर 
कसर न रही , यहाँ तक कि जर वह कमी निकट आता तो 
उसकी चभ्यर्थनाके लिए उठ खडा होता था । सपत्ति भी 
उसको इतनी प्रदान की कि जिसका वारपार नहीं । घोडेके 
समस्त साज सामान यहाँ तक कि खूटे भी स्वर्णके थे । 
सम्राटका आदेश था कि पोतसे उतरते ही वह अपने घोडे के 
नाल स्वर्णके लगवा ले । 

द इरादा कर खम्भातकी यार चला कि वहॉसे 
पोतपर चढकर अपने घर चला जाऊँगा परतु काजी जलाल 
उद्दीनने राह में विद्रोह कर इनउलकालमी शोर शेष दानोंको 
लूट लिया । शैख जान बचाकर फिर राजसमाको लौर आया । 
सम्राटने उसकी ओर देख कर हँमीम कहा ग्रामदीके जर 
विसरी व चा सनमे दिलरुया सुरी, जरन उर्दी व सर निही " 
( तू इस कारण श्राया था कि सपत्ति ले जाकर अपने 
मित्रके साथ उपभोग करूँ परनु धन तो लुगाया और 
तेरा सिर शेष रहा ) । इतना कहकर, फिर उसको श्राश्वासन 
दे कहा सतोप करो , मैं तुम्हारे शत्रुओपर चढाई पर 
तुम्हारो लुटी हुई संपत्ति लौटा दूगा और उसको द्विगुण 
त्रिगुण कर तुमको दूंगा । भारतवर्षसे लौटने पर मैंने सुना 
कि सम्राट्ने अपनी प्रतिशा पूरी कर शैखको बहुत कुछ 
धन इव्य दिया । 


सम्राट् मुहम्मद तुग़लकशाहका समय 


१२५ 


१३ - तिरमिज़-निवासी धर्मोपदेशकको दान 

सम्राटको वंदना करनेके लिए तिरमिज़ निवासी बाइज़ 
( धर्मोपदेशक ) नासिरउद्दीन अपने देशसे चलकर राजधानी में 
प्राया । कुछ काल पय्यंत सम्राटकी सेवा करने के उपरान्त 
स्वदेश जाने की इच्छा होनेपर सम्राट्ने इसको तुरंत चले जानेकी 
श्राडा प्रदान कर दी । सम्राट्ने इसके उपदेश अबतक न सुने थे । 
यह विचार उठते ही कि जाने से प्रथम एक बार इसको धार्मिक 
चर्चा अवश्य सुननी चाहिये , सम्राट्ने मफासिर " के श्वेत 
चंदनका मियर ( सोढ़ीदार काष्ठका प्लटफार्म ) निर्माण 
करनेको पाशा दी । इसमें स्वर्णको कीलें ओर स्वर्णकी 
ही पत्तियाँ लगी हुई थी , और ऊपर एक बडा लाल लगाया 
गया था । 

नासिरउद्दोनको सुनहरी, रत्नजटित, कृष्णवर्णकी श्र वासी 
सिलअत ( लवादा इत्यादि ) और साफा दिया गया । उस 
समय सम्राट स्वयं सराचह ( डेरा विशेष ) में था सिंहासना . 
सीन हो गया और उसकी दाहिनी तथा दायीं ओर भृत्य , 
काजी और मौलवी यथास्थान ये गये । वाइज़ ( धर्मोपदे 
शक ) ने श्रोजस्विनी भापामे सारगर्भित खुतचा पढ़ा और 
तत्पश्चात् धर्मोपदेश देना प्रारम्भ किया । उपदेश तो कुछ 
ऐसा सारगर्मित न था परन्तु उसकी भाषा अत्यन्त ओजस्विनी 
पचंभाचप्रेरकथी । 
___ उपदेशकके मियरसे नीचे उतरते ही सम्रादने प्रथम तो 
उसको गले लगा लिया , फिर हाथीपर बैठाकर उपस्थित 

( . ) मासिर नामदीपसे भभिप्राय है । यह जावा आदि 
पूर्षीय दीपसमूदामि । 


१०६ इन्नरतूवाको भारतयाना 
व्यक्तियों को आगे आगे पैदल चलने की आशा दी ! में भी उस 
समय वहाँ उपस्थित था और मुझको भी इस श्राशाका पालन 
करना पड़ा । 

फिर उमको सन्नाटके डेरेके समुप खडे हुए एक दूसरे 
सरावह ( अर्थात् डेरा में ले गये । यह भी नाना प्रकारक 
रंगीन रेशमी यात्रों द्वारा उपदेशकके लिए ही बनाया गया 
था । डेरेकी कनात तथा रस्सियाँ तक रेशमकी थीं । टेरेमें 
एक अोर सम्राट के दिये हुए म्पर्णपात्र सव हुए थे । पात्रोंमें 
एक तनूर ( एक प्रकारका प्रहा ) , जो इतना घडा था कि 
एक श्रादमी इसके भीतर रडी सुगमतासे रैठ सकता था , दो 
बडे देग, रकापियाँ ( इनकी सख्या मुझे म्मरण नहीं रही ), 
कई गिलास , पर लोटा, एक तमीसद ( न मालम यह पदार्थ 
पया हे ), एक भाजन लानेकी चारपार्योगाली बडी चौकी 
और एक पुस्तक रखनेका सहक था । ये सय चीजें स्वर्णकी 
ही बनी हुई थीं । 

हमाद-उद्दीन समतानीन जर टेरेक दा खूटपाड पर 
दस ता उनमें ए . पीतलका और दृमरा न येवा , पर कई 
किया हुश्रा, निम्ला । देखने में व दाना साने चाँदीक मालुम 
पडत थ । पर घेवास्ता टास न थे । 

इस उपदेश के प्रागमन पर सन्नादन इसको एक लाप 
दीनार और दो सौ दास दिये थे । कुछ दासोताइसने 
अपने पास रया औरयुको बेच डाला । 

१४ - श्रन्य दानोंका वर्णन 
धर्माचार्य तथा तीसोंक हाता प्रादुल अजीने दमिश्रा 
नामक नगरमें नकोउदोन इग्नतैमियों और पुरहानउदी । 


सम्राट् मुहम्मद तुग़लक़शाहका समय 
इलबरकाह जसा नउदोन मिज़ो और शमसुद्दीन 
इत्यादिसे शिक्षा प्राप्त कर सम्राट्की सेवा स्त्रीकर की सन्नाट 
इनका घडा सम्मान करता था । एक दिन संयोगवश इन्होंने 
हज़रत श्रन्यास तथा उनके वंशजों की प्रशसामें कुछ हदोलका 
वर्णन किया ोर प्रयास बंशीय ग़लीफ़ानोका भी कुछ 
वृत्तान्त कहा । अयास घशीय सलीफासे प्रेम होने के कारण 
सम्राटको वे हदीसे बहुत ही रुचिकर प्रतीत हुई । उसने 
अर्दवेल-निवासी श्रन्दुल अज़ीज़के पदका चुम्मन कर सुवर्णकी 
थालोमें दा सहन दीनार लानेको साक्षा दी और भरो भराई 
थाली धर्माचार्यकी भेंट कर दी । 
___ धर्माचार्य शमसुद्दीन अन्दगानो एक विद्वान् कवि थे । 
इन्होंने फारसो भाषामें सम्राटके प्रशंसात्मक सत्ताइस शेर 
लिखे और उसने प्रत्येक यैत ( कविताका चरण ) के बदले में 
एक एक सहस्त्र दीनार इनको दान में दिये । 
___ हमने अाज तक , प्रत्येक चैतपर एक सहस्र दिरहमसे 
अधिक पारितोषिक कभी न सुना था , परंतु यह भी सम्राटक 
दानका दशांश मान था । 

शौकार ( फारसका नगर) निवासी अदउद्दीनकी विद्वत्ता . 
की स्वदेशमै रसूच रयाति थी । उसके प्रकाड पांडित्यकी चारो 
और दुंदुभि यज रही थो । जर यह चर्चा सम्राट्के कानोंतक 
पहुँची ता उसने शुषफे पास दस सहन मुद्राएँ धर धैठे 
भेन दी । वह न ता कमी सम्राटको मेवामें उपस्थित दुवा 
और न कभी उसने कोई दत ही भेजा । 

शीरामक प्रसिद्ध महात्मा काज़ी मन्द उद्दीनकी प्रशंसा 
सुनकर सम्राटने उसके पास भी दस सहत्र मुद्राएँ दमिश्के 
निवासी शेखजादों द्वारा भेजी थीं । 


१०८ 


इनपतूताकी भारतयाना 
__ धर्मोपदेशक बुरहान उद्दीन बडा दानो धा । जो कुछ 
उसके पास होता भूखोका दे देता था ओर कमी कमी तो रख 
तक लेकर दान करता था । सम्राट्ने यह सुनकर उसके पास 
चालीस सहन दीनार मेज भारत धानेकी प्राथना की । शैखने 
दीनार लेकर अपना ऋण चुका दिया , परतु भारत श्राना यह 
कहकर अस्वीकार कर दिया कि भारत सम्राट विद्वानोको 
अपने सम्मुख खडा रखता है मैं ऐसे व्यक्तिको सेवामें नहीं 
या सकता और राता नामक देश और चला गया । 

ईरानके सम्राट सैयद के चाचाके लडके हाजी गायनको 
इसके सहोदर माताने, जो ईराकमें किसी स्थानका हाकिम 
( गवनर ) था , सम्राटके पास राजदूत धनाकर भेजा । सम्राट 
इसकी बहुत प्रतिष्ठा करता था । एक दिनको यात है कि मनी 
नवाजा जहॉने सम्राटकी सवामें कुछभेटशपित की । मंट सीन 
थालियों में थी । एक लाल मरे हुए थे, दूसरेम पने और 
तीसरेमै माती । हाजी गानन भी उस समय वहाँ उपस्थित 
था । बस सम्नाटने भेगका बहुतसा भाग इसीका दे डाला । 
विदाफे समय भी सम्राटने इसको प्रचुर सम्पत्ति प्रदान की । 
हाजी जय ईराम्मे पहुँचा ता इसक म्राताका देहान्त हो चुका 
था और उसके स्थानमें सुलेमान नामक एक व्यक्ति यहाँका 
हाकिम बन बैठा था । हाजीने अपने भाईका दाय तथा देश 
दोनोका अधिरत करना चाहा । सेनाने सायपरमक्तियो 
शपथ ले लो और यह फारिसी ओर चल पडा और शागर 
नामक नगरस जा पहुँचा। इस नगरका शव जय कुछ चिलम्पले 
इसकी सेवामें उपस्थित दुमा तासने देरस उपस्थित हानेका 
कारण पंधा । उसने कुछ कारण यतलायें भी परन्तु इसने उन्हें 
अस्वीकार कर सैनिकोका पाता दी क्लज चिमार अर्थात् 


सम्राट् मुहम्मद तुगलकशाहका समय 
तलवार खींचो और उन्होंने तलवार खींच उन सबकी गर्दन 
मार दी । सख्या अधिक होने कारण श्रासपासके अमीरोको 
इसका यह कृत्य घहुन हो चुरा लगा और उन्होंने प्रसिद्ध 
अधीर तथा धर्माचार्य शमसुद्दीन समनानोसे पन द्वारा ससैन्य 
आकर सहायता देने की प्रार्थना की । सर्वसाधारण भो शौंकार 
के शैवोंके वधका बदला लेनेको उद्यत होगये और रात्रिके 
समय हाजी गावनकी सेनापर सहसा आक्रमण कर उसे 
भगा दिया । हाजो भी उस समय अपने नगरस्थ प्रासादमें 
था । लोगोंने इसको भी जा घेरा । यह स्नानागारमें जा छिपा 
परन्तु लोगोंने न छोडा । इसका सिर सरफर सुलेमानके 
पास भेज दिया, शेर अग समस्त देशमें चाँट दिये । 

१५ - रवलीफ़ाके पुत्रका आगमन 
बगदाद निवासो अमीर गयास-उद्दीन मुहम्मद अब्बासी 
( पुत्र श्रादुल कादिर , पुन यूसुफ़ . पुत्र अगदुल अज़ीज, पुत्र 
खलीफा, अरामुत्तन्सर पिल्लाह अब्बासी ) जर सम्राट् अला. 
उद्दीन तरम शीरो मावर उन्महर ( अर्थात् ईराकके भूभाग ) के 
सम्राटके पास गये तो उन्होंने इनको कुश्म विन अब्बास के 
मठका मुतवली नियत फर दिया । यहाँ यह कई वर्ष 
पर्यन्त रहे । 

जर इनको यह सूचना मिली कि भारत सम्राट अवासीय 
वंशजोंसे स्नेह करता है ता इन्होंने मुहम्मद हमदानी नामक 
धर्माचार्य तथा मुहम्मद विन अधीशरकी हरवादीको अपनी 
ओरसे घसीट बनाकर सम्राटकी सेवाम भेजा । जरये दोनों 

(1 ) काम पिन सम्वास - पैगम्यर साहिय , मुहम्मदके चचाका 
पुत्र था । 


अन्नबतूताकी भारतयाना 
हुन सम्राट्की सेनामें उपस्थित हुए तो उस समय नासि 
उद्दीन तिरमिजी भी ( जिस मेने ऊपर वर्णन किया है । व 
उपस्थित था ! यह मिर्जा अमीर गयास उद्दीनसे भली भी 
परिचित था ! दुतोन बगदादमें अन्य शेयोंसे मा उनको सा 
वशावलीका पूर्ण परिचय प्राप्त कर यथार्थ निर्णय कर लिय 
था । जर नासिरउद्दीनने भी इसका अनुमोदन क्यिा है 
सम्राट्ने दूतोंको पञ्च सहन दीनार मेंट दिये और अमीर 
गयास उद्दीनके मार्गन्ययके लिए तीस सहन दीनार । 
स्वलिखित पत्र भेजकर उनसे भारतमें पधारनेकी प्रायना की 

पत्र पहुँचते ही गयास -उद्दीन चल पड़े । जव सिंधु मान्ता 
पहुँचे तो अन्वयार-नवीसोंने इसकी सूचना सम्राटको दी श्रीर 
परिपाटीके अनुसार कुछ व्यतियोका उनकी अभ्यर्थनाक लि 
भेजा । जर यह सिरसा नामक स्थानमें आ गये तो कमाल 
उहीन सदरे जहाँको कुछ घर्माबायाँके साथ उनकी सवारीके 
साप साय श्रानेकी आज्ञा दे दी गयी और कुछ अमीर भी 
उनमें स्वागतके लिए भेजे गये । जर वह मसऊदाबाद में पाये 
तो सम्राट स्वय उनके स्वागतको रानधानीसे निकल कर 
यहाँ पहुँचा । समुत्र पाते ही गयास उद्दीन पैटल हा गये और 
सम्राट माघाहनसे उतर पग गियास -रहीनने जर परिपाटीके 
अनुसार पृथ्वीका चुम्बन किया तो समान्ने भी इसका अनु 

अपने साथ सम्राटी मटके लिए 
कुद पत्रोंके यान भी लाये थे । सम्राट्ने एक पान अपने कंधे 
पर डाल , जिस प्रकार जनसाधारए सम्राट्फे समुख पृथ्वीका 
चुम्बन पाते हैं , उसी प्रकार यदना की । इसके अनतर जर 
घोड़ आये तो सम्राट एक घोरेको नमीर ममुख र उनको 
रुपयदे उसपर सवार होनेगोकाने लगा और स्थप रणाय 


सम्राट् मुहम्मद तुगलकशाहका समय १३१ 
पकड कर खड़ा हो गया । तदुपरांत सत्राट और उसके अन्य 
साथी अपने अपने घोडोपर सवार हुए , शोर दानोंपर राज 
छत्रकी छाया होने लगी । 
____ इसके उपरांत सत्राट्ने श्रमोरको अपने हाथोंसे पान 
दिया । यहो सबसे बड़ी मम्मान सूचक बात थी । कारण यह 
है कि भारतवर्षमें सम्राट अपने हाथसे किसीको पान 
नहीं देता । पान देनेके उपरांत सम्राटने कहा कि यदि मैं 
खलीफा अबुल अब्बासका भक्त न हाता तो अवश्य श्रापका 
भक्त हा जाता । इसपर गयास उद्दीनने यह उत्तर दिया कि मैं 
स्वयं अनुल अब्बासका भक्त हूँ । 

अमीर गयास-उद्दीनने फिर सवाटके सम्मानार्थ रसूल 
अल्लाह । पैग़म्बर मुहम्मद ) सल्ले अल्लाह पालई व सल्लन 
( परमेश्वर उनपर कृपा करे और उनकी रक्षा करे) को यह 
हदीस पढी कि जो यजर पृथ्वीको जीवित करता हे अर्थात् 
उसको घसाता है वही उसका स्वामी है । इसका तात्पर्य यह 
था कि मानो सम्राट्ने हमको असरको भॉति पुनः जीवित 
किया है । सबाटने भी इसका यथाचित उत्तर दिया । 

इसके पश्चात् सम्राट्ने उनको तो अपने सरावह ( अर्थात् 
डेरे ) में ठहराया और अपने लिए अन्य डेरा गडवा लिया । 
दोनों उस रात्रिको राजगानीके थाहर रहे । 

प्रात काल राजधानीमें पधारने पर सम्राटने खिलजी 
सन्नाद अलाउद्दीन और कुतुब- उद्दीन द्वारा निर्मित सीरीका 
राजप्रासाद " इनके निवासार्थ नियत कर दिया और स्वय 
अमीरों सहित यहाँ पधारकर, समस्त पदार्थ एकत्र किये 
जिनमें सोने चाँदीके अन्य पात्रोके अतिरिक्त सुवर्णका एक बड़ा 

( ) यह भवन सज महरू ( हरित प्रासाद ) कहलाता था । 


१३२ इनरतूताकी भारतयाना 
हम्माम भी था । तदुपरांत चार लाख दीनार तो उसी 
समय निछावर किये गये और दास दासियाँ सेवाके लिए 
मेजी गयीं । देनिक व्ययके लिए भो तीन सो दीनार नियत 
कर दिये । इसके अतिरिल सम्राटके यहाँले विशेष भोजन भी 
इनके लिए प्रत्येक समय भेजा जाता था । 

गृह , उपवन, गोदाम, तथा पृथ्वी सहित समस्त सीरी 
नामक नगर और सौ अन्य गॉव भी इनको जागीरमें दिये गये । 
इसके अतिरिक्त दिल्लीके पूर्वकी ओरके स्थानोंकी हकूमत 
( गवर्नरी ) भी इनको दी गयी । रोप्य जीन युक्त तीस सच्चर 
सम्राटकी ओरसे सदा इनकी सेवामें उपस्थित रहते थे, और 
उनका समस्त दाना धास इत्यादि सफारीगोदामसे याताथा । 

राजभवन में जिस स्थानतक सम्राट घाइपर चढ़कर स्वयं 
नाता था उसो स्थानतक इनको भी सेही श्रानेकी श्राना 
थी । कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार राजप्रासादमें न पा सकता 
था । सर्वसाधारणको भी यह श्रादेश था कि जिस प्रकार यह 
सम्राटको चंदना पृथ्वीका चुम्बन कर क्यिा करते है , उसी 
प्रकारसे इनको भी किया करें । 

इनके थानेपर स्वय सम्रा सिंहासनसे नीचे उतर धाता 
था , और यदि चोकीपर चैटा होता तो जडा हो जाता था । 
दोनोही एक दूसरेकी श्रभ्यर्थना करते थे । सम्राट् इनको 
मसनदपर अपने घरावर श्रासन देता था और इनके उटने 
पर स्वर मा उट खड़ा होता था । चलते समय सम्राट् इनको 
सलाम ( प्रपाम ) परता था और यह सम्राटको । 

सभास्थानसे बाहर इनके लिये एक पृथक मसनद विद्या 
दी जाती थी और इस स्थानपर यह चाहे जितने समय तक 
येटे रहते थे । प्रत्येक दिन दो यार ऐसा होता था । 


सम्राट् मुहम्मद तुग़लक़शाहका समय १३३ 
अमीर गयास-उद्दीन दिल्ली में ही थे कि बंगालका वज़ीर 
चहाँ पाया । बड़े बड़े श्रमीर-उमरा यहाँ तक कि स्वयं सम्राट 
भी उसकी अभ्यर्थनाको बाहर निकला, और नगर भी उसी 
प्रकार सजाया गया जिस प्रकार सम्राटके श्रागमनके समय 
सजाया जाता है । 

काज़ी, धर्मशानके ज्ञाता तथा अन्य विद्वान् शैखों सहित 
अमीर ग़यास-उद्दीन इन्ने ( पुत्र ) खलीफा भी उससे मिलने 
को घाहर आये । लौटते समय सम्राट्ने वज़ीरसे मखदूम 
जादह ( खलीफा -पुत्र ) के गृहपर जानेके लिए कहा । वज़ीर 
इसके यहाँ गया और दो सहन अशर्फियाँ और कपड़े के थान 
भेटमें दिये । मैं और अमीर कचूला दोनों वज़ोरके साथ वहाँ 
गये थे और उस समय वहाँ उपस्थित थे । 
____ एक बार ग़ज़नीका शासक चहराम वहाँ पाया । खलीफा 

और इस शासकमें आपसका कुछ प चला नाता था । 
सम्राट ने इस शासकको सीरी नगरस्थ एक गृहमें ठहरानेकी 
याज्ञा दी । याद रहे कि सीरीका समस्त नगर सम्राटने इस 
से पूर्व इच्ने खलीफाको प्रदान कर दिया था । गज़नीके शासक 
के लिए इसी नगर में एक नया मकान सन्नाटके श्रादेशसे तैयार 
फराया गया । 

यह समाचार सुनते ही इन्ने पलीफा द्ध हो राज 
प्रासादमें जा अपनी मसनद ( गद्दी ) पर यथापूर्व बेठ गये 

और घजीरको घुला कहने लगे कि श्रखबन्द पालम ( संसा 
रफे प्रमु ) से कह देना कि जो कुछ उन्होंने मुझे प्रदान किया 
है यह सब मेरे गृहमें श्राज य्यंत पैसाही रखा हुआ है । मैंने 
उससे कुछ भी कम नहीं किया है । संभव है, उसको पहि 
लेसे कुछ अधिक ही कर दिया हा । अब मैं यहाँ ठहरना नहीं 


१३४ 

इग्नबतूताकी मारतयात्रा 
चाहता । यह कह कर इन्ने खलीफा राज प्रासादसे उठर 
चल दिये । जर घजीरने उनके मित्रोंसे इसका कारण पूछा 
तो उन्होंने कहा कि सम्राट्ने जो गजनीके शासकके लिए 
सीरीमें गृह निर्माण करनेकी भाशा दी है, इसी कारण अमीर 
महाशय कुछ कुपितसे हो गये हैं । 
___ चजोरके सूचना देते ही सम्राट् तुरत सवार हो , दस प्रा . 
दमियों सहित इच्ने खलीफाफे गृहपर गये , और द्वारपर घोड़े 
से उतर प्रवेश करनेकी श्राशा चाही । और इब्ने खलीफासे 
श्राग्रह क्यिा , और उनके स्वीकार कर लेनेपर भी सम्राट्ने 
संतोष न कर यह कहा कि यदि आप वास्तरमें प्रसन्न हो गये 
हैं तो मेरी गर्दनपर अपना पद रख दीजिये । खलोपाने 
इसपर यह उत्तर दिया कि चाहे श्राप मेरा घध क्यों न 
कर डालें परन्तु में यह कार्य कदापि न करुंगा । सम्राट्ने 
अपने सिरकी सौगद दिला, गर्दनको पृथ्वीसे लगा दिया 
ओर मलिक कबूलाने इच्नेखलीफाश पैर स्वय अपने हाथोंसे 
उठाकर सम्राट्की गर्दनपर रख दिया । सम्राट् यह कहकर कि 
मुझे अय सन्तोप हो गया, खड़ा हो गया । किसी सम्राटके 
सम्बन्धम मैनेयाज तक ऐसी अद्भुत कथा नहीं सुनी । 

ईदके दिन में भी ममदम जादह ( आदरणीय व्यक्ति के 
पुत्र ) की वन्दनाफे निमित्त गया । मलिक कवीर ( इस 
अपसरपर ) उनके लिए सम्राट्की पोरसे तीन सिलयतें 
लाया था । इनके चोगोंमें रेशमी नुश्मोंके स्थानमें येरके समान 
मोतियाक बटन लगे हुए थे । कयीर खिलयते लिये दारपर 
खा रहा, और एम्ने खलीफा पाहर आनेपर उनस 
मिलयत पहिनायी । 

सम्राटसे अपरिमित धन सम्पत्ति पानेपर भी यह महाशय 


सम्नाट मुहम्मद तुगलकशाहका समय १३५५ 
यडे हो कजूस थे । इनको कजूसी सम्राटकी उदारतासे भी 
बढ़ी हुई थी । 

खलीफासे मेरी घनिष्ठ मित्रता थो , इसी कारण यात्राको 
जाते समय अपने पुत्र अहमदको भी इन्हींके पास छोड थाया 
था । मालूम नहीं उसकी क्या दशा हुई । 

एक दिन मैंने इनसे अकेले भोजन करनेका कारण पूछा 
और कहा कि आप अपने दस्तरख्वान ( भोजनके नीचेके वस्त्र ) 
पर इष्ट मित्रों को क्यों नहीं घुलाया करते । इसपर इन्होंने यह 
उत्तर दिया कि मैं इतने अधिक पुरुषोंको अपना भोजन 
विवस करते अपनी इन आँखोंसे देखने में असमर्थ है , और 
इसी कारण सबसे पृथक् होकर भाजन करना मुझे अत्यन्त 
प्रिय है । भाजनका फेवल कुछ भाग मित्र मुहम्मद श्रवीशरफी 
को भेज दिया जाता था और शेर इन्हींके उदर में जाता था । 

इनके यहाँ जाने पर मेने दहलीजम सदा अधेरा ही देखा , 
एक दोपका भो वहा प्रकाश न होता था । कई बार मैंने इनको 
अपने उपवनमें तिनक पदारते हुए देख कर पूछा कि महादय , 
यह आप क्या कर रहे है ? इसपर इन्होंने यह उत्तर दिया कि 
कमी कमी लकडियोकी भी श्रावश्यकता पड़ जाती है । इन 
तिनकॉफ भी इन्होंने गादाम भर लिये थे । 

अपने दास ओर इष्ट मिनोंसे यह उपवनमें कुछ न कुछ 
कार्य अवश्य करा लिया करते थे क्योंकि इनका कथन था कि 
इन लागोंको अपना भाजन मुक्त सात हुए देखना मुझका 
असह्य है । 

एक बार दुछ ऋषकी आवश्यकता होने पर मैंने इनसे 
अपनी इच्छा प्रकट की तो कहने लगे कि तुमका ऋण देनेकी 
इच्छा तामन अत्यत प्रपल है परन्तु साहस नहीं होता । 


१३६ . इग्नबतूताका भारवयात्रा 
— एक यार मुझसे अपना पुरातन वृत्त यो वर्णन कर कहने 
लगे कि मैं चार पुरुषोंके साथ बगदादसे पैदल बाहर गया 
हुआ था । हमारे पास उस समय भोजन न था । एक झरने के 
पाससे होकर जाते समय देवगोगले हमको एक दिरहम पड़ा 
मिला । हम सब मिलकर सोचने लगे कि इसका किस प्रकार 
उपयोग करें । अंतमें सर्वसम्मतिसे यह निश्चय हुयाकिम. 
को रोटी मोल लो जाय | हमसे जर एक श्रादमी रोटो मोल 
लेने गया तो हलवाईने कहा कि भाई, मैं ता रोटी और भूमा 
दोनों साथ साथही वेचना हुँ । पृथक पृथक् कोई वस्तु कदापि 
किसोको नहीं देता । लाचार होकर एक किरातकी रोटी 

और श्रावश्यकता न होनेपर भी एक किरातका भूसा लेना 
पड़ा । भूसा फेंक दिया गया श्लोर रोटोका एक एक टुकडा ही 
खाकर हमने सुधा निवृत्ति की । एक समय यह था ओर एक 
समय याज है ईश्वरको कृपासे मेरे पास इम समय म्यूय धन 
सम्पत्ति है । जब मैंने कहा कि ईश्वरको धन्यवाद दीजिये और 
निर्धन तथा साधु-महात्माओको कुछ दान भी देते रहिये , तो 
उत्तर दिया - में यह कार्य करने में असमर्थ है । मैंने इनको 
दान देन अथवा किसीकी सहायता करते कभी नहीं देखा । 
ईश्वर ऐसे कंजूससे सयकी रक्षा करे । 

भारत छाडने के उपरान्त में एक दिन बग़दादको मुस्तन 
सरिया नामक पाठशालाके द्वारपर जिमका इनके दादा 
सलीफ़ा अलमुम्तन्मर चिल्लाहने निर्माण कराया था ) छठा 
मुश्रा था कि मैंने एक दुर्दशाग्रस्त युवा पुरुपको पाठशालास 
पाहर निकल कर एक अन्य पुरुष के पीछेपोछे शोप्रतासे जाते 
देना । इसी समय एक विद्यार्थीने उस श्रार इंगित कर मुझम 
पहा कि यह युवा पुरुष भारत-निवासी अमीर गयास-उदीनका 


सम्राट् मुहम्मद तुगलकशाहका समय १३७ 
पुत्र है । यह सुनते हा मैंने पुकार कर कहा कि मैं भारतसे श्रा 
रहा हूँ और तेरे पितामा कुशल क्षेम भी कह सकता हूँ । परंतु 
वह युवा यह कहकर कि मुझे उनका कुशलतेम अभी पूर्णतया 
ज्ञात हो चुका है, फिर उसी पुरुपके पीछे पीछे दौड़ गया । जय 
मैंने विद्यार्थीसे उस अपरिचितफे विषयमें पूछा तो उसने उत्तर 
दिया कि वह बंदीगृहका नाज़िर है और यह युवा किसी 
मसजिदमें इमाम है । इसको एक दिरहम प्रतिदिन मिलता है । 
इस समय यह इस पुरुषसे अपना वेतन माँग रहा है । यह 
वृत्त सुनकर मुझे अत्यन्त ही श्राश्चर्य हुश्रा और मैने विचार 
किया कि यदि इग्ने खलीफा अपनी खिलनतका केवल एक 
तुकमा ही इसके पास भेज देता तो यह जीवन भरके लिए 
धनाढ्य हो जाता । 

१७ - अमीर -सैफ़उद्दीन 
जिस समय अरय तथा शाम ( सीरिया ) का मोर सैफ़ 
उहीन गहा इब्नेहिव्यतुनाइनमुहन्ना सम्राटको सेवामें पाया 
तो सम्राट्ने अत्यंत आदर- सत्कार कर उसका सम्राट् जलाल 
उहीनके कौशक लाल " नामक प्रासादमें ठहराया । यह भवन 
दिल्ली नगरफे भीतर बना हुआ है और बहुत बडा है । चौक 
भी इसका अत्यत विस्तृत दहलीज भी अत्यंत गहरी 

( 1 ) कोशक लाल - आसारसनादोदके लेखकका कथन है कि 
सम्राट अमा -उद्दीन खिलजीने कीपक लाल नामक भवन निर्माण कराया 
था । परन्तु यह पता नहीं चलना कि यह मासाद कहाँ था । 
निज़ामीन भोरियाको समाधिक निकट एक संदहरको लोग अबतक 
लाल महल के नामसे पुकारते हैं । संभव है, यही उपयुक कोश 

. 


१३८ 

नयतताको भारतयात्रा 
है । दहलीजपर एक युजं बना हुआ है जहाँसे बाहरके दृश्य 
तथा भीतरका चौक दोनों ही दिखाई देते हैं । सम्राट जलाल 
उद्दीन इसी बुर्ज में बैठ कर चौकमें लोगोंको चौगान खेलते 
हुए देखा करता था । 

अमीर सैफ -उद्दीनका निवास स्थान होनेके कारण मुझको 
भी इस भवनके देसनेका सौभाग्य प्राप्त हुअा । भवन वैसे ना 
सय सजा हुआ था परन्तु समयके प्रमावसे वहाँकी प्रायः 
सभी वस्तुएँ जोर्ण दशाम थो । भारतमें ऐसो परिपाटी 
चली आती है कि सम्राटकी मृत्यु के उपरान्त उसके भवनका 
मी स्याग कर दिया जाता है । नवीन सम्राट अपने निवासके 
लिए पृथक राजमाप्ताद निर्माण कराता है, प्राचीन महलफी 
एक वस्तु तक अपने स्थानसे नहीं हटायी जाती । में इस 
भवनमें ग्व धूमा और छतपर भी गया । इस उपदेशप्रद 
स्थानका देख कर मेरे ने नॉसे आँसू निम्ल पड । इस समय 
मेरे साथ धर्मशास्त्राचार्य जज्ञाल उदोन मगरवी ग़माती 
( स्पेनके ग्रेनेडा नामक नगरके निवासी मीथे। यह महाशय 
अपने पिनाके साथ बाल्यावस्थामें हो इस देश में श्री गये थे । 

इस स्थानका प्रभाव इनके हृदयपर भी पडा और इन्होंने 
यह शर कहा 

पसलातीनुहम सल्लतीने अनहुँमा 

फरर असुल जामा सारत जामा ॥ 
( भावार्थ - उनके सम्राटीका वृत्तान्त मिट्टीसे पूँछ कि पई 
बड़े सिरोंको हहियों हो गयीं । ) अमीर संक - उद्दीनके 

। प्रासाद दुमा । अरस -निपा 
सियासे अत्यंत प्रेम हाने तथा उनको आदरकी रिसे देखनेके 
कारण सवाट्ने इन अमीर महोदयका मो यागमनके समय 


सम्राट् मुहम्मद तुगलकशाहका समय १३९ 
खूप आदर - सत्कार किया और फई यार इनको अमूल्य 
उपहार भी दिये । 
___ एक धार मनीपुरके गवर्नर ( हाक्रिम ) मलिके आजम वाय 
जीदीकी भेट सम्राटके सामने उपस्थित की गयी । इसमें उत्तम 
जातिके ग्यारह घोडे थे । सम्राट्ने ये मय घोडे सैफउद्दीनको दे 
दिये । इसके पश्चात् चॉदीको जीन तथा सुवर्णकी लगामोसे 
सुसज्जित दस घोडे फिर एक बार अमीर महादयको दिये । 
इसके उपरांत फीरोजा अखधन्दा नामक अपनी यहनको 
विवाह भी इन्हींके साथ फर दिया । 

जय भगिनोका विवाह अमीर सैफउद्दीनके साथ होना 
निश्चित होगया तो सम्राटकी श्राशासे विवाह कार्यके व्यय तथा 
वलीमा ( द्विरागमनके पश्चात् घर द्वारा मित्रों के भोजको 
कहते हैं ) की तय्यारीके कार्यपर मलिक फतह-उल्ला शौनवी . 
सकी नियुक्ति कर दी गयो और मुझको इन दिनों स्वयं अमीर 
महोदयके साथ रहने का श्रादेश मिला । 

मलिक फतह -उल्लाने दोनों चोकों में बडे बडे सायवान 
( शामियाना ) लगवा दिये और एक चौकमें बडा डेरा लगा 
कर उसको भॉति भाँतिके फर्शसे सुसजित कर दिया । तवरेज 
निवासी शम्स उद्दीनने सम्राट के दास तथा दासियोमेसे कुछ 
एक गायक तथा नर्तकियोको ला वहाँ बैठा दिया । रसाइये 
और रोटीवाले , हलवाई ओर तयाली भी वहाँ ( यथासमय ) 
उपस्थित होगये । पशु तथा पक्षियोंका भी खूब वध हुआ और 
पंद्रह दिनतक बडे यड़े अमीर और विदेशी तक दोनों समय 
भोजनमें सम्मिलित होते रहे । 

विवाहसे दो रात पहले वेगाने राजप्रासादसे श्रा स्वयं 
इस घरको भाति भाँतिके फर्शी तथा अन्य वस्तुभोसे अलंकृत 


१४० 

इन्नरतूताको भारतयाना 
तथा सुसजिन कर श्रमोर सैफउद्दीनको बुला भेजा । अमीर 
महोदयके लिए तो यहाँ परदेश था , इना कोई भी निकटस्थ 
या दरम्य संबंधी या कुटम्पी इस समय यहाँ न था । इन 
नियोंने इनको वुला, ओर मसनदपर बिठा. चारों ओरसे 
घेर लिया । विदेश होनेके कारण सम्राटकी श्रावानुसार 
मुवारिक स्रॉकी माता, जो सत्राटकी विमाता थी , इस अप 
सरपर अमीर महोदरको माता और वेगमों ( रानियों ) में से 
एकत्री इनको भगिनी, एक फूकी ओर एक मासी इसलिए 
यन गयी कि यह समझे कि हमाग सारा कुटुम्ब ही यहाँ 
उपस्थित है । 
. हाँ, नो इन खियोंने इनको चागे पोरसे घेरकर इनके हाथ 
और पैरम मेंहदी लगाना प्रारभ दिया और शेष स्त्रियाँ वहाँ 
इनके सिरपर पडी हा नाचने श्रोर गाने लगी । 
____ यह सर होने के उपरांत वेगमें ता वर -वधूक शगनगारमें 
चली गयीं और अमौर अपने मिनाम ना याहरके घरमें घंट 
गये । सम्राटने इस अवसरपर कुछ आदमियो घरके पास , 
तथा कुदरा वधूक पास रहनेका श्रादेश कर दिया था । 

जर वर इष्ट मित्र सहिन वधको अपने गृहपर ले जाने के 
लिए बधूफे द्वारपर पहुँचता है तो इस देशकी प्रथाके अनुसार 
यधुके मित्र , यधूगृहक द्वारके संमुख आश्र खड़े हो जाते हैं 
और बरशे इष्ट मित्रों सहित गृह प्रवेशसे रोकते हैं । यदि 
चर - समाज विजयी हो गया नय तो उसके प्रवेशम का भी 
वाधा नहीं होती परन्तु पराजित हो जाने पर पन्या -पक्षका 
सहस्रों मुद्राएँ मैट करनी पड़ती है । 
___ मगरिबकी नमासके पश्चात् ( अर्यात् सूर्यास्तके पथात् ) 
चरके लिए ज़रे वपत ( सच्चे सुनहरे कामको मामल ) की 


सम्राट् मुहम्मद तुग़लकशाहका समय १४१ 
धनी हुई नीले रेशमकी खिलश्रत भेजी गयी । इसमें रतादिक 
इतनी अधिक सण्यामें लगाये गये थे कि वस्त्र तक बड़ी कठि 
नाईसे दिगाई देता था । वोके हो अनुरूप खिलनतके साथ 
एक कुलाह ( टोपो ) भी आयो थी । मैंने ऐसे बहुमूल्य 
वत्र कभी नहीं देखे थे । सम्राट्ने अपने अन्य जामाता - इमाद 
उद्दीन समनानी मलिक -उल उलेमाके पुत्र, शख उल इस्लामके 
पुत्र, और सदरे-जहाँ बुखारीके पुन - को जा वस्त्र प्रदान किये 
थे वह भी इसकी समता न कर सकते थे । 

इन वस्त्रोंको धारण कर सफ़ -उद्दान इए मित्रों तथा दासों 
सहित घाडोपर सवार हुए । प्रत्येरुके हाथमें एक एक छड़ी 
थी । तदुपरान्त चमेली , नसरीन तथा रायवेलके पुष्पोकी 
चनो हुई मुकुरकी सी एक वस्तु श्रायी जिसकी लड़ें मुख 

और छाती परयंत लटक रही थीं । यह श्रमोरके सिरपरके 
लिप थी परंतु अरय-निवासी होने कारण प्रथम तो अमीरने 
इसको धारण करना अस्वीकार ही कर दिया , फिर मेरे 
यात कहने और शपथ दिलाने पर वह मान गये और वह 
यस्तु उनके सिरपर रखी गयी । 

इस भाँति सुसजित हा जर अमीर अपने समाजके साथ 
वधूके गृहपर पहुँचे तो दारफे सम्मुख लोगोंका एक दल खड़ा 

था टिगोचर हुश्रा । यह देख अमीरने अपने साथियों 
सहित उसपर अरय देशकी रातिसे आक्रमण किया । फल यह 
हुधा कि सय पछाड़े खा साकर भाग गये । सम्राट भी इसकी 
सूचना मिलने पर अत्यंत प्रसन्न हुश्रा ! चौकम प्रवेश करनेपर 
श्रमीरको देवा नामक थटुमूल्य घग्णसे मढ़ा हुआ रतजटित 

( 1) यह सेह । था जो केवल भारतमें ही विवाह के समय 
सिरपर पाँधा जाता है । 


१४२ इन्नरतूताकी भारतयाना 
मिसर दिखाई दिया जिसपर घच श्रामीन थी और उसके 
चारों श्रार गानेवाली स्त्रियाँ यठो हुई थीं । श्रमीरको देखतेही 
यह त्रियाँ खडी हा गयीं । श्रमोर घाडपर बैठे हुए ही मिम्पर 
तक चले गये , और वहाँजा घाडेर उतर मिपरकी पहली 
सीढीके निकट पृथ्याका चुम्मन किया । वधूने इस समय 
खडे हाफर अमीरको ताम्मूल अर्पित किया । इसके बाद 
अमीरके एक सीढी नीचे बैठ जानेपर उनके साथियोंपर 
दिरहम और दीनार निछावर किये गय । इस समय स्त्रियाँ 
तकार ( ईश स्तुति - यह हम प्रथम ही लिख चुक है ) 
भी कहती जाती थी और गान भी कर रही थीं । बाहर 
नौवत और नगाडे झड रह थे । अब श्रमीरने घधूका हाथ 
पकड़कर उसे मिम्परसे नीचे उतारा और यह उनके पीछे 
पीछे हो ली । अमीर घाईपर सवार हो गये और वधू डालेमें 
बैठ गयी । दोनोपर दिरहम और दीनार निछावर किय गये । 
डोलेको दासान कन्धोंपर रखा, येगमें घोहोपर सवार होगयीं 

ओर शेष स्त्रियां इनके समुत्र पैदल चलने लगीं । सवारी 
( जलूस ) को राहम जिन जिन अमीरॉक घर पडे इन सपने दार 
पराकर उनपर दिरहम और दीनार निछावर किये । अगले 
दिन घधने चरके मित्रो यहाँ वस्त्र तथा दिरहम दीनार शादि 
भेजे और सम्राटने भो उनमें से प्रत्येकका साज तथा सामान 
सहित एक एक घोडा और दो सौसे लेकर एक हजार दीनार 
तककी थैली उपहारमें भेजी । 

फतह उत्ताने मी येगमाको भाँति भौतिक रेशमी वस्त्र यार 
लियाँदीं । ( भारतको प्रथाके अनसार प्राय निवासियोको 
परफे अतिरिक्त और को कुछ नहीं देता । इसी दिन लागोंका 
मोज देकर विवाहको समाप्ति की गयी । सम्राटकी आसानुसार 


सम्राट् मुहम्मद तुग़लकशाहका समय १४३ 
• अमीर गहा को अब मालपा, गुजरात , खम्बात और नहर 
चाला " की जागीर प्रदान की गयीं और मलिक फतहउल्ला 
उनके नायब नियत कर दिये गये । इस प्रकार अमीर महोदय 
की मान प्रतिष्ठामें कोई कसर न रखी गयी; परन्तु वह तो 
जंगलके निवासी थे । इस मान-प्रतिष्ठाका मूल्य न समम 
सके । फल यह हुआ कि बीस ही दिनके पश्चात् जंगली 
स्वभाव और मूर्खता के कारण यह अत्यंत तिरस्कृत हुए । 

विवाहके बोस दिन बाद उन्होंने राजभवन में जा योही 
भीतर ( रनवासमें ) प्रवेश करना चाहा । अमीर ( प्रधान ) 
हाजिय ( पर्दा उठानेवाला ) ने इनको निषेध किया परन्तु 
इन्होंने उसपर कुछ ध्यान न दे बलपूर्वक घुमनेका प्रयत्न 
किया । यह देख दरवानने केश पकड़ इनको पीछेकी ओर 
ढकेल दिया । इस पर अमीरने अपने हाथकी लाठीसे आक्र . 
मणकिया और दरवानके रुधिर-धारा वहा दो । यह पुरुष उच्च 
चंशोद्भव था । इसका पिता गजनीका काजी सम्राट महमूद 
पिन ( पुत्र ) सबुनगोनका वंशज था । स्वयं सम्राट् इसके 
पिताको पिता कह कर पुकारता था और पुत्र अर्थात पाहत 
दरवानको भाई कहा करता था । 

रुधिरसे सने हुए वस्त्रों सहित जब यह अमीर सोधे 
सम्नाटकी सेवा में उपस्थित हो निवेदन करने लगा कि अमीर 
गहाने मुझे इस प्रकार पाइत किया है तो सम्राट्ने तनिक 
देर तक सोच कर , उसको काजीके निकट जा अभियोग चला . 
नेकी आज्ञा दी और कहा- जो पुरुष सम्राटके भवनमें इस प्रकार 
पलपूर्वक घुसनेकागुरुतर अपराध कर सकता है उसको क्षमा 

(1) अनहिलवाई को मुसलमान इतिहासकारोंने बहुधा नारवा 
नामसे विसाप गजरातमें है । 


१४४ इनरतूताकी भारतयाना 
नहीं दी जा सकती । इस अपराधका ड मृत्यु हे, पर परदेशी 
हानेके कारण उसपर कृपा की गयो है । तदुपरात मलिक सतर 
को बुला दोनोंका काजीके पास ले जानेकी आज्ञा दी । काजी 
कमालउद्दीन उस समय दोवानखानेमें थे । मलिक ततर 
हाजी होने के कारण अरसी भाषामें मो खूर अभ्यस्त थे । इन्होंने 
अमीरसे कहा कि श्रापने इनको पाहत किया हे या नहीं ? यदि 
श्राहत नहीं किया है तो कहिये कि नहीं किया है । इस प्रकार 
से प्रश्न करके काजी महोदयने श्रमीरको कुछ सरेत भी किया 
परन्तु कुछ तो मुर्खतावरा शोर कुछ ग्रहकार तथा गर्व होनेक 
कारण उन्होंने प्रहार करना स्वीकार कर लिया । इसी श्ररसरमें 
अहतके पिता भीश्रा उपस्थित हुए और उन्होंने मित्रता क्रा 
नेवा प्रयत्न भी किया परन्तु सेफ्उद्दीनको यह भी स्वीकार न 
था । अतम काजीने इनको रातभर बदी रखनेकी श्रानादी । 
चधूने भी सम्राट कापसे भयमीत हाकर न ता इनके पास 
विछोना ही भेजा पोरन भोजनकी ही सुधि ली । मित्रोने भी 
भयभीत हाकर अपनी सम्पत्ति अन्य पुरुपाके पास थाता रुप 
से रखदी । मेरा विचार अमीर महोदयसे बन्दीगृहमें जाकर 
मिलनका या पर एक अमीरने मेरा विचारताडकर मुझे ध्यान 
दिलाया और कहा कि तुमने शैव शहाय उद्दीन दिन शुस अह 
मद जामसे भी एक बार इसी भाँति मिलने विचार 
क्ाि था और सम्राटने इसपर तुम्हारे वध क्यि आनका 
श्राशा दी थी । ( वर्णन अन्यत्र देखिये ) मैं यह सुनते हो 
लोट पड़ा । 

अगले दिन जुहर ( दिन फे पर यजेको नमाज ) समय 
अमीर गहा तो छोड दिये गये पर सम्राटकीष्टि श्रेय इनी 
पोरसे फिर गयो यो । प्रदान की हुई जागार पुन थादेश द्वारा 


सम्राट् मुहम्मद तुग़लकशाहका समय १४५ 
वापिस कर ली गयीं और सम्राटने इनको देश निर्वासित 
करनेकी ठान ली । 

मुगीसउद्दीन इब्न मलिक उलमलूक नामका सम्राटका एक 
अन्य भागिनेय भी था । अपने पतिके दुर्व्यवहाएकी शिका 
यतें करते करते सम्राटकी भगिनीका देहान्त तक हो गया था । 
इस अवसरपर दासियोंने सम्राटको उक्त भागिनेयके दुर्व्यव 
हारोंकी भी याद दिलायी । ( यहाँपर यह लिख देना भी अनु 
चित न होगा कि इसके शुद्ध चंशज होनेमें कुछ संदेह था ) 
सम्राटने अब अपने हाथोंसे श्राज्ञा लिखी कि हरामी और 
चूहावार ( चूहा खानेवाले ) दोनों का ही देशनिर्वासन किया 
जाय । यह हरामी शब्द मुगीस -उद्दीन के लिए व्यवहन किया 
गया था और घरव निवासियोंके यरबून अर्थात् जंगली चूहे 
के समान एक जीव खाने के कारण चूहाखोर शब्द अमीर 
सैफ- उद्दीनके लिए । 

आशा होते ही चोबदार इनको देशनिर्वासित करनेके लिए 
श्रागये । इन्होंने चहुतेरा चाहा कि गृहिणीसे ही भीतर जाकर 
विदा लेयावे. परंतु अनेक चोपदारों के निरंतर श्राने के कारण 
लाचार हो अमोर महोदय वैसेही आँसू बहाते चल दिये । 
मैं उस समय राज प्रामादमें गया और रातभर वहीं रहा । 
पफ अमीरफे प्रश्न फरनेपर मैंने उत्तर दिया कि श्रमीर सैफ 
उद्दीनके संबंध सत्राट्से में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । 
इसपर उसने कहा कि यह असंभव है । यह उत्तर सुन मैंने 
कहा कि यदि इस फार्यपूर्ति मुझे सो दिन भी लग तो भी मैं 
यहाँसे न हहँगा । अंतमें सम्राटको भी यह सूचना मिल गयी 

और उसने अमीर सैफ-उद्दीनको लौटानेशी नाशा दे लाहौर 
नियामी अमीर कालाको सेवामें रहनेका श्रादेश दे दिया । 


१४६ इन्नताको भारतयाना 

चार वर्षपयंत अमीर महोदय, यात्राम चलवे और ठहरते 
समय सर्वत्र हो , निरंतर उनके पास रह कर समस्त सम्म एम 
शिष्ट भाचरणों में ग्वन श्रभ्यस्त हो गये । फिर सम्राट्ने भी 
उनको पूर्व पदपर पुन नियुक र जागीर लोटा दो और 
उनको सेनाका अधिपति तक यना दिया । 

१७ - चनीरकी पुत्रियोंग विवाह 
तिरमिजके काजी सुदावन्दजादह करामुद्दीन ( जिन 
साथ में मुलतानसे दिल्लीत श्राया था ) राजधानी गाने 
पर सन्नाट्ने उनका रडा पादर सत्कार किया और उनके दोनों 
पुनो विवाह भी बजीर म्वाजाजहाँकी पुत्रियोंसे करा दिया । 

राजधानीमें वजीरको अनुपस्थितिक कारण सम्राट्ने ही 
बातिकायोंके पिताका नायब धन उनके महलमें जा कन्याओंका 
विवाह कर दिया । काजी उल कुस्नात ( प्रधान काजी ) जातक 
निकाह पढता रहा सम्राट यरावर चड़ा रहा और अमीर आदि 
अन्य उपस्थित जन वैसे ही बैठे रहे । यही नहीं , बल्कि उन्होंने 
काजी तथा खुदावन्दजादहके पुत्रों पर और चैलियाँ 
स्वय अपने हायासे उठा उठा कर दी । श्रमीर यह देख कर 
खडे हो गये और सम्राटसे यह कार्य न करनेकी प्रार्थना की । 
परन्तु सम्राटने उनको पुन बैठनेश हो श्रादेश दिया और एक 
अन्य अमीरको अपने स्थानपरख कर वहाँसे चला गया । 

१८ - सम्राट्का न्याय और सस्कार 
___ एक यार एक हिन्दू अमीरने सम्राटपर अपने माईका 
बिना कारण पर करनेका दोपारोप क्यिा । यह समाचार पाते 
ही सम्राट चिना अस्त्र शस्त्र लगाये पैदल ही काजीके इज 
लासमें जा यथोचित वदना यादि कर खड़ा हो गया । काजी 


सम्राट मुहम्मद तुग़लकशाहका समय १४७ 
को पहले ही इस संबंध आदेश कर दिया गया था कि 
मेरे आने पर मेरी कुछ भी अभ्यर्थना न करे ओर न किसी 
प्रकारफी कोई चेष्टा ही करे । 

सम्राटके वहाँ जाकर खड़े होनेपर फाज़ीने उसे आरोपीके 
सन्तुष्ट करनेकी आज्ञा दी और कहा कि ऐसा न होनेपर मुझको 
दंडकीपाशादेनी होगी । सम्राट्ने आरोपीको संतुष्ट कर लिया । 

इसी प्रकार एक बार एक मुसलमानने सम्राटपर सम्पत्ति 
हडप लेनेका आरोप किया । मुमामिला काजीतक पहुँचा । 
उसने जब सम्राटको संपत्ति लौटानेकी आशा दी तो सम्राट्ने 
श्रादेशको शिरोधार्य समझ उस व्यक्तिकी सारी संपत्ति 
लौटा दी । 

एक बार एकायमीरके पुत्रने सम्राटपर बिना हेतु प्रहार 
करनेका श्रारोप किया । इसपर कोज़ीने सम्राटको उस लडकेको 
संतुष्ट करने अथवा दंड भोगने या प्रतिशोधक हर्जाना देनेकी 
आज्ञा दी । यह मेरे सामने की बात है कि सम्राट्ने भरी सभामें 
लड़केको बुलाकर, हाथमे छडी दे, अपने सिरकी शपथ दिला 
उसको प्रतीकारको पाशा दोश्रोर कहा कि जिस प्रकार मैंने 
तुमको मारा था तू भी मुझको इस समय उसी प्रकारसे मार । 
लड़केने छडी हाथमें लेकर सम्राटपर इकोस यार प्रहार किया 
जिसमें एक बार तो सम्राटके सिरसे कुलाह भी गिर पड़ी । 

१६ - नमाज़ 
नमाजपर यह सम्राट बहुत ज़ोर देता था । जमाप्रतके 
साध नमाज़ न पढ़नेवालेका सम्राटके आदेशानुसार मृत्युदड 
दिया जाता था । इसी अपराधके कारण एक दिन सम्राट्ने 
नो मनुष्पोंके वधकी आशा दे । डाली इनमें एक गायक भीमा 


१४८ 

इन्नयतूताकी मारतयात्रा 
समाचतके समय पाज़ार इत्यादिमें इधर-उधर घूमने 
फिरनेवाले पुरयोंको पकड कर लानेके लिए ही बहुतसे 
थादमी नियुक्त कर दिये गये थे । इन लोगोंने दीवानमानेके 
द्वारस्थ , घोड़ेकी रखवाली करनेवाले साईसों तकको पकड़ना 
प्रारंभ कर दिया था । 
___ सन्त्राटका श्रादेश था कि प्रत्येक पुरुष नमाज़की विधि 

और इसलाम धर्मीय नियमोको भली भाँति सीखना अपना 
धर्म समझे । पुरुपोंसे इस सम्मन्य प्रश्न भी किये जाते थे 
और समुचित उत्तर न मिलने पर उनको दंड दिया जाता था । 
बहुतसे पुरुष नमाज़के मसायल ( ममस्या ) कागजपर 
लिखधा कर चालाग्में याद करते दिखाई देते थे । 

२० - शरप्रकी याज्ञायोंका पालन 
शरकी आमाओके पालनमें भी सम्राटकी बड़ी कड़ी 
ताकीद थी । सत्राटके भाई मुबारक खाँका आदेश था कि 
यह काजी साय बैठ कर न्याय करानेमें सहायता करे । 
सम्राटको आज्ञानुसार काजीको मसनद भी सन्नाटकी मस 
नसदकी माँति एक ऊँचे में लगायी जाती थी । मुबारक 
खाँ काजीकी दाहिनी ओर बैठता था । किसी महान् व्यक्तिपर 
दोबारोपण होने पर मुवारकखाँ अपने सैनिकों द्वारा उस 
अमीरको बुलवा कर काजीसे न्याय कराता था । 

२१ - न्याय दरवार 
हिजरी सन् ७४१ में सम्राट्ने कान और उधक अति 
रिक सब कर और दंड प्रादेश द्वारा उठा लिये । 

( . ) फीरोज शाह सन्नाटने मी उन करोंकी सूची दो है जिनका 
धर्म- याम वर्णन नहीं है । फन्हाने-फीरोजशाही नामक पुस्तकमें सम्राट 


सम्राट् मुहम्मद तुगलकशाहका समय १४९ 
न्याय करने के लिए स्वयं सम्राट् सोम तथा बृहस्पतिवार 
को दोवानसाने के सामनेवाले मैदानमें बैठा करता था । इस 
समय उसके सम्मुख अमीर हाजिर, खास ( विशेष ) हाजिर , 
सय्यद उल हिजाब ओर अशरफ उल हिजार केवल यही 
चार व्यक्ति होते थे । प्रत्येक जनसाधारणको इन दिनों में 
अपनी अट कथा वर्णन करनेकी आशा थी । इन कष्टोको 
लिखने के लिए चार अमीर ( जिनमें चतुर्थ इसके चचामा पुन 
मुल्क फोरोज था ) चार द्वारोंपर नियत रहते थे । प्रथम 
द्वारस्थ अमीर यदि आरोपीकी शिकायत लिख ले तो ठीक , 
वरना वह द्वितीय द्वारपर जाता था और उसके अस्वीकार 
करने पर तृतीय श्रोर चतुर्थ द्वारपर और उनके भी अस्वी 
कार कर देने पर श्रारोपी सदरे जहाँ काजी उल कन्नातक 
पास जाता था और उसके भी अस्वीकार कर देने पर उसको 
सम्राटकी सेवामें उपस्थित होने की आज्ञा मिलनी थी । 

इस बारका विश्वास हो जाने पर कि इन व्यक्तियोंने 
श्रागपीकी शिकायत वास्तवमें नहीं लिखी, सम्राट उनकी 
प्रतारणा करता था । 

लेखबद्ध शिकायत सम्राटकी सेवामें भेज दी जाती थों 
और यह इशा ( रात्रिके : बजेकी नमाज के पश्चात् इनको 
स्वयं पढ़ता था । 
इस प्रकार लिखता है कि बहुतसे कर ऐमे मी थे जो अन्यायके कारण 
न्याय संगत मान लिये गये थे और इनके कारण प्रजाको भयंत पीडा 
पहचती थी , उदाहरणार्य - दराई , पुष्प-विक्रप, रंगरेजीका कार्य , 
मस्य विक्रय, धुनेका कार्य , रस्सी बनानेका कार्य , भहभूजा , मय विध्य, 
कोतवालीका कर । इन भसंगत करोंको मैंने उठा लिया । 

जकात व उध - इनकी प्यास्या पहले हो चुकी है । 


१५० 


इनरतूताकी भारतयाना 


२२ - दुर्भिक्षमें जनताकी सहायता व पालन 
भारतवर्ष और सिन्धु प्रान्तमें दुर्भिक्ष पडनेके कारण जर 
पक मन गेहूँ छ दीनाग्में चिकने लगे तो सम्राटने दिल्लीने 

(1 ) फरिश्ता तथा बदाकनाके अनुसार हिजरी सन् ७४२ में सय्यद 
अहमदशाह गवर्नर ( माधवर - कर्नाटक ) का विद्रोह शान्त करनके लिए , 
सम्राटके दक्षिण ओर कुछ एक पड़ाव पहुँ उसे ही यह दुर्मिष प्रारम्भ हा 
गया था । सम्राटके दक्षिणसे लौटते समय तब जनता इस काल भकालके 
चगुल में जकही हुई थी । 

सम्राट्के राजस्वकालम इसके अतिरिक्त एक बार और हि० स . 
७४८ में , जब वह तगी का विद्रोह शान करने गुजरातकी भार गया था , 
घोर अकाल पडा था । 

यतूनाके अनुसार ६ दीनारके । मन गहुँ उस समय विकत थे । 
दीनारका पैमाना तो हम पहले ही दे पाये हैं ( नोट - अध्याय , पृष्ठ " 
देखिये ) यहाँपर केवल मनको ब्यारया की जाती है जिससे पाठक 
सुगमतापूर्वक भदाजा लगा लें कि 11 वीं शतादीमें दुर्मिक्षक समय 
भारतीय जनताको क्या दशा थी । परन्तु विविध व्यवसायियों की पूरी 
माय ठीक ठाक न जान सकने के कारण यह विषय निनात सासे नहीं 
सिद्ध किया जा सकता । जो कुछ सामग्री उपलब्ध है उसीपर ससोप 
करना पड़ता है , अस्तु । 

ऐसा प्रतीत हाना है कि इब्नबतूताने दिल्लीके रतल (अर्थात् । मन ) 
को मिश्र देशके २५ रतलके सुल्य माना है, और इसी गणनानुसार 
पतूनाके फ्रेध अनुवादकोंने एक मनकी सील २९३ पौष्ट भर्यात् १४ पके 
सेर मानी है । मसालिक उल असारका लेखक दिलीके सेरका वजन ७० 
मिशकाल बताता है । यदि हम एक मिशाल ॥ माशेका माने ता एक 
सेर २९ तोल २ माशेका और एक मन ११ र ८ टकका होगा । 


ट् .. १६ .. . ९ . . .. १५१ 
छोटे -बड़े, स्वाधीन-दास , सबको डेढ़ रतल ( पश्चिमीय ) 
प्रति दिनके हिसाबसे छः मास तकका अनाज सरकारी 
गोदामसे देनेकी थाज्ञा दी । 

काज़ी और धर्माचार्य प्रत्येक मुहल्ले की सूची बना लोगों 
को उपस्थित करते थे और उनको छः छ. मासका अन्न सर 
कारी गोदामोंसे मिल जाता था । 

२३ - वधाशाएँ 
यहाँ तक तो मैंने सम्राटकी सत्कार- शीलता, न्याय-प्रियता, 
प्रजावत्सलता और दयाशीलता अादिश्नपूर्व एवं श्रेष्ठ गुणोंका 
वर्णन किया है । परंतु यह सब बाते होते हुए भी सम्राटको 
इसके विरुद्ध वापर सम्राट के कथनानुसार यदि . मिशकाल ५ माशेका 
माना जाय तो एक १ मनका धज़न ११ सेर ९ छटांक २ तोले होगा । 
भारतवर्ष १९ वीं शताब्दी के अंततक कच्चे मनका वज़न १२ ॥ सेरसे 
लेकर १८ पके सेर तक होता था ! भद भी प्रायः जिले-जिलेका से पृथक 
है और बृटिश गवर्मेटके बहुत प्रयत काने पर भी मापको एकता सर्व . 
प्रचलित नहीं हुई है । यदि मुहम्मद तुग़लपके समयके । मनका वजन 
भाजकर के पक्के १४ सेर ८ छटांक समझा जाय ( और यही भधिक ठीक 
भी प्रतीत होता है ) तो दीनारका उस समय लगमग २ सेर सात 
छटांक भनाज माता होगा । दूसरो विधिसे गणना करनेपर भी पौने आठ 
रुपयेका १४ सेर . एटांक अनाज भाता है अर्थात् १ रुपयेका कुछ कम 
दो सेर । फरिश्ताके अनुसार भी १ सेर ( तत्कालीन ) का मूल्य ५६ जेतल 
भर्थात् चार पाना अर्थात् १० रु . का । मन और इस प्रकार गणना 
करनेपर भी । रुपयेका लगभा ॥ सेर ( पक्का) भनाजका भाव भाता है । 

भव यहाँ पाठकोंको जानकारीके लिए भिक्ष मिन सम्राटोंके समयका 
अनाजका भाव दे दिया जाता है 


सम्राटअछाउदोन 

खिलजीकासमय 
|मन७३जेतल 


सम्राटमुहम्मदसाह 
|तुगलककासमय 


सम्राटमुहम्मद।मुगलसम्राट 
पोरोजशाहकासमयभररकासमय 


मन१२जेतल 


धान(चार 

बल) 


, 


मा 


१गन८जेतला.मन१२दाम ,४जेतल 

"रदाम "१०दाम 

"१६दाम 
मन४जतल|कृष्णमन८दाम 


चना 


है 


४ 


| 


मोड 


1सेर 


ه که م گ مهععههه هه 


तल 


तिलकातेल 


फरिस्ताकेभाधारपर 


१से२१जेतल| 


.मन१२दाम 
मन५६दाम 

मन१०५दाम 
"मन७.दाम 

"१६दाम 
भेड़से३ 
रु 
.तक 


रुधिर बहाना अत्यंत प्रिय था । इस नृशंस कार्यमें भी उसको 

इन्ननतूतासी भारतयात्रा 


नमक 


१भेट।टक(रुपया) 


पलिया 


मिश्रो 


१ 
मन 
४ 
तल 
|मन!टक(n) सेर३५तलमन1२८दाम 
।मन17टक(श्वेत) 

मन१८दाम 
नोट- जैतलआधुनिक मेकेपरावारहोता थापरके समय।रुपयम३०दाम आतेथे,और 
मन२१सेर३३टक(आधुनिक)कायाअर्थात्।सेर५२तोले२माशे२पत्तीफेबराबरहोताथा। 


सम्राट् मुहम्मद तुग़लकशाहका समय १५३ 
इतना साहस था कि ऐसा कोई दिवस कठिनतासे ही बीतता 
था जब द्वारके संमुख किसी पुरुषका वध न होता हो । मनुष्यों 
के शव बहुधा द्वारपर पड़े रहते थे । एक दिनकी बात है कि 
राजभवन जाते हुए मार्गमें मेरा घोडा किसी श्वेत पदार्थको 
देखकर चमका । कारण पूछनेपर साथीने मुझे बताया कि यह 
किसी पुरुपका वन म्थल था । इसके तीन टुकड़े कर दिये गये 
थे । सम्राट् छोटे बड़े अपराधोपर एकमा हीदंड देता था ; न 
विद्वानोंकी रियायत करता था और न कुलीन अथवा सच्च 
रिनोके साथ कुछ कमी । सम्राटको श्राशानुसार दीवानसाने में 
प्रत्येक दिन हथकडी-वेडी धारण किये सैकड़ों कैदी उपस्थित 
किये जाते थे । किसीका वध होता था , किसीको कठिन दंड 
भोगना पड़ता था और कोई पीटपाट कर ही छोड़ दिया जाता 
था । केवल शुक्राचारके दिन इनकी छुट्टी रहती थी ; यह दिवस 
कैदियोके नहाने , हजामत बनाने और विश्राम करनेका था । 
इससे परमेश्वर सवकी रक्षा करे ! 


२४ - भ्रात-वध 
मसूदखाँ सम्राटका भ्राता था । इसकोमाता सम्राट अला 
उहीनकी पुनी थी । इसके समान सुन्दर पुरुप मैने अन्यत्र 
नहीं देखा । इसपर विद्रोहका अपराध लगाया गया । प्रश्न 
किये जानेपर इसने दण्डके भयसे अपराध स्वीकार कर लिया 
क्योंकि यह भलीभाँति जानता था कि ऐसे अपराधोंको अस्थी . 
कार करने पर अपराधीको भाँति भाँतिसे पीडा दी जाती है । 
ऐसी दशामें एक यार ही मृत्युका आलिंगन फर लेना इसने 
कहीं अधिक सुगम समझा । 

अपराध स्वीकार करते ही सम्राटने चौक याज़ार में ले 


१५४ इन्नबतूताकी भारतयाना 
जाकर इसका वध करनेकी आज्ञा दे दी । यहोजाने के पश्चात् 
तीन दिवस पर्यन्त इसका शव उसी स्थानपर पड़ा रहा । 
इसको माताको भी , पुंश्चली होना स्वीकार करनेके कारण , 
काजी कमाल उद्दीनने इसी स्थानपर सगसार किया था । 
____ एक बार इसी सम्राट्ने पहाडी हिन्दुशोका सामना कर 
नेके लिए मलिक यूसुफ युगरा की अध्यक्षतामें एक सेना 
भेजी । यूसुफ नगरसे याहर निकला ही था कि साढ़े तीन 
सो सैनिकल्पिकर पीछे रह गये और अपने अपने घर चले 
श्राये । जर सरदारने इसकी शिकायत सम्राट्को लिख कर 
भेजी तो उसने गली गलोसे इन भगोहोकाद कर पकडया 
मॅगाया । फल यह हुधा कि पकडे जानेपर इन साढे तीन सो 
पुरुषों का एक ही स्थानपर वध कर दिया गया । 

२५ – शेख शहार-उद्दीनका वध 
खुरासान निवासी शैव शहार -उदोन पिन ( पुत्र ) शैप 
अहमदजाम विद्वान और श्रेष्ठ शंग समझे जाते थे । यह 
चीदहचौदह दिवस तक निरन्तर उपवास पिया करते थे । 

सगसार - पत्यरकी घोटसे मार डालने को कहते हैं । अभी हारमें , 
कुछ ही घर्ष हए कि अफगानिस्तानकादियानी संप्रदायके मुसलमान 
मुछा इसी प्रकार पायरी चोटसे मार डाले गये थे । 

२ महमदनाम - दीव महागय पिता अपने समपके कई बार 
विद्वान थे । हावी पुरषोंने इनकी शिष्यता स्वीकार की थी । सम्राट मा . 
परको मात हमीदावान् गम एदी नेमकी कशमा पी । इसके पुत्र 
सहाय नहीन भी है महामा । निजामीन भौरियासे भग्यमनरक 
एव मनसा बनेगले कुपोन 

सिगास उदीन दुरारक 
सरी बिह -सम्राट भी इन मैन महारापोनी म रहिमे ऐगते । 


मम 


सम्राट् मुहम्मद तुग़लक़शाहका समय १५५ 
सुलतान कुतुब -उद्दीन और तुग़लक दोनों ही इनके दर्शनार्थ 
जाते और इनके आशीर्वादके लिए लालायित रहा करते थे । 
परन्तु सम्राट् मुहम्मद शाहने सिंहासनारूढ़ होते ही , यह तर्क 
करके कि प्रथा चार खलीफा विद्वान् तथा सञ्चरित्र पुरुषों 
के अतिरिक्त किसी अन्यको सेवामें न रखते थे, इन शैख़ तथा 
विद्वानसे भी निजी सेवा लेनी चाही । परन्तु शैत्र शहाय 
उद्दीनने ऐसा करना स्वीकार कर दिया । भरे राज- दारमें 
सम्राट्ने जब इनसे स्वयं कहा तत्र भी इन्होंने स्वीकार नहीं 
किया । इसपर उसने अत्यन्त फुद्ध हो शैख ज़िया -उद्दीन 
समनानीको शैख़ शहाब उहीनकी दाढ़ीके बाल नोचनेको श्राशा 
दी । जर ज़िया -उद्दीनने ऐसा काम न करना चाहा तो सम्राट्ने 
इन दोनोंकी दाढी नोचनेकी प्राज्ञा दे दी । सम्राटकी प्राज्ञाका 
तुरन्त पालन किया गया । इसके उपरान्त उसने जिया - उहीन 
को तैलिंगानाकी ओर निर्वासित कर दिया परन्तु कुछ काल 
पधात् उसको वारिंगलका काजी नियत कर दिया , और वहीं 
उसका देहान्त होगया । 
. शैख शहाबउद्दोनको सात वर्ष तक दौलताबादमें रखा , 

फ़रिश्ताका कथन है कि जनताको अत्यंत पीड़ित करने और 
अत्यधिक यधाशाएँ देनेके कारण यह सम्राट रचिरकी नदियाँ बहानेवाला 
प्रसिद्ध हो गया था । इसका स्वभाव ऐसा दुरा था कि इसने साधु - संतों 
तासे भी अपनी सेवा करा दालो । किसीको फल- ताम्बूल खिजाना पड़ता 
या तो किसीको ( सम्राटको ) पगड़ी बांधनी पड़ती थी ! चिरागे , दिल्ही 
शैख़ नसीरउद्दीनसे मी सम्राटने वन पहिनानेकी सेवा करने को कहा । 
शैखके अस्वीकार करने पर सम्राट्ने क्रोध श्रा उनको यंदीगृहमें साल 
दिया । अंतमें दुःख पाकर अपने गुरको पात यादकर शैखने यह सेवा 
करनी स्वीकार कर ली और बंदी- गृहसे छुटे । 


१५६ 


इब्नबतूताकी भारतयात्रा 
और इसके पश्चात् उनको फिर चुला, श्रादर- सत्कार कर, 
विद्वानोंसे शेषपर वसूल करनेवाले महक्मेका दीवान नियत 
कर दिया और पुनः उनकी मान-मर्यादाकी वृद्धि भी की । इस 
समय श्रमीको शेष महाशयमी वंदना करने तथा उन्होंकी 
शाशामा पालन करनेका श्रादेश सम्राटकी ओरसे हागया था 
यहाँ तक कि स्वयं सत्राटके गृहमें भी किसी व्यत्तिया पद 
उनसे ऊँचा न था । 

जिस समय सम्राट्ने गंगा नदीके तटपर सर्गद्वारह ( स्व . 
सार नामक नया महल अपने नियासार्थ निर्माण कराया 

परपोको भी यहीं गृह बनानेकी श्राशा दी तो शेस 
" दिल्ली में ही रहने की अनुमति चाहने पर सम्राट 

रहनेसी श्राज्ञा दे दी और नगरसे छ मीलकी 
HOT एक खूब विस्तृत ऊसर भू- भाग उनको प्रदान 


कर दिया । 

शहायउद्दीनने यहॉपर 
र गावाम, तनूर ( रोटोपन 
नरसनेक प्रकारकी श्राप 
भारसं राह निर्माण किये 


रोगी पसा 
को उस समय 
साद दिलीसेर 
निवास करते 

त्यादिका कार्य 


ने यहॉपर एक बड़ी गुफा खोद उसीके भीतर 
तर ( रोटी बनानेका चूल्हा विशेष ), स्नानागार 

की श्रावश्यकताओं की पूतिके लिए विविध 
स किये और यमुना नदीसे नहर काट कर 
दिया । दुर्भिक्षके कारण अनाजकी प्रायसे 
नमय बड़ा लाम हुआ । ढाई घर्ष पयन्त 

से बाहर रहा - शैय शहायउद्दीन इसी 
ते रहे । दिन भर तो इनके भृत्यादि 

कार्य करते थे, रात होनेपर , प्रासपास . 
धारोके भयसे ढोरों सहित गुफ़ाके भीतर 


कर लेते थे । 


पानी लौटनेपर शप्प सात मोल भागे यद 


दो राजधानी 


सम्राट् मुहम्मद तुगलकशाहका समय १५७ 
कर उनकी श्रभ्यर्थना करने गये । सम्राट्ने भी अत्यन्त श्रादर 
सत्कार कर उनको गले लगाया । इसके पश्चात् शैत फिर 
अपनी गुफाको लौट गये । 

कुछ दिन बीतनेपर सन्नाट्ने फिर शैल महाशयको बुल 
वाया परन्तु वह न पाये । इसपर सम्राट्ने मुसलिस- उल 
मुल्क नॅदरवारी नामक एक महान् अमीरको उनके पास 
भेजा । उन्होंने बहुत ही नम्रतापूर्वक धार्तालाप कर सम्राटके 
भयंकर कापसे भी शैखको विचलित करना चाहा परन्तु शैपने 
यह कह दिया कि मैं अब इस अन्यायी सम्राट्की सेवा कदापि 
न करूँगा । मुखलिस उल मुल्कने लौट कर सम्राटको शैखका 
संदेश जा सुनाया ! यह सुनकर सम्राट्ने शैखको पकड़ लाने 
को आज्ञा दो । जब शैख राज- दरबारमें पकड कर लाये गये 
तो सम्राटने उनसे पूछा तू मुझे अन्यायी कहता है ? शैखने 
कहा " हाँ , तू अन्यायी है और तूने अमुक अमुक कार्य अन्या 
यसे किये है " शख़ ने दिल्ली उजाडने और वहाँके निवासियोंके 
दोलताबाद जानेका भी वर्णन किया । सम्राट्ने अपनी तलवार 

( . ) यदाउनी लिखता है कि एक बार सम्राट जूना पहिम स्वय काजी 
उलकुजात जमालुद्दीनक इजलासमें जा सदा हुआ और कहने लगा कि 
शैखमा पुन जान मुझको भन्यायो और फर कहता है , उसको बुलाकर 
यधार्य निर्णय कीजिये । शंख बने भारर कहा कि जिन पुरषोंका न्याय 
अथवा अन्याय से भाप वध करते हैं उनका पुण्य या पाप तो श्रीमान् जार्ने 
परन्तु उनके कुटुम्पियों भर्थात् स्त्री -पुनादिका किस धर्मानुसार दंद होता 
है । इसपर सम्राट् चुर हो रहा और पुन यह कहने लगा कि शैख़ पुत्र 
होके रिजरेमें बदका दिया जाय । समस्त दौलताबादकी यात्रामें यह 
शैख - पुत्र इसी प्रकारसे पिंजरेनें यद रहा और पिर दिल्ली लौटनेपर 
सम्राट्ने इसके उनके दो टुकड़े कर डाले । 


___ इन्नबतूताकी भारतयात्रा 
निकाल सदरे जहॉके हाथमें देकर कहा कि अन्यायी सिद्ध होने 
पर मेरी गर्दन तलवारसे उडा देना । शैसने यह सुनकर कहा 
मि जो पुरुष तेरे ऊपर अन्यायी होनेकी साक्षी देगा उसका 
भी वध किया जायगा । तू स्वयं अच्छी तरह जानता हे कि तू 
अन्यायी हे । सम्राट्ने यह उत्तर सुन शैखको मलिक नम्वह 
दवादार " के हवाले कर दिया और उसने उनके पैरों में चार 
बेडियाँ पोर हाथोंमें हथकड़ियाँ डाल दौं । चौदह दिन पयंत 
शैखने कुछ भोजन तथा पान नहीं किया । प्रत्येक दिन उनको 
दीवानखानम धमांचायाँ तथा शेषकि समुख लाकर अपना 
कथन लौटानेको कहा जाता था , परन्तु शैस सदा अस्त्रीसार 
कर शहीदों ( अर्थात् धर्मपर प्राण देनेवालों ) में सम्मिलित 
होना चाहते थे । 
___ चोदहवें दिन सम्राट्ने मुरालिस उल-मुल्क द्वारा शैखके 
पास भोजन भिजवाया परतु उन्होंने यह कहकर कि मेरा 
भोजन श्रर ससारसे उठ गया , भोजन करना अस्वीकार कर 
दिया और सत्राटके पास लौटा दिया । यह सूचना मिलनेपर 

( . ) दवादार - राजभवन सबधो कुछ पदोंका विधरण , जिनका 
इस पुस्तकमें वर्णन है , हम यहा पाठकों की सुविधाके लिए दिए 
देते है । 

स्वादार भर्थात् दवात दार - सम्राट्की दवातका सरक्षक होता था । 
मुहरदार - सम्राटकी मुहर रखता था । 

शरवदार - सम्राट के पानके लिए जल, शर्यत इत्यादिका प्रयधर्मा 
दोता था । 

बीतेदार - कलमदान , शागत रखता था । 

चाशनगर - रस्तासवानपर लानेमे प्रथम प्रस्येक मोशनको चखने तथा 
अपनी देखरेख में वहां लानेवाला । 


सम्राटामुहम्मद तुग़लकशाहका समय १५९ 
सम्राट्ने शै को पांच असतार ( दाईरतल पश्चिमी ) गोबर 
खिलानेको आज्ञा दी । यह काम काफिरों (हिंदुनों ) से 
कराया जाता है । इन्होंने सम्राटकी श्राज्ञाका पालन करानेके 
लिए शैखको ऊर्चमुख लिटा सडासियोंसे मुख खोल , पानीमें 
घुला हुआ गायर उनका बलपूर्वक पिलाया । दूसरे दिन 
शेषको काजी सदरेजहाँके पास लेगये । समस्त मौलवियों , 
शैखों और परदेशियोंने वहाँ उनसे अपने शब्द लौटानेको कहा 
परन्तु इन्होंने ऐसा करना स्वीकार न किया ; अतएव उनका 
सिर काट दिया गया । परमेश्वर उनपर अपनी कृपा रखे ! 

२६ - धर्मशास्त्रज्ञाता अफ़ीफ़उद्दीन काशानीका वध 

दुर्भिक्षके दिनों में सम्राटकी आज्ञासे राजधानीके बाहर 
कूप खुदवाकर, उनके द्वारा खेती करायी गयी । खेतीके लिए 
बीज तथा अन्य आवश्यक पदार्थ सारकी पोरसे मिलते थे 
ओर लोगोंकी अनिच्छा होते हुए भी उनसे बलपूर्वक खेती 
कराकर सारी पैदावार सर्कारी गोदामों में भरी जाती थी । 

अफीफ -उद्दीनने सूचना मिलनेपर ऐसी खेतीसे कोई लाभ 
न बताया । इनके इस कथनकी सूचना भी किसीने सम्राटको दे 
दी । इसपर उसने इनको यह कहकर बंदी कर लिया कि 
शासन संवधी बातोंमें तू क्यों अपनी सम्मति देता और अड़ 
बने डालता है । 

( 1 ) भसतार - एक माप था जो ४ मशकाम्के बरापर होता था । 
अशकाल साढ़े चार माशेका होता है; इस गणनानुसार एक भसवार 
२० माशेररतीके परावर हुभा और ५भसतार ८ तोले ५ माशेके बराबर; 
परन्तु इनपतूता यहाँ । असतारको २१ पश्चिमीय रसलके बराबर बताता 
है, और पश्चिमीय रतल साधारण रसरसे एक रक्षा अधिक होता है । 


इनन्ताको भारतयार 
कुछ दिन बीत जाने पर सम्राटने इनको छोड दिया और 
यह भरने घरको ओर चल दिये । राहमें इनके दो धर्मशास्त्र 
मित मिले । उन्होंने इनके छुटकारपर ईश्वरको अनेक धन्यवाद 
दिये । इमपर इन्होंने उत्तर में यह कहा कि वास्तव में ईश्वरको 
अनेक धन्यवाद है रि उसने मुझे अन्यायियोंमे इस प्रकार 
छुटकारा दिया । इतना वार्तालाप हो जाने पश्चात् अफीफ 
उद्दीन अपने गृह आगये और चे दोनों अपने अपने घर 
चले गये । सम्राटने इन वातारी सूचना पाते ही तीनोंको 
अपने संमुख उपस्थित किये जानेकी श्राशादी । नीनों व्यति 
योफे समुख उपस्थित हानेपर अफीफडद्दीन शरीर दोभाग 
क्येि जाने और उन दोनोंको गर्दन मारनेका यादेश हुआ । 
इसपर उन दोनोंने सम्राटसे प्रश्न किया कि अफोफ -उद्दीनने 
ता प्रापको श्नन्यायी पहा या परन्तु हमने क्या किया है जो 
वध पिये ज नेवा श्रादेश किया जाता है । सम्राट्ने इमपर यह 
उत्तर दिया कि इसके स्थनकाविरोधन कर नुमने एक प्रका 
रसे इसका समर्थन हो किया है । फलन तीनों व्यक्यिोंका 
वध कर दिया गया । परमेश्वर उनपर कृपा करें । 

२६ - दो सिन्धु -निवासी मौलवियोंका वध 
सिन्धु प्रान्तवासी टो मौलवी सम्राट नगर थे । एक 
बार सम्नाट्ने एक अमीरको किसी प्रान्ताहारिम ( गवर्नर ) 
बनाकर भेजा और इन दोनों मौलरियाको यह कहार उसर 
साथ मेजा कि उस प्रान्नकी जनतापो में तम दोनारे ऊपर हा 
छोड रहा है । यह अमीर तुम्हारे कथनानमार ही शासन 
करेगा । इसपर इन दोनोंने यह उत्तर दिया कि हमदाना 
उसके समस्त कार्यफ साक्षी रहेंगे और उसको सदा सत्य माग 


सम्राट् मुहम्मद तुग़लक़शाहका समय 


बताते रहेंगे । मौलवियोंका यह उत्तर सुन सनाट्ने कहा कि 
तुम्हारा हृदय ठीक नहीं मालूम पड़ता । दूसरोकी धन - संपत्ति 
स्वयं हड़प कर उसका समस्त दोष तुम उस मूर्ख तुर्कके 
सिरपर मढ़ना चाहते हो । मौलथियोंने कहा - अखवन्द 
पालम ( संसारके प्रभु , ईश्वरको साक्षी कर कहते हैं कि 
हमारे मनमें यह बात नहीं है । परन्तु सम्राट् अपनी ही 
वातपर डटा रहा , और इन दोनों मौलवियोंको शैखज़ादह 
नहायन्दी ( नहवन्दके रहनेवाले ) के पास ले जानेका श्रादेश 
किया । 

यह व्यक्ति लोगोंको यंत्रणा देने के लिए नियत किया गया 
था । जब दोनों मौलवी इसके सामने लाये गये तो इसने इनसे 
बहुत समझा पार कहा कि सम्राट तुम्हारा वध किया चाहता 
है । जाश्रो सम्राटका कथन स्वीकार कर अपनी देहको इन 
यंत्रणाश्रोसे बचानो । परन्तु ये दोनों यहो कहते रहे कि हमारे 
मनमें तो वही था जो हमने सम्राटसे निवेदन किया है । 
मौलवियोंका यह उत्तर सुन शैख़ज़ादहने अपने नौकरोंको इन्हें 
यन्त्रणायोंका कुछ कुछ सुख दिखलानेको आज्ञा दी । श्राशा 
होते ही ऊमुख लिटा इनके वक्षःस्थलोंपर तप्त लोहेकी 
शिला रखकर उठा ली गयी जिससे इनकी त्वचा तक चिमटी 
हुई ऊपर चली आयी, और इनके घावोंपर मूत्र मिश्रित राख 
डाल दी गयी । अब मौलवियोंने स्वीकार कर लिया कि जो 
सम्राट कह रहा था वही यात हमारे मन में थी । हम अप. 
राधी है और वध किये जानेके योग्य है । 

मौलवियोकी स्वीकारोक्ति उन्हींसे पत्रपर लिखवा कर 
फाजीके पास नसदीक करनेके लिए भेज दी गयी । काजीने 

( 1 ) जनताका इस प्रकार पध करनेपर मी सम्राट बसे प्रथम 


१६२ 

इन्नबतूताको भारतयाना 
भी अपनी मुहर लगा अपने हाथसे उसपर यह लिख दिया 
कि बिना किसीके बलप्रयोग अथवा दवावके इन दोनोंने यह 
पत्र लिखा है । ( यदि यह लोग काजीके समुख यह कह देते 
कि यह स्वीकार पत्र बलप्रयोग कर हमसे लिखाया गया हे 
तो इनका ओर भी विविध प्रकारकी यन्त्रणाएँ दी जाती, 
जिनसे मृत्यु कहीं अधिक श्रेष्ठ थी । ) 
____ काजीकी तसदीक हो जाने पर इन दोनोंका वध कर दिया 
गया ( परमेश्वर इनपर रुपा करे । 

२८ - शेख हूदका वध 
शैसजादह हुद , रुक्न-उद्दीन मुलतानीका पोता था । 
सम्राट शेख हसन-उद्दीन कुरेशी तथा उनके भ्राता इमाद उद्दीन 
का बहुत ही मान सत्कार करता था । 
___ इमाद उद्दीनका रूप सम्राट्से बहुत कुछ मिलता था और 
इसी कारण किशलू खाँ के युद्धके समय शओने सम्राटो 
सदैव मौलवियोंका भादेश प्राप्त का लता था । बदाऊनीके कथनानुसार 
५ मुफ्ता सम्राट् भवन में इस कायके लिए सदैव रहा करते थे । सम्राटको 
उनपर भी सदा यही ताकीद थी कि सर्वदा सत्य ही निर्णय करें , अन्यथा 
मनुष्यों के एण्टका पाप उपर रहेगा । बहुत वादानुवादके पश्चात् यदि 
अभियुक्त दोषी ठहरता तो माधी रात बात जानेपर भी तुरन्त उसका 
वध कर दिया जाता था , परन्तु इसके विरुद् यदि सम्राट के सिर कोई 
यात मानी तो निणय भनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया जाता 
था । इस बीच सम्राट उपर सोता था और तिथि नियत होनेर 
पुन स्वय वादानुवाद करता था । मुफ्तियोंके उत्तर न द सकने पर भभि 
एतका तुरंत वध कर दिया जाता था और उनके उपर दे देनेपर वह 
निदोष काकर छोड़ दिया जताया । 


सम्राद मुहम्मद तुग़लक़शाहका समय १६३ 
धोखे में इमाद-उद्दीनको पकड़ कर मार डाला। इमाद-उद्दीनके 
वधके उपरान्त सम्राट्ने उसके भाई शैस रुम्न-उद्दीनको , सौ 
गाँव जागोग्में दे, उनकी आय मठके क्षेत्रमें व्यय करनेकी 
श्राज्ञा दी । रुकन -उहीनकी मृत्युके उपरान्त उनका पोता 
शैख़हूद उनकी वसीयतके अनुसार मठाधीश ( मुतवल्ली ) 
नियत हुआ । 

परन्तु शैख रुपन- उद्दीनके एक भतीजेने इस वसीयतका 
घोर विरोध कर अपनेको इस पदका न्याय्य अधिकारी 
बताया । विरोधके कारण , दोनो सनाटके पास दौलताबाद 
गये । यह नगर मुलतानसे अस्सी पड़ावको टूरोपर है । शैख 
की वसीयतके अनुसार मम्रादने हुदको ही सज्जादानशीन 
नियत किया । शैव हृद वैसे भी परिपकावस्थाका था , उसके 
संमुख उसका भतीजा नितांत युवा था । 

सम्राटकी आज्ञानुसार शेख हदकी खुव अभ्यर्थना की 
गयी । प्रत्येक पड़ायपर सम्राटकी ओरसे उसको भोज दिया 
जाता था और यहके नगरोंके हाकिम ( गवर्नर ) योर शैख़ 
आदि सम्राटके आदेशानुसार उसके सत्कारार्थ अगवानीको 
आते थे । राजधानो पहुँचनेपर नगरके समस्त मौलवी , शेख 
तथा काजी उसकी अभ्यर्थनाके लिए नगरसे बाहर गये । मैं 
भी इस अवसरपर इन पुरुषोंके साथ था । शैख़ पालकीपर 
सवार था और उसके घोड़े खाली चल रहे थे । मैंने शैखको 
सलाम तो किया परन्तु उसका इस प्रकार पालकीमें बैठ कर 
चलना मुझको अच्छा न लगा । मैंने कुछ लोगोंसे कहा भी कि 
इस पुरुषको फाजी , शेख श्रादि अन्य पुरुषोंके साथ घोड़ेपर 
चढ़ कर चलना चाहिये । यह बात किसीने जाकर उससे भी 
कह दी और वह यह कह कर कि दर्दफे कारण मैं अब तक 


१६४ । इनमतूताकी भारतयाना 
पालकोपर सवार था , घोडेपर सवार हो गया । राजधानी 
पहुँचनेपर उसको सम्राटकी ओरसे एक भोज दिया गया 
जिसमें काजी, मौलवी तथा परदेशी आदि यदुतसे लोग 
सम्मिलित हुए । मोजकी समाप्ति पर प्रत्येक पुरुषको 
उसके पदानुसार कुछ उपहार भी दिया गया , उदाहरणार्थ 
काजी उल युजातको पाँचपो भोर मुझको ढाईसौ 
दीनार मिले । ( इस देशको प्रथाके अनुसार सम्राट् द्वारा 
दिये गये प्रत्येक भोजके उपरान्त इस प्रकार उपहार दिया 
जाता है । ) 
___ इस प्रकार सम्मानित हो शेषमुलतान लौट गया । सम्रा 

ने इस अवसरपर शेष नूर उद्दीन शीराजीकोभी उसके साथ 
चहाँ जाकर उसके दादाऊ पदपर प्रतिष्ठित करनेश भेजा । 
सम्मानका अन्त यहीं नहीं हुथा, मुलतान पहुंचने पर भी 
उसको सम्राट्की ओरसे एक भोज दिया गया । शैव फितने ही 
वर्षों तक सजादानशीन रहा । एक बार सिन्धु प्रान्तके गवर्नर 
इमादउलमुल्कने सन्नाटका कहीं यह लिप दिया कि सजा 
दानशीन और उसके युट्रम्मी सम्पत्ति चटार स्टोर पर 
अनुचित रीतिसे व्यय कर रहे हैं और मटमें किसी रोटी 
तक नहीं देते । यह समाचार पाते ही सम्राट्ने इसकी कुल 
सम्पत्ति जब्त करनेको नामा दे दी । 

इमाद- उल मुल्क्ने सम्राट्या श्रादेश हाते ही सयका 
युला पर किसीया तो वध किया, और किसीको मारापीटा 
और इस प्रकारसे कुछ दिनोंतक उससे बीस सहन दीनार 
प्रतिदिन के हिसापसे वसूल किये, यहाँतक कि उसके पास 
युर भी न रहा । 

इसके घरसे भी अपरिमित व्य सम्पत्ति निकली । एक 


सम्राट् मुहम्मद तुगलकशाहका समय १६५ 
जोड़ा जूते ही सात सहस्र दीनारके बताये जाते थे । इनपर 
हीरक , लाल धादि रल जड़े हुए थे । कोई इन जूतोंको इसकी 
पुत्रीके बताता था और कोई इसकी दासीके । । 

अधिक कष्ट दिये जानेपर शैखने तुर्किस्तान भाग जानेका 
विचार किया , परन्तु एक आदमीने इसको पकड़ लिया । 
इमाद-उलमुल्कने यह सूचना भो सम्राटको भेज दी । उसने 
शैख़ तथा इस श्रादमीको बाँध कर भेजनेका श्रादेश किया । 
राजधानी पहुँचनेपर द्वितीय व्यक्ति तो छोड़ दिया गया परन्नु 
शैखसे यह प्रश्न करनेपर कि तू कहाँ भागना चाहता था , उसने 
उत्तर दिया मैं तो कहीं भागना नहीं चाहता था । सम्राट्ने 
कहा कि तेरा अभिप्राय तुर्किस्तानकी ओर भागनेका था । 
चहाँ जाकर तू कहता कि में वहाउद्दीन जकरिया मुलतानीका 
पुत्र हूँ । सम्राट्ने मेरे साथ ऐसे ऐसे बर्ताव किये हैं ; और 
तुर्कोको यहाँसे अपनी सहायतामें लाता । इसके उपरांत 
सम्राटके इसको गर्दन मारनेकी नाशा देनेपर इसका सिर 
काट लिया गया । परमेश्वर इसपर कृपा करे ! 

२६ - ताजउल आरफ़ीनका वध 
संसार-त्यागी, ईश्वर- भक्त शेष शम्स-उद्दीन इन्न ताज 
उल पारफ़ोन कोपल नामक नगरमें रहते थे । 
___ कोयल पधारनेपर सम्राट्ने उनको बुला भेजा परन्तु यह 
नाये । इसपर सम्राट् स्वयं उनके पास गया । जब धरके 
निकट पँहुचा तो शैय कहीं चल दिये । फल यह हुआ कि 
यादशाहको भेंट उनसे न हुई । 

तत्पश्चात् एक बार संयोगवश एक अमीरफे राजविद्रोह 
करनेपर लोगोंने उसकी भक्किी शपथ की । इस प्रसंगमें 


२६६ इन्नतूताफी भारतयाना 
किसीने सम्राटसे जाकर कह दिया कि एक बार उक्त शैख 
महोदयको सभाम , किसीके द्वारा उक्त अमीरकी प्रशंसा 
सुनकर शेख महाशयने भी उसका समर्थन कर यह कहा 
था कि वह तो सन्नाट पदके योग्य है । यह सुनते ही 
सनाट्ने एक अमीरको शैख महाशयका पकड कर लानेकी 
श्राज्ञा दे दी । 

बस फिर क्या था ? अमोरने न केवल शेख और इनके 
पुत्रोको बल्कि उस समामें उपस्थित होनेके कारण कोयलके 
काजी और मुहतसिय ( लोगोंकी देखमाल करनेवाला अफ 
सर ) को भी जा पकडा । सम्राटने इन तीनोंको धन्दीगृहमें 
डालने तथा काजी और मुहत्तसियकी ऑखोंमें सलाई 
फेरनेकी श्राक्षा दी । 

शेख साय तो यन्दीगृहमें जा यसे पर काजी और मुह 
तसियको प्रत्येक दिन भिक्षा माँगनेके लिए यहाँसे थाहर लाते 
थे । अब सम्राटको यह सूचना मिली कि शैख के पुत्र हिन्दु 
ओसे मेल रखते हैं और विद्रोही हिन्दुओंके पास पाते 
जाते हैं । पन्दीगृहमें शैखका देहान्त होजाने पर जब उनके 
पुत्र यहाँसे बाहर लाये गये तो सम्राट्ने उनसे पुन पेसान 
फरनेको कहा परन्तु उन्होंने यही उत्तर दिया कि हमने कुछ 
नहीं किया है । यह उत्तर सुन सम्राटको बहुत प्रोध आया 
और उनके घघकी आज्ञा दे दी । इसके उपरान्त पाजीको 
युलाकर जब इनके साथियोंका नाम पूछा गया तो उसने 
यदुतसे हिन्दुओंके नाम लिपवा दिये । जय यह नामावली 
सम्राट्को दिखायी गयी तो उसने कहा कि यह मेरी प्रमाको 
उजाहना चाहता है, इसकी भी गर्दन मारनी चाहिये । इसपर 
काशीका भी घट कर दिया गया । 


सम्राट् मुहम्मद तुग़लकशाहका समय १६७ 

३० - शैख हैदरीका वध 
शैख़ अली हैदरी भारतदेशके बन्दरगाह खंभातमें रहा करते 
थे । इनका माहात्म्य दूर दूर तक प्रसिद्ध था । व्यापारीगण 
समुद्र में ही इनके नामकी भेट मान लिया करते थे और 
इसके पश्चात जब वे इनकी वन्दनाको उपस्थित होते तो ध्यानके 
यलसे यह सब बातें उनपर प्रकट कर देते थे । कभी कभी 
बहुत अधिक भेंटकी मानता मानकर जब कोई व्यापारी मनमें 
पछताता हुआ इनके संमुख उपस्थित होता तो शैख़ महोदय 
पहुधा उसको बता देते थे कि तूने पहिले इतना देनेका विचार 
किया था और अब इतना देता है । यहुत बार ऐसे प्रसंग श्रा 
पड़नेके कारण शैख़ हैदरीकी बड़ी प्रसिद्धि होगयी थी । 
___ काज़ी जलालउद्दीन अफ़गानीके खम्भात देशमें विद्रोह 
फरनेपर , जब सम्राटको यह सूचना मिली कि शैख महोदयने 
फाज़ीके लिए प्रार्थना की है, अपने सिरकी कुलाह ( टोपो ) 
उसको प्रदान की है और उसके हाथपर भक्तिको शपथ की है 
तो वह स्वयं विद्रोहको शांत करने श्राया और फाजीको 
परास्त किया । 

इसके उपरान्त सम्राट्ने शरफू -उल मुल्क अमीर बहतको 
खम्भातका हाकिम ( गवर्नर ) नियत कर उसको समस्त 
विद्राहियों हूँढ़ने की आशा दी । हाकिमके साथ कुछ धर्म . 
शाखफे ज्ञाता भी छोड़े गये जिनके व्यवस्था-पत्रोंके अनुसार 
हो हाकिमको कार्य करना पड़ता था । 

शैन हैदरी भी हाकिमके संमुख लाये गये और यह बात 
सिद्ध हो जानेपर कि उन्होंने अपनी पगड़ी फाजीको दो धो 
और उसके लिए ईश्वरसे प्रार्थना भी की थी , धर्मशानशाता . 


१६८ 

इनयतूताकी भारतयाना 
ोंने उनके वधका व्यवस्थापन दे दिया । परन्तु जब वधिकने 
इनपर खगका प्रहार किया तो खगके कुठित हो जानेरे कारण 
लोगोंका वडा श्राश्चर्य हुआ । जनसाधारणका विश्वास था 
कि अब शेख महोदयका क्षमा प्रदान कर दी जायगी परन्तु 
वहीं शरफ् -उल-मुत्रने द्वितीय वधिकका बुलाकर उनरा सिर 
पृथक करा दिया । 

३१ - तुगान और उसके भ्रातायोंका वध 
तुगान और उसके माता फरगानाके रईस थे । अपने 
देशसे चलकर ये सम्राट्के पास गये थे । उसने इना 
बहुत श्रादर सत्कार किया । रहते रहते बहुत काल व्यतीत 
हो जाने पर इन लोगों ने अपने देश लौटनेका विचार किया 
और यहॉसे भाग जाने ग ही थे कि किसीने सम्राटको इसकी 
सूचना दे दो । सम्राटने यह सुनते ही तत्देशीय प्रथानुसार 
इनके दो टुकडे कर समस्त सम्पत्ति सूचना देनेवालेको 
देदेने की आशा दे दी । 

___ ३२ - इन्ने मलिक उलगुजारका वध 
मलिक उलतुबारका एक युवा पुत्र था । इससीमसें मी 
अमी न मीगी थीं । ऐन-उल मुरको चिहाह करनेपर (जिसका 
वर्णन अन्यत्र रिया जायगा ) मलिक उलतुधारका पुत्र भी , 
उसके वशमें हानेके कारण , विद्राही दलमें सम्मिलित हा 
गया । विवाह-दमनके उपरान्त जर ऐन-उल-मुल्क अपने मित्रों 
सहित बघा हुश्रा सम्राट्य समुप उपस्थित किया गया तो 
उसके साथ मलिक उल तुज्जारया पुत्र धीर उसफा पहनाई 
पुतुय उलमुल्लका पुत्र भी था । सम्राट ने इनके हाथ लकीपर 
याँघ दानो लटकानेगी धागा दे अमीर पुत्रों द्वारा इन्हें 


सम्राट् मुहम्मद तुग़लकशाहका समय १६९ 
याोंसे विद्ध किये जानेका आदेश दिया , और इस प्रकार 
इनके प्राणोका हरण किया गया । 

इनकी मृत्युके उपरान्त ख्वाजा अमीर अलो महाशय तव 
रेजीने काजी कमाल उद्दीनसे कहा कि यह युवा वध योग्य न 
था । सम्राट्को भी इस कथनकी सूचना मिली । फिर क्या 
था ? उसने तुरंत ही घाजा महाशयको बुलाकर उनसे कहा 
कि तुमने उसके वधसे प्रथम यह बात क्यों न कही ? उनको 
दो सौ दु₹ ( कोड़े ) लगानेकी आज्ञा दे. बदीगृहमें भेज 
दिया । उनकी समस्त सम्पत्ति भी वधिकोंके अमीर ( प्रधान 
चधिक ) को दे दी गयी । 

अगले दिन मेंने इसको अमीरअली तवरेजीके वस्त्र पहिने , 
उन्हींकी कुलाह लगाये और उन्हींके घोडेपर जाते देखा । 
इसको दूरसे देखनेपर मुझे अमीरवालीका ही भ्रम होगया था । 

कई मासतक बंदीगृहमें रहने के पश्चात् तवरेजीमहाशयको 
सम्राट्ने मुक्तकर पुन पूर्व पदपर प्रतिष्ठित कर दिया । परन्तु 
फिर एक बार कोधित हो जानेके कारण इनको खुरासानको 

ओर निकाल दिया । जय हिरातमै जा इन्होंने सम्राटकी सेवा 
में प्रार्थनापन भेज कपा भिक्षा चाही तो उसने पत्रके पृgपर 
यह लिख दिया कि अगर वाज आमदी चाज श्राई ( अगर 
पश्चात्ताप कर लिया है तो लौटया ) । फनत. अमीर अली 
पुन लौट पाये । 

इसी प्रकार दिल्ली के खतीब उल खतयाको सम्राटने एक 
यार रत्नादिके कोपकी रक्षा करनेका आदेश दिया था । 
संयोगवश चोरोंने श्राकर रात्रिमें कुछ रत्नादि निकाल लिये । 
इसपर सम्राटने पतीवको पीटने की आशा दी । पिटते पिटते 
ही उसफा प्राणान्त होगया । 


१५० इन्नबतूताकी भारतयाना 

३३ - सम्राटका दिल्ली नगरको उजाड़ करना 
समस्त दिती निगासियोंको निर्वासित करनेके कारण 
सम्राटकी घोर निंदा की जाती है । उसका हेतु यह था कि 
यहॉकी जनता पत्र लिख , लिफाफेमें बंदकर रात्रिके समय 
दीवानखानेमें डाल जाती थी । 

यह पन सम्राटके नाम होते थे और इनके लिफाफोपर 
भी सम्राटके सिरकी सौगद देकर यह लिख दिया जाता था 
कि उसके अतिरिक्त कोई पुरुष इनको न खोले । इस कारण 

( 6 ) बदाउनीके अनुसार हिजरी सन् ०२७ में सम्राटने देवगिरि 
नामक केन्द्रस्य नगरमें अपनी राजधानी स्थापित की और इमका नाम 
परिवर्तन कर दौलताबाद रखा । राजधानी होनेर सम्राट , उसकी 
माता, कुटुम्बी , अमीर- उमरा , धनी-निधन , राजकोष , सैन्य इत्यादि 
समी दिल्लीसे चलकर वहाँ पहुँच गये । स्थान- परिवर्तमके कारण 
प्रत्येकको दुगुने पारितोपिक और घेतन दिये गये । पानु लम्बी यात्रा 
होने के कारण बहुत लोगों को अत्यन्त कष्ट हुमा यहाँ तक कि बहुतसे दुर्वल 
भ्यक्यिोंका चोराहमें ही प्राणान्त होगया । परन्तु २९ हि में सम्राटने 
यह मावा दे दी थी कि दिल्ली सया उसके मासपासके रहनेवालोंके गृह 
मोळस लिये जाये और सब दौलताबाद पल जाय । गृह मध्यके 
अतिरिक्त जानेवालोंको राग्यकी भोरसे इनाम भी मिळते थे । दान -दण्ड 
की इस राति द्वारा दौलताबाद ऐसा यसा कि दिल्ली में कुत्ते और निष्ठा 
तक जीते न बचे । इसके पश्चात् हिजरीमें समारने पर माता 
निकाल दी कि दौलताबादमें रहना होगोंको अपनी अपनी इच्छापर निर्भर 
है. जिसकी इच्छा हो वहाँ रहे , जिसकी इण्या न हो वह दिल्ली लौट जाय । 
इस प्रकारसे भी जब दिल्ली की बस्ती पूरी नहीं हुई हो पास पड़ोसकी 
जनताको दिल्लीमें पसने मार दिया । 


सम्राट् मुहम्मद तुगलक शाहका समय 


सम्राट् ही स्वय इनको सोलकर पढता था । परन्तु इन पत्रों में 
सम्राटको केवल गालियाँ लिखी होती थीं । इसपर उसने 
दिल्ली उजाडनेका विचार कर नगर-निवासियोंके गृह मोल ले 
उनका पूरा पूरा मूल्य दे दिया और समस्त जनताको दौलता . 
याद जानेकी आज्ञा दी । जर लोगोंने वहाँ जाना अस्वीकार 
किया तो उसने मुनादी करा दी कि तीन दिनके पश्चात् नगर 
में कोई व्यक्ति न रहे । 

बहुतसे लोग तो चले गये पर कुछ अपने घरोंमें हो छिप 
कर बैठ रहे । अब सम्राटने अपने दासोको नगरमें जाकर यह 
देखनेकी आज्ञा दी कि कहीं कोई व्यक्ति शेप तो नहीं रह गया 
है । दासोको केवल दो व्यक्ति एक कॅचेमें मिले , एक अंधा 
था और दूसरा लूला । अब ये दोनों पुरुप सम्राटके संमुख 
उपस्थित किये गये तोललेको तो मंजनीफ़से उडा देनेकी श्राशा 
हुई और अन्धेको दिल्लीसे दौलताबाद तक ( जो ४० दिनकी 
राह है ) घसीटकर ले जानेका श्रादेश हुआ । सम्राटुकी आज्ञा . 
फा अक्षरशः पालन किया गया और उसका केवल एक पैर 
दौलतायाद पहुँचा । नगर निवासी यह दशा देश अपनी अपनी 
सम्पत्ति छोड निकल भागे और नगर सुनसान होगया । 

एक विश्वसनीय व्यक्ति मुझसे कहता था कि सम्राटने 
जय एक रात महनकी छतपरसे नगरफी मोर देखा तो 
न कहीं अग्नि थी न धुआँ था , और न प्रदीप । ऐसा भयकर 
दृश्य देख सम्राटने कहा कि श्रय मेरा हृदय शीतल हुश्रा । 

तनपश्चात् उसने दिल्ली निवासियोंको पुन लौटनेका आ . 
देश दिया । फल यह हुया कि अन्य नगरोंके ऊजड होनेपर भी 
दिल्ली अच्छी तरह न यसा । हमारे नगरप्रवेशके समय तक नगर 
में यास्तपम यस्तीन थी । कहीं कहीं कोई गृह बसा हुमाया । 


इन्नरतूताकी भारतयात्रा 
श्रय हम इस सम्राट्के शासन की प्रधान घटनाओंका वर्णन 
करेंगे । 


छठाँ अध्याय 

प्रसिद्ध घटनाएँ 

१ - पायास -उद्दीन यहादुर-भौरा 
पिताको मृत्युके पश्चात् सम्राटक सिंहासनारूढ होने 

पर लोगोंने उसकी राजभक्तिकी शपथ ली । इस 
अवसरपर गयास-उहीन भारा भी सम्राटके सामने उपस्थित 
किया गया । इसको सम्राटके पिता गयास उद्दीन तुगलकने 
पदीगृहमें डाल दिया था । परन्तु सन्नाट्ने कृपाकर , इसको 
चन्दीगृहसे निकाल , हाथी , घोडे, धन और सपत्ति दे, अपने 
भतीजे ब्राहीम सॉके साथ विदा करनेकी आशा देवी और 
इससे यह बचा ले लिया कि दानों व्यचि मिलकर राज्य 
शासन करेंगे , सिकोपर दोनोंका हो नाम भविष्य में लिखा 
जायगा और सतना भो दोनोंके ही नामका पढ़ा जायगा । 
इसके अतिरिक गयास -उहीनको अपने पुत्र मुहम्मदका ( जो 
उस समय परवातके नामसे अधिक प्रसिद्ध थो ) सन्नाटके 
पास प्रतिभूके रूपमें भेजनेका श्रादेश भी कर दिया गया था । 

स्वदेश लोटने पर गयास-उहीनने सब शत्तौंका पालन 
किया केरल अपने पुनको सम्राटके पास न भेजा और यह 
लिख दिया कि वह मेरे वशम नहीं है , उद्धत हो गया है । 

लायास उद्दीन ( पुत्र नासिर उद्दीन महमूद पुन गयास उद्दीन 
बलवन ) सम्राट बलवनका पौत्र था । 


प्रसिद्ध, घटनाएँ - 

१७३ 
सम्राट्ने यह देख कर , इब्राहीम खाँके पास सेना भेज 
दिलजली तातारीको उसपर अमीर ( हाकिम ) नियत कर 
दिया । इनलोगोंने ग़यास-उद्दीनका सामना कर उसका वध 
कर डाला । उसकी खाल खिंचवाकर उसमें भूसा भरवाया 
गया और तत्पश्चात् वह समस्त देशमें घुमायी गयो । 

२ - वहाउद्दीन गरतास्पका विद्रोह 
सम्राट् तुग़लक ( अर्थात् सम्राटके पिता ) के एक भानजा 
था जिसका नाम था वहाउद्दीन गश्तास्प । यह किसी प्रान्तका 
गवर्नर था । सम्राट् ( अर्थात् मामा ) की मृत्युके उपरान्त इसने 
पुत्र ( अर्थात अाधुनिक सम्राट् ) को राजभक्ति की शपथ लेना 
अस्वीकार किया । वैसे यह बा साहसी था । 

जब सम्राट ने इसकी ओर मलिक मजीर और ख्वाजा 
जहाँको अध्यक्षतामें सेना भेजी तो यह घोर युद्धके पश्चात् 
कम्पिला ( काम्पिल ) देशक रायके यहाँ भाग गया । ( हिन्दी 
भाषामें राय शब्द उसी प्रकारसे राजाके लिए व्यवहृत 
होता है जिस प्रकारसे अंग्रेजी भाषामें रॉय ) । वंपिला 
अत्यन्त दुर्गम पर्वतोंके मध्यमें बसे हुए एक देशका नाम है । 
यहाँका राजा भी हिन्दुओंमें बड़ा समझा जाता है । 

बहाउद्दीनके वहाँ पहुंचते ही सम्राटको सेना भी पीले 

( 1 ) कमिला - चीजापुरके पास , मदरासके बिलारी नामक जिलेमें 
या । कुछ इतिहाकार इस स्थानको फछौजके पासको कम्पिला नगरी 
पवाते हैं । परन्तु उनकी सम्मति ठीक प्रतीत नहीं होती । इस दूसरे 
करिला मारमें महाराज हुपदी राजधानी थी । अब यह केवल एक गाँव 
मात्र है और यू०पी० में छोटी लाइनपर कायमगजसे पहिला स्टेशन है । 
यही एक प्राचीन कुंड बना हुभा है जो द्रौपदी कुंड कहलाता है । 


. 


१७४ 

इन्नबतूताको भारतयाना 
पीछे वहीं जा डटी और नगरको जा घेरा । रायकी सय 
सामग्री समाप्त हो जानेपर उसने वहा-उद्दीनको बुलाकर 
कहा कि यहाँको कथा नो तुम सब जानते हो हो । मैं तो भर 
अपने कुटुम्ब सहित जलही माँगा तुम चाहो तो अमुक 
राजाके पास जा सकते हो । यह कहकर उसने गश्ता को 
यहीं भेज दिया । 
___ उसके जाने के पश्चात् रायने प्रचंड अग्नि तैयार करायी 

ओर अपने समस्त पदार्थ उसमें होम , रानियों को बुला यह कहा 
कि मैं अब अग्निमें जला चाहता हूँ , तुमसे जिसे मेरी भक्तिहो 
वह मेरा अनुसरण करे । फल यह हुश्रो कि एक एक स्रो 
स्नान कर चन्दन लगा , पृथ्वीका चुम्बन कर, राजाके देखते 
देखते अग्नि में कूदकर जल गयी । यही नहीं प्रत्युत नगरके 
श्रमीर, घजोर तथा यहुतसे जन साधारण भी इसी श्रग्निमें 
जल मरे । इसके पश्चात् राजा भी स्नान फर चंदन लेपकर , 
कवचके अतिरिक अन्य अत्र शस्त्रसे सुसज्जित हो अपने 
पुरुपों सहित सम्राटकी सेनापर जा कूदा और सबने लडकर 
जान दे दी । इसके उपरान्त सम्राटकी सेनाने नगरमें प्रवेशकर 
निवामियोको पकड़वाना प्रारभ किया । इनमें राजाके ग्यारह 
पुत्र भी थे । सम्राटके संमुख उपस्थित किये जानेपर सक्ने 
इस्लाम स्वीकार कर लिया । उच्चवंशीय होने तथा पिताको 
वीरताके कारण सम्राटने उनको इमारत का मन्तव दिया । 

तीन पनोंको मैंने भी देखा था । एकका नाम नासिर था , 
दसरका बखतियार और तीसरेका महरवार । इसके पास 
सनाटकी मुहर रहती थी जा भाजन तथा पानकी प्रत्येक 
वस्तुपर लगायी जाती थी । इसका उपनाम अबू मुसलिम था 
ओर इससे मेरा घनिष्ठ मित्रता हा गयी थी । 


१७५ 


प्रसिद्ध घटनाएँ 
हाँ तो फिर कम्पिला के राजाकी मृत्युके उपरान्त 
सम्राटको सेना उस राजा के यहाँ पहुँची, जहाँ वहा-उद्दीनने 
जाकर श्राश्रय लिया था , परन्तु उस राजाने घहा- उद्दीनसे यह 
कहकर कि मैं कम्पिलाके राजाकी भॉति साहस नहीं कर 
सकता, उसको सम्राटकी सेनाके हवाले कर दिया । इसके 

( . ) यह राजा इयशाल वंशीय वल्लालदेव तानौरका अधिपति 
था जो मैसूरके निकट है । 

पदाउनी लिखता है कि जब सम्राट् दौलताबादमें था उस समय 
बहा उद्दीनने दिलीमें विद्रोह किया । परन्तु फरिश्ता इब्नबतूताका 
समर्थन करता है । वह लिखता है कि यहा उद्दीन सम्राटका भाई 
( फोका बेटा ) सागरका हाकिम था । उसके विद्रोह करने पर दिल्लीसे 
सेना भेजी गयी । दो युद्धों में सम्राट की सेनाकी हार होने पर, सम्राट 
स्वयं दौलताबादकी ओर बदा परन्तु सम्राटके आने से प्रधम हो सन्नाटके 
सेनानायक खाना जहाँने इसको कम्पिलाके राजा सहित पराजित कर 
बल्लाल देवके वेशकी ओर भगा दिया । इत्यादि इत्यादि । 

फोरोजशाहके शासनकालमा मसिद्ध इतिहासकार " वरनी " भी 
परिश्तेका हो समर्थन करता है । 
___ कम्भिलाके राजाके यहाँ साधारण पुरुषों , वजीरों तथा अमीरों के 
माग्नमें खिपोंकी माँति जलनेकी बात कुछ समझ में नहीं आती । बहत 
सभव है कि इन पुरुणको स्त्रियाँ भी रानियों का माँति जलमी हो और 
इनबतूनाने या लेखकोंने प्रमादवश त्रिपोंके स्थानमें पुरुष लिख दिया 
हो । ऐसे वीर क्षत्रियको सन्तानों के इस प्रकार पकड़े जाने तथा धर्म- शार . 
यतन करने पर भी कुछ पाश्चर्य प्रतीत होता है । यदि यह शिशु भी थे 
सो भी ये यहा-बहीनका भौति, अन्यत्र भेजे जा सकते थे । जो हो , 
इस वर्णमसे मुसलमान शासकों की नीतिपर एक विचिन्न प्रकाश 
पदसा है । 


इनरतूताको भारतयाना 
उपरांत हथकडी तथा येडी डालकर यह सनादकी सेवामें 
भेज दिया गया । 
__ उपस्थित हानेपर सम्राट्ने इसको रनवासमें ले जानेको 
श्राशा दी और कुटुम्बकी नियोंने बुरा भला कह उसके मुसपर 
धूका । सम्राटी श्राशा से जीते जी इसकी पाल खिंचवा दी 
गयी और मास चावलों साथ पश्चा कर कुछ ता उसीके 
घर भेज दिया गया और शेष एक थालीमें रखकर एक 
हथिनीफे समुख सानेको घर दिया गया , पर उसने न खाया । 

खारा , मुस भरवाने के बाद , यहादुर भोरेकी खालके साथ 
समस्त देशमें घुमायी गयी । । 

३ -किशलू का विद्रोह 
जब ये दोना खाले सिन्धु प्रान्तम पहुँची तो पहॉक हाकिम 
( गवर्नर ) सम्राट् तुगसक्के मित्र किशल पाने जिनकी वर्त 
मान सम्राट बहुत मान प्रतिष्ठा करता था पोर धधा कह कर 
पुकारता था , इनको पृथ्वीम गाडनेकी आज्ञा दी । 

सम्राट्ने जर यह सुना तो उसको बहुत बुरा लगा , ओर 
उसने क्शिलू पॉक वधका निश्चय कर उनको खुला भेजा । 
परन्तु सम्राटका विचार ताद जानेके कारण वह न आये 
और विद्रोह कर दिया । 

विद्रोह करने पर विशालू ने खुल्लम खुल्ला तुर्क, अफ्गान 
तथा खुरासान निवासियोस सहायता प्राप्त कर सन्नाटकी 
सेनासे भी बड़ी सेना एकत्र कर ली । इसपर सम्राटने मी 
सामना करनेकी तैयारी की और स्वय रणस्थलमंजा डटा । 
मुलतानसे दा पडावकी दूरीपर अबोहरके जगलमें दोनों 
सेनाओंश सामना हुश्रा ! 


प्रसिद्ध घटनाएँ 

१७७ 
सम्राटने उस दिन वुद्धिमत्तासे छनके नीचे शैख़ रुत 
उद्दीनके भाई शैख़ इमाद- उद्दीनको, जिनका रूप सम्राटसे 
मिलता था , खड़ा कर दिया । संग्राम छिड़ते ही सत्राट् स्वयं 
चार सहस्र सेनिक लेकर एक ओर चल दिया और इधर 
किशल खांकी सेनाने छत्रके निकट जा शेख इमाद उद्दीनका 
वध कर डाला । भर क्या था , समस्त सेनामें यही प्रसिद्ध हो 
गया कि सत्राटकी मृत्यु हो गयी । किशल सॉकी सेना युद्ध 
करना छोड़ लट मारमै लग गयी और वह अकेले रह गये । 
यह अवसर देख सन्नाट अपने साथियों सहित किशल सॉ 
पर श्रा टूटा और उनका सिर काट लिया । 
_ _ यह समाचार पाते हो किशल साँसी सेना भाग पड़ी हुई 

और सम्राट मुलतानमें श्रा गया । इस नगरके काज़ो करीम 
उद्दानकी भी श्रव साल खिंचवायी गयी ओर विशल पॉका 
कटा हुया सिर नगर द्वारपर लटका दिया गया । इस नगरम 
मेरेशानेके समय तक भी यह सिर इसी भॉति द्वारपर लटक 
रहा था । 

सम्राट्ने इमाद उद्दीनफे भ्राता शैस रुक -उद्दीन तथा उनके 
पुत्र शेख सदर - उद्दीनको सौ गाय उनके निर्वाह श्रोर शैख यहा . 
उद्दीन जकरिया मुलतानीके मठका धर्मार्थ भोजनालय चलानेके 
लिए दे दिये । यह यात स्वयं शैल रुता-उद्दोन मुझसे कहते थे । 

इसके पश्चात् सम्राट्ने अपने मंत्री ज्वाजाजहाँको कमाल 
पुर की ओर जानेका आदेश दिया । यह नगर समुद्र-नटपर 
है । यहाँक निवासो भी सम्राट्से विद्रोह कर बैठे थे । 

( 1 ) मारपुर - काठियावाइमें भावनगर हिल रेल लिमरी 
स्टेशनसे 10 मील पूर्षकी ओर स्थित है । बहुत सम्भर है कि यही वह 
नगर हो जिसका वर्णन इनवनाने किया है । 


१७८ 

इन्नतूताकी भारतयाना 
एक धर्मशाखका शाता मुझसे कहता था कि उस समय 
यह इसी नगरमें था । जर सम्राट्या घजीर यहाँ गया तो 
फाजी तथा पतीव वजीरके संमुख लाये गये और उनकी 
साल प्रौंचनेका आदेश हुआ । 

जर इन दोनोंने पनीरसे किसी अन्य प्रकारसे वध किये 
जानेकी प्रार्थना की तो बजीरने इनसे अपने वध किये जानेका 
कारण पूछा । इन्होंने उत्तर दिया कि सनाटकी भाभा भग 
करने के कारण हमारी यह दशा हो रही है । इस उत्तरको सुन 
वजीरने कहा कि फिर मैं सम्राट्की पाहाका किस प्रकार 
उल्लघन फर सस्ता है । सम्राटका श्रादेश हे कि तुम्हारा 
इसी प्रकार वध किया जाय । 

इतना कह वजीरने सास खींचनेवालोको इनके मुखके 
नीचे जमीनमें दो गडहे खोदने की श्राज्ञा दी जिससे सॉस 
लेने में भी कुछ सुविधा हो । कारण यह है कि खाल पाँचते 
समय अपराधियोमा मुसरे बल लिटा देते है । इसके पश्चात 
सिन्धु प्रांत, शान्ति हा गयी और सम्राट भी राजधानीको 
लौट गया । 

४ - हिमालय पर्वतमें सम्राट्की सेना 
कोह करानोल ( अर्थात् हिमालय ) एक महान् पर्वत है । 
इसकी लम्बाई इतनी अधिक है कि एक छोरसे दूसरे छोर 
तक पहुँचनमें तीन मास लग जाते ह । दिल्लीसे यह पर्वत दस 
पडावकी दूरीपर है । 
___ यहाँका राना भी बहुत बड़ा समझा जाता है । सम्राट्ने 
इस गजासे युद्ध करने के लिए एक लाख सेना मलिक नकयह 
की अधीनतामें भेजा । 


१७९ 


प्रसिद्ध घटनाएँ 
सेनानायकने जदिया " नामक नगरको अधिकृत कर देश 
को भस्मीभून कर दिया और बहुतसे काफिरों ( हिंदुओं ) को 
भी बन्दी बना डाला । यह देख हिन्दू पहाडोंपर चढ़ गये । 
पहाड़में केवल एक घाटी थी जिसके नीचे तो नदी बहती 
थी और ऊपरकी और पहाड़ थे । घाटोमैं एक बार 
एक मनुष्यसे अधिक नहीं जा सकता था परन्तु सम्राटकी 
सेनाने इतनी सँकरी राह हानेपर भी ऊपर जा वरनगल 
नामक पार्वत्य नगरपर अधिकार जमा लिया । जब सम्राटके 
पास इस विषयके शुभ समाचार भेजे गये तो उसने काजी 

और खतीय भेजकर सेनाको यहीं ठहरनेकी श्राज्ञा दी । प्रय 
बरसात सिरपर नागयी । मरी फेल जाने के कारण सेना क्षीण 
होने लगी , घोड़े मरने लगे और धनुप सीलके कारण व्यर्थ 
होगये । अमीरोंने फिर सम्राटको लिखकर लौटनेकी श्राक्षा 
माँगी और निवेदन किया कि वर्षा ऋतु तक तो हम पर्वतकी 
उपत्यकामे ही टहरे रहेंगे परन्तु वर्षा समाप्त होने ही हम पुनः 
ऊपर चले जायेंगे । सम्रादने इस यार लौटने की आज्ञा दे दी । 

सम्राझा भादेश पाते हो अमीर नकबहने पहाडसे नीचे 
उतारनेके लिए लोगों को समस्त कोष और रादिक तक 
चाँट दिये । समाचार पाते ही हिन्दुओंने पर्वतकी गुफाओं 
तथा अन्य संकीर्ण स्थानोंमें जाकर मार्ग रोक दिये और 
महान् वृक्षों को काट काट कर पर्वतोंसे लुढ़काना प्रारम्म 
कर दिया । फन यहा कि यदुतसे आदमी इन वृक्षोंकी हो 
झपेटमें श्रा गहरे खड़ोंमें जा पड़े और जानसे हाथ धो येठे । 
इसी प्रकार बहुतसे सैनिकोको ( इन पर्वत निवासियोंने ) 

( 1 ) जरया या जदया नामक एक परगना माईनरी मनुः 
सार कमाएँ प्रान्त में है । 


१८० इननतूताकी भारतयाना 
वन्दी कर लिया । निफर्य यह कि समस्त धन- संपत्ति , नत्र 
शस्त्र पोर घोडे तक तुट गये । सेनामें केवल तीन व्यकि जीते 
बचे । एक तो स्पय श्रमोरनझवह था और दूसरा बदर -उद्दीन 
दोलतशाह, तीसरेका नाम मुझे म्मरण नहीं रहा । सम्राझी 
सैना । इस चढाईक कारण बडा धका पहुँचा और यह 
अत्यन्त निर्यल भी हागया । 

पहाडियोसी कुछ जमीन देश में भी थो और वे सम्राटी 
अनुमति प्राम किये बिना इसे नहीं जोत सकते थे, अतपत्र 
उन्होंने कुछ राजस्र देकर सम्राटसे सधि कर ली । 

५ - शरीफ़ जलाल - उद्दीनका विद्रोह 
सम्राट्ने सय्यद जलाल उद्दीन महसनशाहको मप्रवर 
देशका ( जो दिल्ली से छ महीनेकी राह है ) हाकिम ( गवर्नर ) 
नियत कर भेज दिया । परन्तु यह गवर्नर सम्राटसे विरोध कर 
स्वयं सम्राट बन बैठा और अपने नामका सिदा प्रचलित 
पर इसने दोनारोपर एक ओर तो " लवासिक बताई 
दुर्रहमान एहसन शाहुस्सुलतान " यह वाक्य अंरित करा 

(1 ) मर - रबी भाषामें घाटको कहते हैं । भरथ निवासा 
पत्रिमीय घाटको मैलेपार ( मालाबार ) और पूर्वायको मभवर कहते 
थे । भारत के कुछ इतिहासकाने मालाबारको ही भ्रममे मार 
लिख दिया है । परन्तु दास्तवमें यह कर्नाटक देशका गुमलमानी नाम 
था । मापोहोके कथनानुसार यहाँपर उस ममय ऐसी प्रथा थी कि 
ऋणदाता एक लकीर खीच देने पर ऋणी उसके बाहर न जा सकता था 
राजा तक इस एकीरकी पूरी पावन्दी मरणोरे करा देते थे । 

( २ ) इस विद्रोहका विशद वर्णन अन्य इतिहासकाराने नहीं किया 
है । यह प्याी सम्राट सरीतेदार सय्यद इमाहीमका पिता था । 


• प्रसिद्ध घटनाएँ 

१८१ 
दिया और दूसरी ओर " सलालतो त्याहा व यासीन अवुल 
फुकरा चल मसाकीन जलालुद्दुनिया बद्दीन । " 

विद्रोहकी सूचना पाते ही सबाट स्वयं संग्रामके निमित्त 
चल पड़ा और कोशक जर अर्यात स्वर्ण भवन ) नामक एक 
गॉवमें सामान तथा अन्य आवश्यकताओंको पूर्ति के लिए 
पाठ दिवस पय्यंत ठहरा रहा । इन्हीं दिनोंमें स्वाजाजहाँ 
बजारका भॉजा हथकडी तथा बेडीसे जरुटे हुए चार- पाँच 
अन्य अमीरोंके साथ सम्राटकी सेवा में उपसित क्यिा गया । 
__ _ बात यह थी कि सम्राट्ने बज़ीरको पहिलेसे ही धागे 
भेज रवा धा । जर यह धार नामक नगरमें पहुँचा ( जो 
दिल्लीसे बोल पड़ायको दूरीपर है । तो इसके साहसी तथा 
मनचले भांजेने फुछ अमीरों की सहायतासे पड्यंत्र रच 
नापने मामा वजीर महोदयका वध फर कोप नथा संपति 
सहित सैग्यद जलाल - उद्दीनके पास भन्नवर प्रदेश भागना 
नाहा । इन लोगोंफा विचार शुक्रवारकी नमाजके समय 
बज़ीरको पाटनेका था । 

परन्तु इन पड्यंत्रकारियों से मलिक नसरत हाजिय 
नामक एक व्यक्नेि वज़ीरको समयसे पूर्व ही सूचना दे कहा 
कि ये लोग इस समय भी अपन पत्रोके नीचे लादेका जिरह 
घरतर पहने हुए हैं । इसोसे इनके विचारोका पता लग 
सकता है । इस कथनपर विश्रास पर जर ज़ोरने इनको 
घलाकर देखा तो वास्तव में इनके वस्त्रोके नीचे लोहेके वच 
पाये गये । यह देज वजीरने इनको सम्राटके निकट भेज 
दिया । 

जिस समय ये मम्राटकी सेवा में उपस्थित किये गये, उस 
समय में भी खड़ा था । इनमेसे एक लम्बी दाढीवाला पुरुष 


१८२ इन्नरतूताको भारतयाना 
तो भयसे काँप रहा था और निरंतर सूरह मसीन ( अर्थात 
कुरानके अध्याय विशेष ) का पाठ करता जामा था । सम्राट्ने 
वजारके भाजेको तो उसीके पास वध करनेकी श्राज्ञा देकर 
भेज दिया और शेष अमीरोंको हाथीके समुख डलवा दिया । 

जिन हाथियोंसे नर हत्याका काम लिया जाता है उनके 
दाँतोंपर हलकी फालोके सदृश दोनों ओर धारदार लोहेके 
ददानोगले हलके खोल चढ़े रहते हैं । हाथीके ऊपर महा 
घत बैठा रहता है । जब कोई पुरुप हाथीके सामने डाला जाता 
है तो हाथो उमको सडसे उठा नाकाशकी श्रार फेंक देता 
है और अधरमें ही दाँतोपर ले अपने समुख धरतोपर 
डाल अपना अगला पैर उसके वक्ष स्थलपर रख देता है । 
अन्यथा महावतके श्रादेशानुसार या तो दॉतोसे ही दो 
ट्रकडे कर देता है या योही धरतीपर पडा रहने देता है । 
जिस पुरुष की पाल सिंचवायी जाती है उसमे डाडे नहीं 
किये जाते । इन रूपोंकी भी स्थाल ही सिंचधायी गयी थी । 
सम्राटके राजप्रासादसे जर मैं मगरिय ( अर्थात् सूर्यास्त ) को 
नमाजफे पश्चात् निकला तो क्या देखता है कि पुत्ते इनका 
मांस भक्षण कर रहा है और इनकीमालोंमें भूसा भरा जा 
रहा हे । ईश्वर रक्षा करे । 
__ मर जाते समय सम्राट् मुझको राजधानी में ही ठहरने 
का आदेश कर गया था । बोलताबाद पहुँचो पर थ्यमार 
हलाजोंके विद्रोहका समाचार सुनाई दिया । वजीर रयाजा 
जहाँ सेना एकत्र परनेरे लिए राजधानी में ही ठहर गया । 

६ - अमीर इलाजोंका पिटोह 
मम्राटके अपने देशसे यहुत दूर दौलताबाद पहुंचने पर 


प्रसिद्ध घटनाएं 

१८३ 
श्रमोर हल्लाजो लाहौर में विद्रोह खडा कर स्वयं सम्राट् यन 
बैठा । कुलचंद्र नामक अमीरने इस विद्रोहीकी सहायता की 
और इसी कारण हल्लाजाने इसको अपना मंत्री बना लिया । 

विद्रोहका समाचार जब दिल्ली पहुँचा तो मंत्री ख्वाजा 
जहाँ वहींपर था । सुनते ही वह समन्त दिल्लीकी सेना तथा 
खुरासानियोको ले लाहौरकी ओर चल दिया । मेरे साथी भी 
इस अवसरपर उसके साथ गये । सम्राट्ने भी कीरान सफ़ . 
दार और मलिक तैमूर शखदार अर्थान् साक़ी इन दो बड़े 
अमीरोंको वज़ोरकी सहायताके लिए भेजा । 

हल्लाजो भी सेना सहित सामना करने आया । एक यडी 
नदीके किनारे दानों सेनाओंकी मुठभेड़ हुई । हल्लाजो तो परा . 
जित होकर भाग गया परन्तु उसकी सेनाका अधिकांश नदामें 
डूबकर नए होगया । 
- वज़ीरने नगरमें प्रवेश कर बहुतसे लोगोंकी साले खिच 
बायीं और बहुतोंके सिर कटवा लिये । वधका कार्य मुहम्मद 
पिन नजीव नामक नायव यज़ोरके सुपुर्द था । इसको प्रशदर 
मलिक भी कहते थे श्रोर सगे सुलतान ( सम्राटका कुत्ता ) 
भी इसकी उपाधि थी । 

अत्यंत कर तथा निर्दय होनेके कारण सम्राट इसको 
बाजारी शर कहकर पुकारता था । यह व्यक्ति अपराधियोको 
यहुधा अपने दाँतोंसे काटा करता था । 

घजीरने विद्रोहियों की लगभग तीन सो स्त्रियाँ चदी कर 
ग्वालियरके दुर्गमें भेज दो ओर यहाँ ये चंदीगृहमें डाल दी 
गयीं । कुछको मैंने स्वयं उस दुर्गमें देखा था । एक धर्मशास्त्री . 

( 1 ) कुलचंद्र - यह गबर जातिका सदार था । यह जाति पीछे 
मुसलमान होगयी । 


१८४ इनबतूताकी भारतयात्रा 
की स्त्री भी यदी बनाकर इन स्त्रियोंरे साथ ग्वालियर मेन दी 
गयो थी , इस कारण यह महाशय भी बहुधा अपनी स्त्रीके 
पास श्राते जाते रहते थे । यहातक कि दीगृहमें इस स्त्रीके 
एस यच्चा भी उत्पन्न होगया । 

७ - सम्राकी सेनामें महामारी 
मअवर देशको शोर यात्रा करत करते सम्राट तैलिंगाना 
देशशी राजधानी विदरकोट में ही पहुँचा था कि राज 
सेनामें महामारी फैल गयी । मश्रपर देश इस स्थानसे 
अभी तीन महीनेसी गह था । 
__ महामारीके कारण बहुतसे सैनिक , दास तथा अमीरोको 
मृत्यु होगयी । अमीरोंमें उल्लेखनीय मृत्यु एक तो मलिन 
दौलतशाहको ई जिसका सम्राट् चचा कहकर पुकारता था 
और दसरो मृयु हई अमीर अगदुल्ला अरवीशी । यह ऐसा 
घलिट था कि एक बार मम्राटर यह ग्लादेश देने पर विराज 
पोपस जिनना चाहो शनिभर धन ले जाओ, यह तरह थैलियां 
अग्नी याहुापर वाधर परही यारमें निसल ले गया । 
महामारी फैलने पर सम्राट तादोलनापाद लौटाया शोर 
समम्न देशम श्रव्यवस्था प्रोर विवाहसा फल गया । यदि 
सम्राटा भाग्य में अन्यथा नलिया होना तावश इस समय 
हाथ से निरल हो गया था । 

- - मलिक होगंगरा विद्रोह 
दौलतारारका लोटन समय सम्राट गहमें रोगग्रस्त हो 

( 1 ) विदरकोर - वाहा हाय यहाँ मानिश विदार 
है । निता आधुनिक मानी शाह पर नगर पधिमी 
घर को गमें - ५ मोकी दूरीर बसा हुभाई । 


प्रमिद्ध घटनाएँ 

१८५ 
जाने के कारण लोगोंमें उसके ( सम्राझे ) प्राणान्तकी प्रसिद्धि 
होगयी । 

मलिक कमाल उदोन गुर्गका पुत्र मलिक होशंग इस समय 
दौलतायादका हाकिम ( गवर्नर ) था । इसने सम्राट्से यह 
प्रतिज्ञा की थी कि मैं न तो सम्राट्के जीते जी और न उसके 
मररोगन्त ही किसीके प्रति राजभक्ति की शपथ लूंगा । 
सम्राटकी मृत्युका समाचार सुन यह दौलतावाद और कंकण 
थाना के मध्यस्थ भूभागके घरवरह नामक राजाके पास 
भाग गया । 
___ हाकिम भागनेकी सूचना पाते हो , इस भयसे कि उत्पात 
कहीं और अधिक न बढ़ जाय, सम्राट्ने दौलताद श्रानेमें 
यहुत शीव्रता की ओर तदुपरान्त होशंगका पीछा कर 
पाश्रयदाता नृपतिका नगर धेर उसको होशंगके थर्पित करने 
का वचन भेज दिया । 

सम्राटका यह वचन सुनकर गजाने कहता भेजा कि मैं 
सम्पिला देशके राजाकी भॉतिभाचरण करने विवश होने 
पर मो अपने आश्रितको कभी श्रापको अर्पित न करूंगा । 

थाना - यह नगर अत्यन्त प्राधीन है । प्रसिद्ध विजेता महमूद 
गडनदीके साथ आनेवाला अरिह नामक विख्यात लेग्वक इस नगरको 
इंग राजधानी बताता है । अनुल फिदा नामक लेखकका कथन है 
किमानीन काल में ( लेखकके समय ) इस नगरमें तनासी नामक 
एक तरावा सुन्दर पख बना करता था । सन् १३ . ८ में यह 
भगर प्रथम भार दिलीके दादशाहके अधीन हुभा । फिर सोलही 
शनान्दी में इसपर पुगीजोंका आधिपय हुआ और उनसे मराठोंने 
२०३९ ई . में छीन लिया । मरहटोंके पतनके पश्चत् अब यह बम्बई 
सरकारमें है । 


१८६ 


इन्नरतूताको भारतयाना 
परन्तु होशगने भयभीत होकर सम्राटसे लिखा पढी प्रारम्भ 
कर दी ओर आपसमें यह समझोता हुआ कि अपने गुरु 
फतल ( क्तलग ) साँको पीछे छोड सम्राट् दौलतावादको 
लौट जाय और होशग इन गुरु महोदयके पास स्वय श्रा 
जायगा । 

ठहरायके अनुसार सम्राट् सेना ले पोछे लोट गया , 
और होशग कतलूखॉक पास श्राया । कतलूपाँन इसको 
वचन दे दिया था शि सम्राट न तो तुम्हारा वध करेगा और न 
तुम पदच्युत ही किये जायागे । हाशग जर अपने पुत्र कलन , 
धन सम्पत्ति तथा इY मित्रों सहित सम्राटकी सेवामें उप 
स्थित हुश्रा तो उसने बहुत प्रसन्न हो उसको पिलश्रत दे 
सन्तुष्ट किया । 

फतलूखाँ यातके बडे धनी थे । लागोंको इनपर यडा 
विश्वास था थोर सम्राट भी इनसा बहुत श्रादर करता 
था । इस कारणसे कि सन्नाझा मेरे उपस्थित होनपर 
जडा होनेका वृथा कष्ट न करना पडे, यह महाशय बिना 
बुलाये सभी राज सभामं न जात थे । यह सदा दीन दुपी 
लोगोंको दान देते रहते थे । 

8 - सय्यद इनाहीमका विद्रोह 
हाँसी और सिरसा हास्मि ( गपर्नर ) का नाम सय्यद 
इब्राहीम था । यह परोतदार ( अर्थात सम्राट्यो पलम 
और पागज रणनेवाले नामसे थधिक प्रसिद्ध था । 
मवर देशकै हाकिम ( जा इसका पिता था ) का विशाह दमा 
करने लिप सम्राटके उधर जाने पर उसकी मृत्युशी प्रसिद्धि 
होते ही सरपद मादीमय चित्तमें भी रायकी लालसा 


प्रसिद्ध घटनाएँ 

१८७ 
उत्पन्न हो गयी । यह पुरुष अत्यन सुन्दर , शूर एवं मुक्तहस्त 
था । इसकी भगिनी हरजसबसे मेरा विवाह हुश्रा था । यह 
भी अत्यन्त शीलवती थी और रात्रिको तहज्जुद ( एक बजे 
रात्रिफी नमाज़ ) और वजीफा पढती रहती थी । इसके 
गर्भसे मेरे एक पुत्री उत्पन्न हुई । मैं नहीं जानता कि इस 
समय उनकी पया दशा है । मेरी स्त्री पढ़ना तो खूब जानती 
थो परन्तु लिप न सकती थी । 

हाँ , तो इनाहीमके विद्रोहका विचार करने के समय एक 
अमीर दिल्लीसे सिन्धुकी और कोप लिये इसी प्रान्तसे होकर 
जा रहा था । इब्राहीमने इस पुस्पको चोरोंका भय यता , 
शान्ति स्थापित होने तक अपने यहाँ ही ठहरा रखा परन्तु 
वास्तवमें यह , सम्राट को मृत्युका समाचार स य सिद्ध होने 
पर , इस कोपको हथियानेका विचार कर रहा था । फिर 
सम्राटके जीवित रहने की बात ही जब ठीक निकली तो इसने 
इस अमीरको आगे बढ़ने दिया । इस अमीरका नाम था जिया 
उल मुल्क शिन शरस -उल - मुल्क । 

ढाई वर्षके पश्चात् जब सम्राट राजधानी में पहुँचा तो 
सय्यद इब्राहीम भी उसकी वन्दनाको उपस्थित हुश्रा और 
इसी समय इसके एक दासने इसकी चुगली खा सम्राटपर 
इसके समस्त विचार प्रकट फर दिये । यह सुन सम्राटका 
विकार तो इसका वध करनका हुआ परन्तु अत्यन्त प्रेम करने 
के कारण उसने अपने इस विचारको स्थगित कर दिया । 
____ एक बार संयोगवश एक जिचह किया हुश्रा हिरण शारक 
सम्राटके स्मुख उपस्थित फिग ग11 साटने इसको 
नियह होते देखा था , इस कारण उसने यह कहकर कि यह 
सम्यक् रूपसे जिवह नहीं हुया है इसको फेंकने की आज्ञा दे 


१८८ इनरतूताको भारतयाना 
दो । परन्तु स्य्यद इगहीमने यह कहा कि यह सम्यक् रूपसे 
जिरह हुशा है, में इसका भोजन कर लूंगा । 

यह सुन सन्नर ने प्रोधित हो इसका पहिले ता बन्दीगृहमें 
डालनेमी श्राज्ञा दी . तदुपरान्त इसपर उपर्युवे निया उत 
मुरको कापमा अपहरण करनेक प्रयतका टोप लगाया गया । 
इब्राहीम भी यह भलीभाँति समझ गया कि मरे पिताके विद्रा 
हके सारण सम्रा मेरा श्रपश्य ही प्राणापहरण करेगा । 
राध अम्बीकार करने पर प्रथा यन्त्रणाए भागनी पड़गी और 
घोर यन्नणायोम मृत्यु कहीं अधिक श्रेष्ठ है इन सब बातोका 
सोच समझ सय्यदने अपना नार स्वीकार कर लिया और 
सम्राटन इसकी दहये दाटूक करनेकी प्राज्ञा दे दी । 

इस दशमी प्रथा अनुसार सम्राटी धाासे वध 
क्रिय - ए पुरपका शर तीन दिवस पर्यन्त उसी स्थानपर 
पड़ा रहता है । तीन दिनके पचात् काफिर ( हिदू अधिर 
शरका नगरकी बाईकवाहर ले जाकर डाल देत है । 

ध्र स्यि हुए पुरुषोंफ उत्तराधिकारी पहीं उनक शाका 
उठारन ले जायें , इस मासे इावधिक गृह भी नगरी 
पाईक निकट ही पने हाते है । मृतक उत्तराधिकारी इन 
सागोरो सदमा शर उठाएर अतिम संस्कार करते हैं । 
सय्यद इन हीम भी इसी विधिस घरतीमें गाडा गया । 

१० - सम्राने प्रतिनिधिका तैलिंगानेमें विद्रोह 

तेलिंगानेस लोटन पर जर सम्राटका यती ठो अर 
वाह दैती , उस समय उस देशका हामि नमरतातुर्क था । 
यह सम्राट्का पुराना मगर था । मनानी मृयुयी सूचना 

( 1 ) वधिक - समवत मंगी यह धाय करता था । 


प्रसिद्ध घटनाएँ 

१८५ 
पाने पर इसने प्रथम तो समवेदना प्रकट को और तदुपरान्त 
जनतासे तैलिंगानेकी राजधानी विदर कोट ( विदर ) में अपने : 
प्रति राजभक्तिकी शपथ ली 
___ यह समाचार सुन सम्राट्ने अपने ( चार्य पतलू माँकी 
श्रधीनतामें एक बड़ी सेना इस बार भेजी घोर युद्ध के पश्चात् , 
जिसमें बहुतसे पुरुषोंने प्राण सोये , सम्राटके सेनानायकने 
विदरफोटका चागे शोरसे घेर लिया । नगरके अत्यन्त द 
होनेके कारण कतलखाने अव सुरंग लगाना प्रारम्भ किया , 
पर नसरनोने अपने प्राणोकी भिक्षा चाही । 

करलुखाँने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । इसपर वह 
नगरके बाहर आगया और सत्राटका सेवामें भेज दिया गया । 
इस प्रकारसे समस्त नगर-निवासियों और नसरतखाँकी कुल 
सेनाफे प्राण बच गये । 

११ - दुर्भिक्षके समय सम्राट्का गंगात पर गमन 

देशमै दुर्मित पड़ने पर सम्राट् सेना सहित गंगातट पर 
चला गया । हिंदू इस नदीको यहुन पवित्र समझते हैं और 

( 1 ) स्वर्ग-द्वार - यह स्थान फरसाबादके जिले में शमसाबादके 
निकट था । केवल सेनाका पड़ाव होने के कारण यहाँका कोई चिन्ह भी 
इस समय अवशेष नहीं है । सम्राट् यहाँ बाई-तीन वर्षपश्यत रहा । 
भार सम्राट्ने यहाँके अपने निवास स्थानका नाम स्वर्गद्वार रसा 
था । पदाऊनी लिम्लता है कि प्रथम तो सम्राट्ने दुर्भिक्ष दीन 
दुखिगों को सूर मनाज थोश , परंतु जब इसपर भी कुछ भनर न पड़ा 
और दुर्भिक्ष पदमा हो गया तो विश होकर सम्राट तो गंवा किनारे 
उपयुग स्थानपर चला गया भोर रोगों को भी पूय भागों में या जहाँ 
या हो यहाँ जानेकी भाडा दे दी । 


१९० इनबतूताको भारतयात्रा 
प्रत्येक वर्ष इसकी यात्रा करने जाते है । जिस स्थानपर सम्राट 
जाकर ठहरा था वह दिल्लीसे दस पडारको दूरीपर था । 
सम्राटकी श्राद्वारे कारण लागोंने इस म्यानपर प्रथम तो फुसके 
छपर बना लिये पर इनमें बहुथा अग्नि लग जानेके कारण 
लोगोंका यडा कष्ट हाता था । जर यादमें वचावा अन्य कोई 
साधन नहीं रह गया , तर धरतीमें तहखान ना दिये गये । 
अग्निकांड होनेपर लाग अपनी धन सपत्ति तथा अन्य पदार्थ 
इन तहसानोंमें डाल इन मुख मिट्टीसे मूंद दते थे । 

इन्हीं दिनों में मैं भी सम्राटक कम्पमें पहुंचा था । गगा 
नदीके पश्चिमीय तटपर तो अत्यन्त भयकर दुर्भिक्ष पड रहा 
था , परन्तु पूर्वकी भार अनाजा भार सस्ता था । सम्राटको 
पोरसे अनज ( अवध ), जफराबाद तथा लखनऊ हाकिम 
( गवर्नर इस समय अमीर ऐन -उल मुल्क था । यह यमीर 
प्रत्येक दिन सम्राटकी सेनामें पचास सहन मन गेहूँ ओर 
चारल ओर पशुओंफ लिए चने भेजा करता था । तदुपरान्त 
सम्नाटने अपने हाथी, घाई श्रार खयर भी नदी पार पूर्वकी 
श्रोर चरनेके लिए भेजने की याज्ञा दे ऐन-उलमुस्को उनका 
सरक्षक घना दिया । 
पेन उल मुत्यके चार भाई और थे । इनमें से एपका नाम 

का नसर ला और तीसरेरा जल 
उहा चौथका नाम मुमका श्रय स्मरण नहीं रहा । 

इन चारों माइयोन पेन उल मुल्यष साथ मिलकर सन्नाट 

( 1 ) अपसाबाद - मपुर फजलक समय साकार जीनपुरम ९५ 
महाक था । ऐमा प्रतात होता है कि सम्राट मजा हो । गिरीके 
रामायकाठमें अफर ग्याँन इस स्थानको बसाया था । उस समय सूबधा 
कम यहीसा करता था । 


१९१ 


प्रसिद्ध घटनाएँ 
के हाथी, घोड़े तथा अन्य पशुओंके अपहरण करने तथा ऐन . 
उल - मुल्कके साथ राजमक्तिकी शपथ लेकर उसको सम्राट 
यनानेका पयंत्र रचा । ऐन-उल मुल्क तो रात्रिमें ही भाग 
गया और सम्राटको विना सूचना मिले ही इन पुरुषोंके मनो 
रथ सफल होते होते रह गये । 

भारतवर्पका सम्राट अपना एक दास प्रत्येक छोटे बड़े 
अमीरके पास इसलिये रख देता है कि उसको समस्त विस्तृत 
कथा सम्राटको उसके द्वारा ज्ञात होती रहे । इसी प्रकार 
अमीगेकी स्त्रियोंके पास भी सम्राट्की कोई न कोई दासी 
अवश्य बनी रहती है और ये दासिगाँ अमीरोंके घरका सब 
वृत्तान्त भंगनों द्वारा सम्राटके दूनोंके पास भेज देती हैं, और 
दूत इसको सम्राट तक पहुँचा देते हैं । कहा जाता है कि एक 
अमीरने अपनी स्त्रीके साथ , राधिको शयन करते समय , भोग 
फरना चाहा । भार्याने सम्राटके सिरकी शपथ दिला ऐसा 
करनेसे उसको रोकना चाहा परन्तु अमीरने न माना । प्रातः 
काल होते ही सम्राटने उस अमोरको बुला इसी कारण प्राण 
दण्ड दे दिया । 

सम्राट्का एक दास , जिसका नाम मलिक शाह या , 
ऐन -उल-मुल्कके पास भी इसी प्रकारसे रहा करता था । 
इसने सम्राटको उसके भागनेको सूचना दे दी । समाचार 
सुनते ही सन्नाटके होश-हवास जाते रहे और मृत्यु संमुख 
दीखने लगी । कारण यह था कि सम्राटके समस्त हाथी घोड़े 
आदि पशु और संपूर्ण खाद्य पदार्थ ऐन उल मुल्क ही 
पास थे और सेनामें अचतरी फेल रही थी । प्रथम तो सम्राट 
ने राजधानी जा वहाँसे सुसंगठित सैन्यकी सहायतासे ऐन 
उल-मुल्कसे युद्ध करनेका विचार किया परन्तु अमीरोको 


१९० 

इनबतूताकी भारतयाना 
एकत्र कर मरणा करने पर खुरासानी तथा अन्य परदेशि 
योने - सम्राट् द्वारा विदेशियोका अधिक सम्मान होने के कारण , 
हिंदुस्तानी अमीर ऐन उल मुल्क और इन परदेशियोंके मध्य 
श्रापसमी अनवन करानेके लिए - तुगलकनी सम्मति स्वीकार 
न की और कहा कि हे अपचन्द पालम ( ससारके प्रभु ), 
आपके राजधानी गमनकी सूचना पाते ही ऐन उल मुक सेना 
एकत्र करने लगेगा और यहुनसे धृतं चारों श्रोरस पावर 
उसके पास पस्त हो जायेंगे । इससे अधिक उत्तम बात यही 
ह कि उसपर तुरन्त श्राममण कर दिया जाय । सर्वप्रथम यह 
प्रस्तान नासिर-उद्दीन माहरीने सनाटके ममुख उपस्थित 
दिया और शेप श्रमाने इसका समर्थन किया । सम्राट्ने मी 
इनकी सम्मति स्वीकार कर रात्रि में ही पत्र तिख श्रास पासके 
श्रीरों तथा सेन्य दलोनी तुरन्त ही बुता लिया । इसके अति 
रित सम्राटने पर और यक्तिसे काम रािया । वह यह थी कि 
यदि सो पुरष सनाटी ओरसे याते ता यह उनकी अभ्यर्धना 
का एक सहन सैनिक भेजते और इस प्रकार ग्यारद सो 
सेनिक सम्राटक देरोंमें प्रवेश हाते देख शत्रुओंको अधिक 
मख्याका भ्रम हा जाता था । 

श्रय सम्राट्ने नदी किनारे किनारे चलना प्रारम्भ किया , 
और हद स्थान हानेकपारण कन्नौज पहुँच यहाँका दुर्ग अधि 
कृत परना चाहा , परन्तु यह नगर तीन पड़ाव दर था । प्रथम 
पडार पार करनेफ पश्चात् सम्राट्न मैन्यको युद्ध के लिए 
सुसजित किया । मेनिय पतिद्ध सड किय गये , घोडे 
उन परायर प्रागये । प्रत्येक मनिषने समस्त शस्त्रादि 
शपनी अपनी देहपर रागा लिये । सम्राटे पास पचरा एफ 
छोरसा डेरा था और इसी उमय भोजन एय म्नानादिका 


प्रसिद्ध घटनाएँ 

१९३ 
प्रयंध था । बड़ा कैम्प यहाँसे दूर था । तीन दिवस पर्यन्त 
सनाट्ने न तो शयन ही किया और न कभी छायामें ही बैठा । 
____ एक दिन मैं अपने डेरे में बैठा हुआ था कि मेरे नौकर 
सुम्बुलने मुझसे तुरन्त बाहर आनेको कहा । मेरे बाहर थाने 
पर उसने कहा कि सम्राट्ने अभी आज्ञा निकाली है कि जिस 
पुरुषके पास उसकी स्त्री या दासी बैठी हो उसका तुरन्त वध 
कर दिया जाय । मेरे साथ भी दासियाँ थी और इसीसे नोक 
रने बाहर धानेको कहा था । कुछ अमीरोंके प्रार्थना करने पर 
सम्राटने पुनः वैम्पमें किसी भी स्त्रीके न रहनेका श्रादेश कर 
दिया । इसके पश्चात् कैम्पमें कोई सो न रही; यहाँ तक कि 
सम्राट्ने भी अपनी दासियाँ हटा दी । यह रात्रि भी तैयारी 
में ही बीत गयी । सब स्त्रियाँ कम्वेल नामक दुर्गमें तीन 
कोसकी दूरीपर भेज दी गयीं । 

दूसरे दिन समाट्ने अपनी समस्त सेना कई भागों में 
विभक्त कर दी । प्रत्येक भागके साथ सुरक्षित हौदेयुक्त 
हाथी कर दिये और समस्त सेनाको कवच धारण करनेकी 

( 3 ) कम्बल ( काम्पिल्य ) - फरुखाबादकी कायमगज नामक तह 
सीलमें यह स्थान इस समय उजड़ कर एक गाँव के रूप में भवशिष्ट है । 
भाईने अकवरीमें यह स्थान सरकार कनौजका एक महाल बताया गया 
है । गयास- उद्दीन बर वनके समय यहाँपर हाकुक्षीका अड़ा होने के कारण 
सम्राट्ने यहाँपर एक दुर्ग निर्माण करा दिया था । 

कहा जाता है कि महाभारतके प्रसिद्ध राजा द्रुपद इसी स्थानपर 
राज्य करते थे । एक टीलेको यहाँ के निवासी आज कल भी राजा द्रुपदका 
दुर्ग बताते हैं । उस समय इस नगरका नाम कोपिल्य था और यह 
दक्षिण पांचाल नामक प्रान्तकी, जिसका सीमाविस्तार आधुनिक बदायूँ 
और फरीखायादके मध्यता था , राजधानी था । 


१९४ इन्नरतूतारी भारतयाना 
श्राशा दे दी गयी । द्वितीय रात्रि भी इसी प्रकार तेयारीमें ही 
व्यतीत होगयी । 

तीसरे दिन ऐन -उल मुल्कके नदी पार करनेका समाचार 
मिला । यह सुनकर सम्राटने इम सन्देहसे कि यह श्रय नदी 
पारके समस्त अमीरों की सहायता प्राप्त कर लौटा है - अपने 
समस्त मुसाहयों को भी एक एक घोडा दिये जानेकी आशा 
दे दी । मेरे पास भी कुछ घोडे आये । मेरे साथ मीर मीरा 
फिरमानी नामफ एक बडा साहसी घुडसवार था । उसको 
मैंने सब्जा घोडा दिया परतु उसके सवार होते ही घोडा 
ऐसा भागा कि वह राफ न सका, घाडेने उसका नीचे गिरा 
दिया और उसका प्राणान्त हो गया । सम्राटने इस दिन चल 
नेमें चढी ही शीघ्रता की और थन ( सध्याफे चार बजे की 
नमाज ) के पश्चात हम पनौज पहुँच गये । सम्नाटको यह भय 
था कि कहीं पेन उल मुरक हमसे प्रथम ही कन्नौनपर अधि 
कार न जमाले, श्रतएव रात्रि भर सत्राट् सेनाका सगठन 
करता रहा । आज हम सेनाकै अग्र भागमें थे । सम्राटके 
चचाका पुन मलिक मुल्क फीरोज तथा उसके साथी, अमीर 
गगनमुहन्ना, और सय्यद नासिरउद्दीन तथा अन्य खुरा 
सानी अमीर मी हमारेहीमाथ थे । सोभाग्यसे सम्राटने प्राज 
हमको अपने भृत्यों में सम्मिलिन कर अपने ही पास रहने का 
कह दिया था , इसीसे कुशल हुई । क्योंकि पिछली रात्रिके 
समय ऐन उल मुरकने हमारी सेनाके अन भागपर जा मनी 
मयाजा जहाँके अधीन था , छापा मारा । इस अाक्रमणके कारण 
लोगोंमें बडा कोलाहल मच गया । समारने लोगोको अपने 
स्थानसे न हटने तथा तलवारों द्वारा ही युद्ध करनेकी थाज्ञा 
दी । सारी शाही सेना अय शोकी ओर अग्रसर होने लगी । 


, प्रसिद्ध घटनाएँ 

१९५ 
इस रात्रिको सम्राट्ने अपना गुप्त सांकेतिक चिन्ह दिल्ली 
तथा गजनी नियत किया था हमारी सेनाका सेनिक क्रिमी 
दुसरे सैनिकको मिलने पर दिल्ली कहता था और इसके 
उत्तरमै द्वितीय सैनिकके गजनी न कहने पर शत्रु समझ कर 
उसका वध कर दिया जाता था । 

ऐन -उल मुल्क तो सम्राट् पर ही छापा मारने का विचार 
कर रहा था , परन्तु पथप्रदर्शकके धोना देने के कारण बज़ीर 
पर आक्रमण होगया । ऐन-उल-मुल्फने यह देख पथप्रदर्शकका 
वध कर दिया । 
- वज़ीरको सेनामें अजमो अर्थात् अग्य देशमै धाहरके . तुर्क 
और खुगसानियाकी ही संख्या अधिक थी । भारतीयोसे 
शत्रुना होने के कारण इन लोगोंने जी तोडकर ऐसा युद्ध किया 
कि ऐन-उल-मुल्कको पचास सह व सेना प्रातःकाल हाते होते 
माग खड़ी हुई । 
___ इमाहीम तातारी ( लोग इसको भंगी कह कर पुकारते थे ) 
संडीलेसे ऐन- उल मुल्कके साथ हो लिया था । यह उसका 
नायव था । इसके अतिरिक्त कुतुब उल -मुल्कका पुत्र दाऊद, 

और सम्राट्केघोड़े हाथियोका अफसर , जो मलिक -उल तजा 
रका पुत्र था , ये दोनों सरदार भी इस विद्रोहीसे जा 
मिले थे । दाऊदको तो ऐन -उल मुल्कने अपना हालिय बना 
दिया था । 

जय ऐन-उल मुल्कने घजीरकी सेनापर नाक्रमण किया 
तो यही दाऊद सम्राटको उच्च स्वरसे गन्दी गन्दी गालि 
देने लगा । सत्रादने भी इनको सुन दाऊदका स्वर पहि 
चान लिया । 

अपनी सेनाके पराजित होने पर , बड़े बड़े सरदारोंको 


१९६ इन्नरतूताकी भारतयात्रा 
भागते देख ऐन उल-मुल्कने जब अपने नायब इब्राहीमसे पला 
यन फरनेका परामर्श क्यिा तो उसने तातारी भाषामें अपने 
साथियोंसे कहा कि भागनेका विचार करने ही में इसके 
लम्बे केश पकड़ लूँगा और मेरे केश ग्रहण करते ही तुम लोग 
इसके घोड़ेको चाबुक मारकर गिरा देना । फिर हम सब 
इसको सम्राटकी सेवामें याँध कर ले जायेंगे । बहुत सम्भव है 
कि इस सेवासे प्रसन्न हो सम्राट हमारा अपराध क्षमा करदे । 
___ ऐन-उल मुल्कने जब भागने विचार किया तो इब्राहीमने 
यह कहकर कि सम्राट् अलाउद्दीन ( एन-उल मुल्कने यह उपाधि 
सम्राट होने पर धारण कर ली थी ), कहाँ जाते हो ? उसके 
केश-पाश दृढ़तासे पकड लिये । अन्य तातारियोंने इसी समय 
उसके घोड़ेको चाबुक मार भगा दिया । ऐन -उल मुल्क धरतो . 
पर गिर पड़ा और इब्राहीमने उसको अपने वश कर लिया । 
वज़ीरके साथियोंने जय ऐन-उल मुल्यको उनसे छुड़ा कर स्वयं 
पकड़ना चाहा तो इब्राहीमने यह कहा कि लडकर मर जाउँगा 
परन्तु यह दी किसीको न दूंगा । मैं स्वयं इसको वज़ीरके 
संमुप उपस्थित काँगा । इसके पश्चात् ऐन उल मुल्क घज़ोरके 
सामने लाया गया । इस समय प्रातःकाल हो गया था , सनाद 
संमुख लाये हुए हाथी तथा ऊँटोंगा निरीक्षण कर रहा था । 
मैं भी यहीं सेवामें था । इतनेमें किसी ( ईराक निवासी ) 
ने वापर यह समाचार सुनाया कि पेन -उल-मुल्क पकहा गया 
और घजीरके संमुख उपस्थित है । इस क्थनपर विश्वास न 
फर में कुछ ही दूर गया था कि मलिक तैमूर भरपदारने 
आकर मुझसे कहा मुबारक हो । ऐन उल मुल्क बंदी पर 
बज़ीरके सामने उपस्थित कर दिया गया । यह समाचार मुन 
सन्नाद हम सयको साथ ले पेन-दल मल्ल के कम्पकी और 


प्रसिद्ध घटनाएँ 

९९७ 
चल दिया । हमारी सेनाने उसके डेरे इत्यादि लूट लिये और 
उसके बहुतसे सैनिक नदीमें घुसनेके कारण डूबकर मर गये । 
कुतुब -उल-मुल्क और मलिक -उल -तजार दोनोंके पुत्र पकड़ 
लिये गये । सम्राट्ने इस दिन नदी किनारे ही विश्राम किया । 
__ वजीर, ऐन उलमुल्कको नंगे बदन, बैलपर चढ़ा, सम्राटके 
संमुख लाया । केवल एक लंगोटी उसके शरीरपर थी और 
वही गर्दनमें डाल दी गयी थी । डेरके द्वारपर पेन- उलमुल्कको 
छोड वज़ीर स्वयं सम्राटके संमुख भीतर गया और सम्राट्ने 
उसको शर्यत दिया । अमीरोके पुत्र संमुख था ऐन उलमुल्कको 
गालियाँ देते और उसके मुखपर थूकते थे । जब सम्राट्ने 
मलिक कवीरको उसके पास भेजकर यह कुकृत्य करनेका 
कारण पूछा तो वह चुप हो रहा । फिर सम्राट्ने ऐन-उल 
मुल्कको निधनौकेसे पन्न पहिना , पैरोंमें चार चार येड़ियाँ 
डालकर , हाथ गर्दनपर बाँध बजीरके सुपुर्द कर दिया और 
इसका सुरक्षित रखनेकी याज्ञा दे दी । 

ऐन उल मुल्कके भाई नदी पार कर भाग गये । और 
अवधौ ला अपने पुत्र कलादि तथा धन सपत्तिको यथा 
शक्ति यटोर नथा घेचकर निकल गये । इन्होंने अपने भाई ऐन . 
उल-मुल्फकी स्त्रीसे भी धनसंपत्ति लेकर भागने को कहा परन्तु 
उसने यह कहा कि अपने पतिके सहित जल जानेवाली 
हिन्दू स्त्रियोंसे भी क्या मै गयो-बीती हूँ, और उनके साथ जाना 
अस्वीकार कर दिया । यह स्त्री तो यह कहती थी कि पतिकी 
मृत्यु होने पर में भी देह छोड़ देंगी और उनके जीवित रहने पर 
में भी जीवित रहेंगी । यह समाचार सुन सत्राट भी बहुत 
प्रसार दुथा और उसको भी उस सीपर दया शो गयी । 

सुहेल नामक एक पुरुषने ऐन-उल -मुल्कके भाई नसरुला 


१९८ इनबतूताको भारतयाना 
का सिर काटकर , उसकी भगिनी और पेन उल-मुल्करी स्त्री 
के सहित सम्राटके समुख उपस्थित किया । समारने स्त्रीको 
भी घजीरकेही पास भेज दिया , और उसने इसके लिए एक 
पृथक डेरा ऐन उल मुल्कके डेरेके पास लगवा दिया । ऐन 
उल -मुल्क इसके पास बैठकर फिर वदीगृहमें चला जाता था । 

विजयके दिन सम्राट्ने अस्र के समय याज़ारी पुरुषों दासों 
तथा दीनोंको ( जो इनके साथ पकड़े गये थे ) छोडनेकी 
आज्ञा दे दी । मलिक इब्राहीम भगी भी सम्राटके समुन 
उपस्थित मिया गया । सेनापति मलिक युगराने अखवन्द 
थालमसे इसका सिर काटनेकी प्रार्थना को परत ऐन उल 
मुल्कको यदी करने के कारण वजीरने इसको क्षमा कर दिया 
था । समाने भी इसी हेतु इसका श्रय क्षमा कर अपनी 
जागीरपर लौटनेकी श्राज्ञा दे दी । 

मगरिबकी नमाजके पश्चात् जर पुन सम्राट लफडीफ 
घुजमें विराजमान हुआ तो पेन-उल मुल्कके साथियोमॅसे 
बासठ बडे बडे पुरुप उसके समुख उपस्थित किये गय । 
इनका हाधियोंके समुख डालनेकी श्राशा हुई । कुछ एक 
को तो हाथियोंने अपने लोहे मढे हुए दाँतोंसे टुकडे टुकड़े 
कर डाला और शेषको उछाल उछाल पर मार डाला । इस 
समय नौरत, नगाडे और सहनाइयोके घजनेका तुमुल शब्द 
हा रहा था । ऐन उल मुल्क मी रडा खडा यह व्यापार 
देप रहा था मृत पुरुषोंके देह - जड इसकी घोर पंप 
जाते थे । साथियोंग घधफे उपरात इमका पुन पदीगृहमें 
ले गये । 

पुरुपोको संख्या तो बहुत अधिय थी , परतु ना थोडी 
ही घी , इस कारण समायो नदीके स्निारे देर तप टहरना 


प्रसिद्ध घटनाएँ 

१९९ 
पडा । सम्राटका निजी असबाब तथा राजकोष तो हाथियों की 
पीउपर लाद कर पार उतारा गया । कुछ हाथी अमीरो 
को सामान लादकर पार भेजनेके लिए दे दिये गये । मुझको 
भी एक हाथी मिला; उसीपर सामान लादकर मैंने भी नदीके 
पार भेजा । 

१२ - बहराइचकी यात्रा 
इसके पश्चात् सम्राटका विचार बहराइच की ओर जाने. 
का हुआ । यह सुन्दर नगर सरजू नदोके तरपर बसा हुआ 
है । सरजू भी एक बड़ी नदी है । इसके तर बहुधा गिरते रहते 
है । शेख सालार मसऊद को समाधिके दर्शनार्थ सम्राटको 
नदीके पार जाना पड़ा । शैख सालारने यहाँके श्रासपासका 
बहुत अधिक भूभाग विजय किया था , और उनके संबंध 
लोग बहुतसो अलौकिक बातें बताते हैं । 
___ नदी पार करते समय लोगोंकी बहुत भीड़ एकत्र हो 

( 1) महराइच - दौख सालार मसऊदकी समाधिके अतिरिक्त यहाँ 
सालार रजप ( फीरोजशाहके पिता ) की भी कृय बनी हुई है । यह नगर 
वास्तव में घग्घर नदीके सटपर पसा हुआ है । परन्तु मुसलमान इतिहास . 
कार इसको सरजूके ही नाममे पुकारते हैं । 

( २) शेख सालार मसऊद अर्थात् माजा मियाँ - कोई इनको महमूद 
गजनचीका भांजा बताता है और कोई उसका यंशज । यह महमूदके वश 
जोंके समय भारतमें आये थे और हिन्दुओं द्वारा इनका वध किया गया । 
इनको समाधि इसी नगरमें बनी हुई है और उसपर प्रत्येक ज्येष्ठ मासके 
प्रयम रविवारको यदा भारी मेला लगता है । सहस्रा हिन्दू मुसलमान 
मर-नारी इन्हीं शेख महाशयकी फरमी पूजा करते है और कार्य - पूर्ति पर 
मिठाई इत्यादि पदाते हैं । 


२०० इनबतूताको भारतयात्रा 
गयी और तीन सो पुरुषों सहित एक बडी नार भी इय 
गयी । केरल एक पुरुष जीवित रचा । यह जातिका अरस 
था और इसको सालिम कहते थे । यह अमीर गद्दाका 
साथी था । छोटो डॉगीमें होनेके कारण ईश्वरने हम सबकी 
रक्षा को । 

सालिमका विचार हमारे साथ नायमें बैठनेका था परन्तु 
हमारी नाव तनिक भागे पद धानेके कारण वह उसोडूबने . 
वालो नायमें जा बैठा । मैं तो इसको भी एक घडी अद्भुत यात 
समझना है । सर वह नदीसे बाहर पाया तो हमारे 
साथियोंने यह समझ कर कि वह हमारे साथ था , उसको 
अकेला देख कर यह अनुमान किया कि हम सब हर गये और 
रोना पीटना प्रारभ कर दिया । फिर जर हम कुछ काल 
पश्चात् जोते-जागते दृष्टिगोचर हुए तो उन्होंने ईधर अनेक 
धन्यबाद दिये । 

इसके पश्चात् हमने शैख सालारकी समाधिर दर्शन 
किये । समाधि एक युजमें बनी हुई है, परन्तु भीड अधिक 
होने कारए में भीतर न गया । इस स्थानके निकट हो एक 
यासोंका यन है । यहाँ हमने एक गैंडेश यय क्यिा । यह पशु 
था तो हाथीसे छोटा परल्लु इसका सिर हाथीरे सिरसे कहीं 
अधिर वडा था । 

पेन उल मुल्कपर विजय प्राप्त कर ढाई वर्षके उपरान्त 
सम्नाद् राजधानी में पहुंचा । ऐन -उल मुल्क और तैलगानेमें 
विद्रोह फैलाने वाले नमरत याँ दानोंका ही सवाट्ने क्षमा 
प्रदान कर अपने उपरनोंका नाजिर नियत कर दिया । दानाया 
मिलयते तथा सवारियाँ प्रदान की गर्या और इनकरेरित्य 
प्रनि पाटा और मास सशरा गादामस मिरने लगा । 


प्रसिद्ध घटनाए 

२०१ 
१३ -- सम्राटका राजधानीमें आना और 

अलीशाह वहरका विद्रोह 
अप कृतलूखाँके साधी अलीशाह ( अर्थात् यहरः ) के 
विद्रोहका समाचार सुनने में पाया । यह पुरुष अ यन्त रूपवान् , 
साहसी तथा अच्छी प्रकृतिका था । इसने विदरकोटपर अधि 
कार कर उसको अपने देशको राजधानी बना लिया । 

यह समाचार सुन सम्राट्ने अपने गुरुको उससे युद्ध कर 
नेकी आज्ञा दी । कतलखाने भी श्रादेश पाते ही बड़ी सेना ले 
विदरकोटको जा घेरा और बुर्जीपर सुरंग लगा दी । अन्तम 
अलीशाहने बहुत तंग पाकर सन्धि करनी चाही । गुरुने भी 
तदनुसार सन्धि कर इसको सन्नाटके पास भेज दिया । सम्राट 
ने अपराध तो क्षमा कर दिया , पर इसको निर्वासित कर 
ग़जनीकी ओर भेज दिया । परन्तु इसके सिरपर तो मौत खेल 
रही थी , अतएव कुछ कालतक वहाँ रहने के पश्चात् इसके 
चित्तमें पुनः स्वदेश लोटने की चाह उत्पन्न हुई । लौटने पर 
सिन्धु प्रांतमें पकड़ लिया गया और सन्नाटके संमुख उपस्थित 
किये जाने पर देशमें नाकर पुनः उत्पात फैलाने की आशंकासे 
उसके यकी आशा दे दी गयी । 

१४ - अमीर वस्तका भागना और पकड़ा जाना 

हमारे साथ जो पुरुप सम्राटकी सेवा करने विदेशोसे 
श्राये थे उनमें एक पुरुष अमीरवत अशरफ उल मुल्क नामका 
था । सम्राटने कोधित हा इन पुरुषको चालीस हज़ारोसे 
पदच्युत कर एक - हज़ारो यना , घजीरके पास भेज दिया । 
तैलंगाने में इसी समय अमीर अदुल्ला हिरातीको महामा . 
रीले मृत्यु होगयो परन्तु उसको सम्पत्ति उसके साथियोंके 


इब्नबतूताकी भारतयात्रा 
पास दिल्लीम हान् के कारण उन लोगोंने अमौर बस्नके साथ 
भागनेका पड्यन्त्र रचा , और जय बजीर, मम्राटफे दिल्ली 
शुभागमनके अवसर पर उनकी अभ्यर्थना निमित्त याहर गया 
हुया था तो ये लोग भी अमीरके साथ निकल भागे , और 
अच्छे घोडोंके कारण चालीस दिनको राह सात ही दिनमें 
पार कर सिन्धु प्रान्तम पहुँच गये । वहाँ पहुँच सिन्धु नदको 
तैर कर पार करना चाहते थे, परन्तु अमीरखडत तथा उमके 
पुत्रने भली भांति तैरना न जानने के कारण, नरकुल के टोकरी 
में - जो इसी हेतु बनाये जाते हैं - यैठ कर नदीके पार 
जानेकी ठानी । इस कार्यके लिए इन्होंने पहिलेमे ही रेशमकी 
रस्सियाँ भी तैयार कर रखी थी । 

परन्तु नदी तटपर पहुँचने पर तैरनेका साहस जाता रहा , 
अतएव इन लोगोंने दो पुरुषोंको ऊचहके हाकिम जलाल 
उद्दीनके पास भेज कर यह कहलाया कि कुछ व्यापारी नदी 
पार करना चाहते है और आपका यह जोन उपहारस्वरूप 
मेंट करते हैं । श्राप उन्हें नदी पार करनेकी आमा रुपा कर 
दे दीजिये । 

परन्तु जीनधी और देखते ही अमीर तुरंत समझ गया 
कि ऐसी जोन मला व्यापारियों के पास कहाँसे ना सकती है , 
श्रीर इस कारण उसने दोनों पुरुषोंके पकड़ने की प्रामा दी । 
इनमेंसे एक पुरुष डो माग कर अशरफउन मुल्क के पास 
लौटा तो क्या देखना है कि वह मय निरन्तर जागने के कारण 
घर पर सा गया उसन उना तुरन्त हीगा कर जा 
कुछहुआ था कह मुनाया । मुनते हो ये घोहॉपर मयार हो 
पल भरमें यहाँम चल दिये । 

उपर जलाल -उद्दीनने द्वितीय पुगरयो सूप पोरनेकी आमा 


प्रसिद्ध घटनाएँ 

२०३ 
दी । फल यह हुआ कि उसने अशरफ़ -उल -मुल्कका साग भेद 
खोल दिया । जलाल उद्दीनने ये बाते ज्ञात होते ही अपने 
नायवको अशरफ़ -उल-मुल्क और उसके साथियोकी ओर सेना 
सहित भेजा, परन्तु वे लोग तो यहाँसे प्रथम ही चल 
दिये थे । श्रतएव नायबने उनको ढूंढना प्रारम्भ किया और 
यहुत शीघ्र ही उनको जा पकड़ा । सेनाने अब बाण-चर्पा 
प्रारम्भ की । एक बाण अशरफ़ -उल-मुल्कके पुत्रकी बाँहमें 
लगा और नायबने उसको पहिचान कर पकड़ लिया । सय 
पुरुष श्रय चन्दी कर सलाल- उद्दीनके सम्मुख लाये गये । 
इनके हाथ याँध पावोंमें येड़ियाँ डलवा , धनीरसे पूछा कि 
इनका क्या किया जाय । ये उसको याज्ञा पाते ही राजधानी 
भेज दिये गये । राजधानी पहुँचने पर ये वन्दीगृहमें डाल 
दिये गये । ज़ाहिर तो बन्दीगृहमें ही मर गया । उसकी 
मृत्युके उपरांत सम्राट्ने अशरफ़ -उल-मुल्कको प्रत्येक दिन सो 
दुरै ( कोड़े ) मारनेकी आज्ञा दी । इतनो मार खाने पर भी 
जय इसके प्राण न निकले, तो साट्ने सब अपराध क्षमाकर 
इसको अमीर निज़ाम - उद्दीनके साथ चंदेरी भेज दिया । वहाँ 
इसफो ऐसी दुर्दशा हो गयी कि सघारीके लिए एक घोड़ा भी 
पास न रहा । लाचार होकर यह चैलपर ही चढ़ा फिरता था । 
वों तक यही दशा रही । फिर एक बार श्रमीर निज़ाम- उद्दीन 
ने इसको कुछ पुरुषों के साथ सम्राटकी सेवामें भेज दिया और 
उसने इसको अपना चाशनगर नियत किया । इस पदा 
धिकारीका काम था भोजन लेकर सम्राटके सम्मुख जाना और 
मांसके टुकड़े टुकड़े कर सम्राटके दस्तरखानपर रखना । 

तत्पश्चात् सम्राट्ने पुनः कृपा कर इसका पद यहाँ तक 
बढ़ा दिया कि इसके रोगी हो जाने पर सम्राट स्वयं सहानु . 


इनबतूताकी मारतयाना 
भूति प्रकट करनेके लिए इसके पास गया और इसके योझ 
के बराबर तौल कर सुवर्स इसको दिया । अपनी भगिनीका 
विराह भी इसके साथ कर इसको उमी चंदेरीम , जहाँ यह एक 
वार निजाम उद्दीनके भृत्य रूपमै येलपर चढा फिरता था , 
हाकिम चना फर भेजा । परमात्मा प्राणियोरे हृदयम महान् 
परिवर्तन करनेवाले हैं और कुछका कुछ कर देते हैं । 

१५ - शाह अफगानका विद्रोह 
शाह अफगानने मुलतान देशमें विद्रोह कर वहाँकै अमीर 
वहजादका वध कर स्वयं सत्राट् बनना चाहा । यह समाचार 
सुन सम्राट्ने इसके रथका विचार भी रिया परन्तु यह भाग 
कर दुर्गम पर्वतोंमें अपने सजातीय अन्य पदानोंसे जा मिला । 
यह देख सम्राग्ने अत्यन्त क्रोधित हो ममस्त स्वदेगस्थ पठा 
नोके पाडनेको श्राक्षा देदी ओर इसी कारणसे काजी जलाल 
उद्दीनने विद्रोह स्थिा । 

१६ - गुजरातका विद्रोह 
काजी जलात और कुछ अन्य पठान खम्यायत ( सम्यात ) 
ओर पलाजरा के निकट रहते थे । जर सम्राटने अपने साम्रा 
ज्यके समस्त पठानोंको पकडनेरी श्रासादा तो गुजगतके 
याजी जलाल तथा उनमें साथियोंको भी युति द्वारा पाने 
की भाशा मलिक मुस्लिफ नाम भेजी गयी । इसका कारण 

( 1 ) धरान - इमारा अनुमान है कि इस से भूनाका 
अभिप्राय भाधुनिक पदीदास है । परंतु कोई कोई इतिहासकार इसको 
मादीच बतात है । 

( २ ) इमका शुद माम माल था । कहा जाता है कि यह स्यमि , 
तैलगाने राजाक कई टए पापिकरी था । उस समय इसका नाम 


प्रसिद्ध घटनाए 

२०५ 
यह था कि गुजरात तथा नहरवाले में यह पुरुष वजीरकी 
श्रोरसे नायवके पद पर नियत किया गया था । 
____ परंतु वालोज़राका इलाका मुल्क- उल -हुकमाँकी जागीरमें 
था । इस व्यकिका विवाह सम्राटके पिताको विधवा रानीकी 
पुत्रीसे हुआ था जिसका पालन-पोषण सम्राद्वाराहीहुआथा । 
इसी विधवाकी अन्य सम्राट् ( अर्थात् पूर्व पति ) द्वारा उत्पन्न 
पुत्रीका विवाह सम्राटने अमीर गद्दाके साथ कर दिया था । 

उसकी जागीर मलिक मकृविलके इलाके में होने के कारण 
मलिक उल हुफमाँ इन दिनों यहींपर था । गुजरात पहुँचने 
पर मलिक मयिलने मलिक उल- हुकमाँको काज़ी जलाल और 
उसके साथियोंको पकडनेकी श्राक्षा दी । मलिक -उल हुषमाँ 
अाशानुसार उनको पकड़ने तो गया परंतु एकही देशका होनेके 
फारण इसने उनको प्रथम ही सूचना दे दी कि चदी करनेके 
लिए नाययने तुमको बुलाया है, सब सशस्त्र चलना । यह सुन 
फ़ाज़ी जलाल तीन सौ सशस्त्र पवचधारी सवारोंको लेकर 
श्राया और सपने एकही साथ भीतर घुसमा चाहा । रंग इस 
प्रकार बदला हुश्रा देखकर मुकविल समझ गया कि इनको 
यंदी करना कठिन है, थतपय उसने डरकर इनको लौटा कर 
कहा कि भयका कोई कारण नहीं है । 

परतु इन लोगोंने खम्बात नगरमें जाकर राजघिटोही हो 
इन्न उल फोली नामक धनाटा व्यापारी , साधारण प्रजा 
और गजकोष , सयको ग्ध लूटा । 
टु था । राजाके साथ दिल्ली आने पर यह मुसलमान पना दिया गया 
और स्वयं सम्राटने इसका उपयुक्त नाम कृयूल रब इसको उपपद 
देदिया , पतिक कि प्रधान मन्त्रीको न्युके उपरांत पड़ी पुरष समाजा . 
जहाही पा से विभूषित हो सम्राटा मन्त्री हुमा । 


इनपतूतापी भारतयाना 
इस इन्नउल कोलमीने एक पाठशाला इसकंदरिया ( एले 
पण्डिया ) नामक नगरमें भी स्थापित की थी जिसका वर्णन 
हम अन्यय करेंगे । 

जर मलिक मुकरिल इनका सामना करने आया तो इन्हों 
ने उससे पराजित कर भगा दिया । इसके पश्चात् मलिक 
अजीज खमार और मलिक जहॉमम्बलको भी सात सहन 
सेना सहित हराया । इनकी ऐसी कीर्ति सुन तथा अप 
राधी पुरुषोंने इनके पास ना नाकर इकट्ठा होना प्रारम कर 
दिया । काजी जलाल श्रम सम्राट् बन बैठा और उसके साथि 
यांने उसकी राजमतिकी शपथ ली । सम्राट्ने इनका सामना 
क्रनेके लिए कई सैन्यदल भेजे परन्तु सधको पराजय हुई । 
___ यह देख दोलनावादके पठान-दलने मी विद्रोह प्रारंभ 
कर दिया । यहाँग्र मलिक मल रहता था । सम्राटने अरश्रपने 
गुरु किशल साँक भ्राता निजामउद्दीनशे घेडी तथा श्रृंखलाओं 
सहित इनके पकड़नेको भेजा और शिशिर ऋतुकी खिलयत 
भी साथ कर दी । 

भारतवर्षकी ऐसी परिपाटी है कि सम्राट प्रत्येक नगर 
हाकिम तथा सेनाफे अफसरोके लिए पक सिलयन शिशिरम 

( 1 )खिन - मसालिक ल भवसा मामक प्रयके ऐबके 
अनुसार सिलभते सम्रारही कारखाने में तैयार की जाती थी । रेशमी 
वन तो कारखानामही बनता था परन्त उनी जेन , ईरान और हमद 
रिया भी प्राता था । कारखानेमें चार सौपुरुष रेगमपरकर थे मोर 

च सौ जादोजोका काम । यह सम्रार प्रत्येक वर्ष दो साख सिट 
पौरता या जिनमें एक प्लान रामकी पसारनमें दी जातीधी और एक 
खास बनी गिभिरम ! उस पदाधिकारियों मतिरिक महानों तथा 
मपत्रिकाम्बोंको भी गिनमतेंदबाठी थी । 


प्रसिद्ध घटनाएँ 

२०७ 
और दूसरी ग्रीष्मऋतुमें भेजता है।। खिलश्रत आने पर प्रत्येक 
हाकिमको ससेन्य उसकी अभ्यर्थनाके लिए नगरसे बाहर 
आना पड़ता है और खिलत लानेवालेके निकट आने 
पर लोग अपनी अपनी सवारियोंसे उतर पड़ते हैं और प्रत्येक 
पुरुष अपनी अपनी खिलअन ले कन्धेपर रख सम्राटकी ओर 
मुख कर चन्दना करता है । 
- सम्राटने निज़ामउद्दीनको पत्र द्वारा यह सूचना दे रखी 
थी कि परिपाटीके अनुसार स्योही पठान नगरसे बाहर आ 
खिलत लेने सवारियोंसे उतरे तुम उनको बन्दी बना लेना । 
खिलअत लानेवाले पुरुषोंमेसे एक सवार द्वारा पठानोंको भी 
सूचना मिल जानेके कारण निजामउद्दीनका पासा उलटा 
पड़ा । अर्थात जब नगरके पठानों सहित वहखिलअतकी अभ्य 
र्थना के लिए नगरसे बाहर नाथा तो घोड़ेमे उतरते ही निज़ा 
मउद्दीनपर पठानोंने प्रहार किया और वन्दो बना उसके बहुतले 
साथियोंका वध कर डाला । 

पठानोने अब राजकोषलट नगरपर अपना अधिकार जमा 
मलिक मलके पुत्र नामिरउद्दीन को अपना हाकिम बना लिया । 
वहुतसे उद्दण्ड तथा झगडान पुरुषों के इनमें आ मिलनेके 
कारण भीडभाई और भी अधिक होगयी । 

सम्बायत तथा अन्य स्थानोंमे पठानकी इस प्रकार 
विजयकी सूचना आने पर सम्राट्ने स्वयं खम्बायतकी पोर 
प्रस्थान करने का विचार किया , और अपने जामाता मलिक 
अनज़म वायज़ीदीको चार सहन सेना लेकर भागे लागे भेजा । 
___ काज़ी जलालकी सेनामें जलूल नामक एक पुरुष पड़ा 
साहसी तथा शरवीर था । यह व्यक्ति सन्यपर धाक्रमण कर 
बहुतसे पुरुषों का पत्र फर यह घोपित करता था कि यदि कोई 


२०८ 


इनबतूताकी भारतयात्रा 
दूरवीर हो तो मेरा सामना करने लाये, और किसीका में 
साहस इससे लड़नेरान हाता था 1 

एक बार सयोगवश यह पुरुष घोडा दौड़ाते समय घोडे 
सहित एक गडहमें जा गिरा । वहाँपर क्सिोने उसका वध 
कर डाला । कहते है कि उसको देहपर दो घाव थे । उसका 
सिर सम्रार के पास भेज दिया गया , शर यलोजराये प्राचीर 
पर लटका दिया गया और हाथ पाव अन्य प्रान्तोंमें भेज 
दिये गये । 

श्रय स्वय सम्राटफे ससेन्य श्रा जानेके कारण काजी जला 
लबद्दीनका पॉर न रिफा और वह स्त्री धुवादिको छोड 
साथियों सहित भाग खडा हुना । शाही सेना , लुट खसोट 
मचाती हुई नगरमें प्रविष्ट हुई । कुछ दिन पर्यन्त यहाँ 
रहनेके उपरान्त, अपने उपर्युत जामाता अशरफ उल मुल्क 
श्रमीर यरतको यहाँ छोड सम्राट फिर चल पडा परन्तु चराते 
चलते भी काजी जलाल-उद्दीनरु प्रति भक्किी शपथ लेनेवाले 
पुरुपोंका ढूंढ निकालने और उनको धर्माचार्योक आदेशानुसार 
सला दनेका श्रादेश कर गया । उपर्युक्त शैत अली हैदरीका 
वध भी इसी समय हुआ। 
__ काली जलालउद्दीन भाग पर दौलताग में जा नासिर 
उद्दीन पिन मलिक मलका अनुयायी हागया । 

सम्राटय यहाँ पाने पर इन लोगोंने अफगान , तुर्क , हिंदू 
और दामोशी चालीस सहन सेना एकत्र की और सनि 
कोने मी शपथ खार न भागने नथा सम्रारमा डरकर 
सामना करनेकी प्रतिक्षा कर ली । परतु मम्राट्ये छन न धारण 
करने के कारण शाही सेनाके समुख श्राने पर इन चिद्राही 
सैनिकोको यह भ्रम हो गया कि सम्राट युद्ध में उपस्थित नहीं 


प्रसिद्ध घटनाएँ 

२०९ 
है । फिर युद्ध के विकट रूप धारण कर लेने पर सम्राट्ने ,ज्योही 
सिरपर छत्र लगाया त्योंही विद्रोही दलके पाँव उखड़ गये । 
नासिरउद्दीन तथा काज़ी जलाल दोनों ( विजय लक्ष्मीको 
इस प्रकार जाते देख ) अपने चार सौ साथियों सहित 
देवगिरिक दुर्गमें , जिसकी गणना संसारके अत्यन्त दृढ़ दुर्गेमें 
की जाती है , चले गये और सम्राट् दौलताबादमें आ गया । 
( दुर्गको देवगिरि तथा नगरको दौलताबाद कहते हैं । ) . . 
। श्रय सम्राट्ने उनसे दुर्गके बाहर आनेको कहा परंतु 
दुर्गके बाहर श्रानेसे प्रथम उन्होंने प्राणभिक्षा चाही । सम्राटने 
प्राणभिक्षा देना तो अस्वीकार किया परंतु कृपा प्रदर्शित कर 
नेके लिए उनके पास कुछ भोजन अवश्य भेजा और स्वयं 
नगरमें ठहर गया । यहाँ तकका वृत्त मेरे सामनेका है 

१५ - मुकविल और इन्न उल कोलमीका युद्ध 

यह युद्ध फाज़ी जलालके विद्रोहसे प्रथम हुआ था । यात 
यह थी कि ताज-उद्दीन इब्न उल कोलमी नामक एक बड़ा 
व्यापारी सम्राटके लिए तुर्किस्तानसे दास, ऊँट, अस्त्र तथा 
वस्त्रादिकी बहमल्य भेट लाया । जनतोके कथनानुसार यह 
भेट एक लाख दीनारसे अधिकको न थी परन्तु सम्राटने प्रसन्न 
हो इसको घारह लाख दोनार प्रदान कर खम्बायतका हाकिम 
घनाकर भेज दिया । यह देश नायव वजीर मलिक मुकबिल के 
अधीन था । 

व्यापारीने वहाँ पहुँचते ही मयर ( कर्नाटक ) तथा 
सीलोनमें पोत भेजना प्रारंभ कर दिया और उन देशोसे 
अत्यंत अद्भुत पदार्थ थानेके कारण यह थोड़े ही कालमें 
धनाट्य धन बैठा । सारो कर समयपर राजधानीमें न 


२१० इन्ननतूताकी भारतयाना 
पहुँचने पर जय मलिक मुकयिलने इससे तकाज़ा किया तो 
इसने सम्राटको पाके गर्नपर यह उत्तर दिया कि मैं बजीर 
या नायय बजीर के अधीन नहीं है । में स्वयं अथवा नौकरोंके 
द्वारा कर सीधे राजधानी भेज दूंगा । 

नाययके पत्र द्वारा सूचना मिलने पर घजोरने उसीको 
पीठपर नायवको यह लिप मेजा कि यदि तू ( अर्थात् नायर ) 
प्रवन्ध करने में असमर्थ है तो लौटना । यह सफेत मिलते ही 
नायब सैन्य तथा दास श्रादिसे सुसजित हो व्यापारीका 
सामना करने पा गया । युद्ध में व्यापारी पराजित हुश्रा और 
उसकी सेनाके बहुतसे अमौर मारे गये । अन्तमें सम्राझी 
सेवामें कर और उपहार भेज देने पर व्यापारीको प्राणभिक्षा 
दे दी गयी । 

परन्तु उपहार तथा कर भेजते समय मलिक मुकविलने 
सम्राटको पत्र द्वारा व्यापारीकी शिकायत लिख भेजी और 
व्यापारीने नायवकी । दोनों की शिकायतें आने पर सम्राट्ने 
मलिक उल हुकमाँको झगडा निपटाने का भेजा हो था कि 
काजी जलालका विद्रोह प्रारभ हो गया और निद्रोहियों द्वारा 
व्यापारीकी धन सम्पत्ति लुट जाने पर वह अपने इलाफेमें 
होकर सम्राटके पास भाग गया । 

१८ - भारतमें दर्भिक्ष 
सम्राटके मनर ( कर्नाटक ) की राजधानीकी ओर 
जानेके पश्चात् भारतमें ऐसा घोर दुर्मिक्ष पडा कि एक 
मन अनाज दिरहमका मिलने लगा । जा मार इससे भी 
अधिक महंगा हो गया तो लोगोको विपत्तिका ठिकाना 
न रहा । 


प्रसिद्ध घटनाएँ 

२११ 
एक बार वज़ीरसे भेंट करने जाते समय मैंने तीन खियोंको 
महीनोंके मरे हुए घोड़ेकी खाल काट मांस खाते देखा । इन 
दिनों लोगोंकी यह दशा थी कि खालोकोपका पकाकर वाज़ारमें 
बेचते थे और गायोंके वधके समय चूती हुई रुधिरस्धारा 
तकको पी जाते थे । ( मुसलमान धर्ममें रुधिर पीना हराम है । ) 
__ कुछ खुरासानी विद्यार्थी तो मुझसे यह कहते थे कि हमने 
हाँसी और सिरसेके बीच श्रगरोहा " नामक नगरमें यह 
दृश्य देखा कि समस्त नगर तो वीरान पड़ा हुआ था परंतु 
एक घरमें , जहाँ हम रात्रि वितानेको घुस गये थे, एक पुरुष 
अन्य मृत पुरुषकी टाँग अग्निमें भून भूनकर खा रहा है । 

जनताका असीम कष्ट देख सम्राट्ने समस्त दिल्ली नि 
वासियोको छः छः महीनेके निर्वाहके लिए पर्याप्त अन्न देने . 
की आज्ञा दी । सम्राट्फे इस आदेशानुसार मुंशियोको लिये 
हुए काजी महाले- महाहो और चेन्चे फिरफिर कर लोगोंके 
नाम लिख डेढ़ रतल प्रतिदिनके हिसायसे छः छः महीनेके 
लिए पर्याप्त अन्न प्रत्येकको देते जाते थे । 
___ इसी समय में भी सम्राट कुतुर- उद्दीनके मकबरेके धर्मार्थ 
भोजनालय ( लंगर ) में भोजन बाँटा करता था । लोग भी 

( 1 ) रोहा - हिसार और फतेहाबादकी सड़कपर हिसारसे १३ 
मीठकी दूरीपर स्थित है । किसी समय तो यह खासा नगर था परन्तु 
इस समय एक गाँव मात्र है । अप्रवाल वैश्य अपनी उत्पत्ति इसी 
स्थानसे यताते हैं । कहावत है कि किसी अन्य नगरसे भप्रपालके यहाँ 
भाने पर नगाका प्रत्येक अप्रवाल उसको एक एक इंट और एक एक पैसा 
दे गृह-निर्माण तथा सक्षपति होनेके लिए प्रचुर सामग्री दे देता 
था । यहाँके रघहरोंपर पटियाला राज्य के किसी भधिकारी द्वारा निर्मित 
प्राचीन दुर्ग वंसावशेष भव भी घर्षमान हैं । 


२१२ इनबतूतांकी भारतयाना 
फिर धीरे धीरे सँभलने लगे । प्रोर ईश्वरने मुझे इस परिश्रम 
और प्रेमका बदला दिया । 


सातवॉ अध्याय 

निज वृत्तान्त 
१ - राजभवनमें हमारा मवेश 
यहाँ तक मैंने सम्राटफे समय तकको घटनाशोंका वर्णन 

किया है । इसके पश्चात् मै अब अपना निजी वृत्तान्त , 
अर्थात् मैंने किस प्रकार सम्राटकी सेवा प्रारम की , किस 
प्रकार उसको छोड सम्राटकी ओरसे चीन देशकी याना की , 

और फिर वदासे क्सि प्रसर अपने दशको लौटा - य समी 
घटनापं विस्तारपूर्वक वर्णन फाँगा । 

सम्राटकी राजधानी दिल्ली पहुँचने पर हम सब राजभरन 
की ओर चले और महलके प्रथम गौर द्वितीय द्वारोंको पार 
कर तृतीय द्वारपर पहुँचे । यहाँ नकोत्र ( घोपक ), जिनका 
घर्णन मैं पहले हो कर थाया हूँ, यैठे हुए थे । हमारे यहाँ 
आते ही एक नकीय उठा ओर हमको एक विस्तृत चौकमें 
ले गया जहाँ पर रवाजा जहाँ नामक वजीर हमारा 
प्रतीक्षा कर रहे थे । 
____ वजीर महाशयके निकट जाने पश्चात् तृतीय द्वारमें प्रश 
करने पर हमका हजारसतून ( सहस्तम ) नामक वडा 
दीवानखाना दिखाई दिया । इसी स्थानपर बैठकर सम्राद 
साधारण दरवार क्यिा करता है । 


निज वृत्तान्त 

२१३ 
हम लोगोंने यहाँ इस क्रमसे प्रवेश किया -- सबसे आगे 
तो खुदावन्दज़ादह जियाउद्दीन थे, तत्पश्चात् उनके माता 
कवाम -उद्दीन और उनके पश्चात् सहोदर इमाद-उद्दीन, फिर मैं 

और मेरे याद खुदावन्दज़ादह के भ्राता बुरहान- उद्दीन , तत् 
पश्चात् अमीर मुबारक समरकन्दी और फिर अरनी बुगा 
तुर्की, उनसे पीछे खुदावन्दलादहका भांजा और फिर बदर 
उद्दीन कफ्फाल थे । 
__ सबसे प्रथम वज़ीर महोदयने इतना झुककर वंदना की 
कि उनका मस्तक धरतीके निकट श्रागया । तत्पश्चात् हम 
लोगोंने धंदना की , यद्यपि हम केवल रुकूअ ( अर्थात् घुटनों 
पर हाथ रखकर नमाज़ पढ़ने के समय जिस प्रकार मुकते हैं 
उसी नरह ) मुके थे तथापि हमारी उँगलियाँ तक पृथ्वीके 
निकट पहुँच गयी । प्रत्येक आगन्तुकको इसी प्रकारसे सम्राट 
के सिंहासनको चंदना करनी पड़ती है । हमारे सबके इस 
प्रकार बंदना कर चुकने पर चोबदारने उच्च स्वरसे " विस्मि 
ल्लाह " उच्चारण किया और हम वाहर श्रागये । 

२ - राजमाताके भवनमें प्रवेश 
सम्राट्की माताको "मखो जहाँ " कह कर पुकारते हैं । 
यह यहुत वृद्धा हैं और सदा दान-पुण्य करती रहती हैं । 
इन्होंने बहुतसे ऐसे मठ ( खानकाह ) निर्मित करवाये हैं , 
जहाँ यात्रियोंको धर्मार्थ भोजन मिलता है । राजमाताके नेत्र 
ज्योति - विहीन हैं । कहा जाता है कि इनके पुत्रको राज्य . 
सिंहासन मिलने पर जय अमीर तथा उच्च पदाधिकारियोकी 
स्त्रियाँ इनकी घंदना करने प्रार्थी तो अपने स्वर्ण-सिंहासन 
तया यागन्तुक स्त्रियों के रंग चिरंगे रतजटित घस्त्रोकी 


२१४ 

इटनरतूताकी भारवयाना 
आमासे इनके नेत्रोको ज्योति जाती रही । भाँति भौतिकी 
ओषधि और उपचार करने पर भी यह ज्योति पुनः न भायी । 

सम्राट् इनको घडे श्रादर तथा पूज्य टिसे देपता 
है । कहा जाता है कि एक बार यह सम्राट के साथ कहीं 
थाहर यात्राको गयी थी परंतु सम्राट् कुछ दिन पहिले ही 
लौट आया । तदुपरान्त जब यह राजधानीमें पधारी तो 
सम्राट् स्वयं इनकी अभ्यर्थनाको गया और इनके आने पर 
घोडेसे उतर पड़ा । इनके शिविक्रारूद्ध होने पर सय 
लोगोंके सामने उसने इनका पद- चुम्बन क्यिा । 

हाँ , तो मैं पर अपने कथनपर प्राता हूँ । राजमयनसे 
लौटने पर यजीर महाशय के साथ हम सब अन्त पुरके द्वारकी 
ओर गये । मखदूमे-जहाँ इसी गृहमें रहती । द्वारपर 
पहुँचते ही हम सब अपने घोडोसे उतर पडे । इस समय 
हमारे साथ घुरहान उद्दीनके पुत्र काजी उलकुजात जमाल 
उद्दीन भी थे । द्वारपर हम सबने भी काजी तथा वजीर महो 
दयकी भाँति घंदना की । 

हमसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार राज 
माताके लिए कुछ न कुछ भेंट लाया था । द्वारस्थ मुशीने 
हमारी इन भेटाको लिख लिया । इसके पश्चात् कुछ बालक 
वाहर आये और इनमें से सबसे बडा लडका कुछ कालतक 
वजीर महोदयसे धीरे धीरे कुछ यात वर पुन प्रासादका 
ओर चला गया । इसके बाद घजीरके पास दो दास और 
श्राये और पुनः महलोंमें चले गये । अबतक हम खडे थे । 
अब हमको एक दालानमें बैठनेकी श्राशा हुई । इसके पश्चात् 

वहाँ सुवर्णके सोदे , रकावी, प्याले, 
यड़े बडे पतीलोकी भाँति यने हुए स्वर्णके मटके तथा 


निज वृत्तान्त 

२१५ 
घड़ोंचियां लाकर रखी गयीं और दस्तरख्वान विछा दिये 
गये । प्रत्येक दस्तरख्यानपर दो पंक्तियाँ थीं । प्रत्येक पंक्तिमें 
सर्वश्रेष्ठ अतिथिको प्रथम श्रासन दिया जाता है । 

दस्तरख्वानको ओर अग्रसर होनेके बाद हाजियों तथा 
नकीवोंके चंदना करने पर हम लोगोंने भी वदना की । 
सर्वप्रथम शरयत श्राया , शरबत पोनेके पश्चात् हाजियोंके 
विस्मिल्लाह उच्चारण करने पर हमने भोजन प्रारम्भ किया । 
भोजनके पश्चात् नयीज़ ( अर्थात् मादक शर्यत ) श्राया और 
तदुपरान्त पान दिये गये और हाजियोंके पुन: बिस्मिल्लाह 
उच्चारण करते हो हम सबने पुनः चंदना की । 

अब हमको अन्यत्र ले जाकर जरे-वक्त ( अर्थात् सुनहरी 
कामकी मखमल ) को खिलअते प्रदान की गयीं । हमने पुनः 
महनके द्वारपरा चन्दना की , तथा हाजियोंने बिस्मिल्लाह 
उच्चारण किया । वजीर महाशयके यहाँ रुकनेके कारण हम भी 
रुक गये और इस प्रकारसे थोड़ा ही समय बीता होगा कि 
महलके भीतरसे पुनः रेशम -कताँ तथा रईके बिना सिले 
हुए थान थाये । इनमेसे हममेंसे प्रत्येकको कुछ कुछ भाग 
दिया गया । 

तदुपरान्त स्वर्ण-निर्मित तीन थालियाँ श्रायौं । एकमें 
शुक मेवा था , दूसरीमें गुलाव और तीसरीमें पान । जिसके 
लिए ये चीजें पाती है, वह इस देशकी प्रथा के अनुसार एक 
हाथमें थाली ले दूसरे हाथसे पृथ्वीका स्पर्श करता है । घज़ोर 
महोदयने प्रथम धाली अपने हाथमें लेकर मुभको किस 
प्रकारका श्राचरण करना चाहिये यह भलीभाँति समझाया 
और वैसा करनेके उपरान्त हम सच उस गृहकी ओर चलदिये 
जो हमारे ठहरनके लिए नियत किया गया था । 


२१६ 


इब्ननतूताको भारनयाना 
यह गृह नगरम पालम दरवाजे के पास था ! यहाँ पहुँचने 
पर मैंने फर्श, वोरिया , वर्तन , खाट, पिछोना इत्यादि सभी 
श्रावश्यक चीजें प्रस्तुत पायीं । इस देशकी चारपाइयाँ 
बहुत ही हलकी होती है । प्रत्येक पुरुप इनको बडी सुगमता 
से उठा सकता है । यात्रामें भी प्रत्येक पुरुप चारपाई सदा 
अपने माथ रखता है । यह काम दासके सुपुर्द रहता है । 
वही इसको स्थान स्थानपर ले जाता है । 

खाटोंके चारों पाये गाजरके श्रागारके (अर्थात् मूला 
कृति) होते हैं और इनमें चार लकड़ियाँ लम्बाई तथा चौडाईमें 
ठुको रहती हैं । रेशम या रुईकी रस्सियोंसे ये चुनी जाती 
है । ठडी होने के कारण शयनके समय इन्हें गीली करनेकी 
आवश्यकता नहीं होती । 
. हमारी चारपाईपर रेशमके बने हुए दो गद्दे, दो तकिये 
श्रोर एक लिहाफ था । इस देशी गद्दों, तकियों तथालिहाफों 
पर फतॉ या राईके बने हुए श्वत गिलाफ चढानेकी प्रथा है । 
गिलाफ मैला हो जाने पर धो दिया जाता है और गद्दे श्रादिक 
भीतरसे सुरक्षित रहते हैं । 
___ हमारे यहाँ आते ही प्रथम रात्रिमें सरास ( अर्थात् थाटे 
चाला ) और कस्साय ( मांस बेचने वाला फसाई ) हमारे 

प्रतिदिन इन दोनों पुरुषोंसे नियत 
परिमाणमें बाटा तथा मांस लेनेका श्रादेश होगया । इन होला 
पदाधाके यथावत् परिमाणु तो मुझे इस समय याद नही रह 
परन्तु इतना अवश्य कह सकता है कि इस देशम ये दाना 
पदार्थ समान मात्रामें दिये जाते हैं । 

उपर्युत प्रातिथ्यमा प्रयन्ध राज-मातापी प्रोरसे था । 
श्रातिथ्य सम्राट्या पर्णन अन्यत्र दिया जायगा । 


निज वृत्तान्त 


२१७ 


३ - - राज-भवनमें प्रवेश 
इसके पश्चात् राजभवन में जाकर हमने वज़ीरको प्रणाम 
किया और उन्होंने मुझको दो थैलियोंमें दो सहन दीनार 
सर शुस्ती ( अर्थात् सिर धोनेका उपहार ) के लिए देनेके 
अनन्तर एक रेशमी खिलत भी प्रदान की । मेरा इस प्रकार 
सम्मान कर वज़ीर महोदयने मेरे अनुयायियों तथा दास 
और भृत्योंके नामं लिप इनको चार श्रेणियों में विभक्त किया । 
प्रथम श्रेणीवालोको दो - दो सौ दीनार, द्वितीय श्रेणीवालों 
को डेढ़ - डेढ़ सौ , तृतीय श्रेणीवालोको सौ - सौ और चतुर्थं 
श्रेणीवालोको पचहत्तर पचहत्तर दिये । मेरे साथ सव मिला . 
कर कोई चालीस आदमी थे और इन सयको कोई चार 
सहस्त्र दीनार मिले होंगे । 
. इसके पश्चात् सम्राटकी ओरसे भोज देनेका प्रादेश 
होने पर एक हज़ार रतल पाटा और इतना ही मांस भेजा 
गया । पाटेका एक तृतीयांश तो मैदा था और शेष चिना छना 
हुधा पाटा । इसके अतिरिक्त शकर, घी तथा फोफिल 
( सुपारी ) भी कई रतलायी पर इनका ठीक ठीक परिमाण 
मुझ स्मरण नहीं रहा । हाँ तांबूल संख्यामें एक सहस्र 
अवश्य थे । 

( १ ) भारतीय रतल से यतूनाका भाशय तत्कालीन प्रचलित 
मन से है । यह आजकलके 1१३ सेरके बराबर होता था । परन्तु 
फरिस्ताके कथनानुसार यह प्राचीन मन भाधुनिक १२ सेरके परापर था । 
यही देखक भलाउद्दीन खिलजीके समय एक मन चालीस सेरका और 
प्रत्येक सेर २४ सोलेका बनाता है । परन्तु प्रश्न यह है कि तोलेकी 
क्या सौल थी ! वह माधुनिक तोलेके हो परापर था या इससे कुछ 
न्यूनाधिक ! 


२१८ इब्नबतूताकी भारतयात्रा 

भारतीय रतल यीस पधिमीय तथा पच्चीस मिश्र देशीय 
रतलके वरायर होता है । 

खुदारन्दनादहके भोजनके लिए चार सहस्र रतल श्राटा, 
इतना ही मांस तथा अन्य श्रावश्यक पदार्थ भेजे गये । 

४ - मेरी पुत्रीका देहावसान और अंतिम संस्कार 

यहाँ पानेके डेढ़ महीने के पधात् मेरा पुत्रीका प्राणान्त हो 
गया । इसकी अवस्था एक वर्षसे भी कम थी । सूचना पाते 
ही घजीरने पालम दरवाजेके थाहर इब्राहीम कूनवीके मठके 
निकट अपने यनवाये हुए मठमें इसको गाडनेकी श्राज्ञा दी । 
उसने इस घटनाकी सूचना सम्राटको भो भेजी और इस 
पडायके दूरीपर हाते हुए भी उसका उत्तर दूसरे ही दिन 
सध्या समय आ गया । 

इस देशमें तीसरे दिन प्रात फाल हाते ही मृतककी 
कत्रपर जानेको परिपाटी चली पाती है । कर पर फुल रप 
चारों ओर रेशमी घन तथा गद्दे विदा दिये जाते हैं । फूल 
प्रत्येक तुमें मिलते हैं । साधारणतया चम्पा, यासमन 
( माधवी ), शम्मी ( पीला फुल विशेष ), रायवेल ( धेत 
पुप्प विशेप ) श्रोर चमेलीके ( श्वेत तथा पीत दानों प्रकारक ) 
पुप्प ही कॉपर घरे जात हैं । इसके अतिरिन , कोपर 
नीतू तथा नारगियोंकी फ्लयुक्त डालियाँ भी धर दी जाती 
है । फल न होने पर शाखायोंमें विविध प्रकारके मेरे हारेसे 
याँध दिये जाते हैं । प्रत्येक पुरुप अपनी अपनी पुरा लापर 
यहाँ पाठ करता है । इसके याद उपम्पित व्यक्तियोंको गुलाय 
पिनात है और उनपर गुलाम ही छिडकते है । फिर पान कर 
सयको विदा कर देते है । 


निज वृत्तान्त 

२१९ 
तीसरे दिन प्रातः काल होते ही मैं भी परिपाटीके अनु 
सार समस्त पदार्थ यथाशक्ति एकत्र कर थाहर निकला ही 
था कि मुझे यह सूचना मिली कि वज़ीरने फत्रपर स्वयं सय 
पदार्थ एकत्र कर डेरा लगवा दिया है । वहाँ जाफर जो देपा 
तो सिन्धु प्रान्तमें हमारी अभ्यर्थना करनेवाले हाजिव शम्स 
उद्दीन फोशिन्जी और काज़ी निजाम -उद्दीन करवानी तथा 
नगरके समस्त गण्यमान्य पुरुप वहाँ उपस्थित थे । यह 
भद्र पुरुष मेरे पानेसे प्रथम ही यहाँ पहुँच कर कुरानका पाठ 
कर रहे थे और हाजिब इनके संमुख पड़ा था । मैं भी अपने 
साथियों सहित क़व्रपर जा बैठा । पाटफे अनंतर कारियोंने 
( अर्थात् कुरानका शुद्ध स्वरसे पाठ करनेवालोंने ) पड़े सुन्दर 
शन्दोंमें कलाम अल्लाह ( कुरान ) का पाठ किया । तत्पश्चात् 
काज़ीने खड़ा हो एक मरसिया ( अर्थात् शोकमयी कविता जो 
मृत्युफे अवसर पर पढ़ी जाती है ) पढा और सम्राटकी वंदना 
फी । सम्राटका नाम आते ही समस्त उपस्थित जनता खडी 
हो उसी प्रफारसे वंदना कर फिर बैठ गयी । अंतमें काज़ीने 
दुधा माँगी ( अर्थात प्रार्थना की ) और हाजिय तथा उसके 
साथियोंने गुलावके शीशे ले लोगोंपर छिड़का और मिसरीका 
शरबत पिला तांबूल चॉटे । 

अब मुझको तथा मेरे साथियोंको ग्यारह खिलबतें 
सम्राटकी ओरसे प्रदान की गयीं और हाजिय घोडेपर सवार 
हो राजभवनको ओर चल दिया । हम भी उसके साथ साथ 
यहाँ गये और राजसिंहासनके निकट आ परिपाटीके अनुसार 
चंदना की । 

इसके पश्चात् जब मैं निवासस्थानपर आया तो मालूम 
हुआ कि दिन भरफा सारा भोजन राज-माताके भवनसे पाया 


इच्नबतूताको भारतयाना 
हुना धरा है । यह भोजन सपने किया । दोन दुखियोंको भी 
सृव वाँग गया और फिर भी बहुतसी रोदियाँ, हलुमा, चीनी, 
मिसरी इत्यादि चीजें बच रहीं और कई दिनों तक पड़ी रहीं । 
यह सब मम्राटको अाशासे किया गया था । 

कुछ दिन पश्चात् मन्बदमे - जहाँ अर्थात् रानमाता घरसे 
डोला पाया । इस देशको स्त्रियाँ ओर कभी कभी पुरुप भी इस 
सवारीमें बैठते हैं । यह श्राकारमें रेशम अथवा रुई ( सूत ) 
की हारी द्वारा चुनी हुई चारपाईके सदृश होता है । इसके 
ऊपर पर लकडी होती है जो ठोस वाँसी टेढा कर यनायी 
जाती है । चारपाई इस लकडीमें लटकती रहती है । और इस 
चाँसको चार चार पुरुष प्रमसे इस प्रकार उठाते हैं कि जब 
प्राधे पुरुष भार वहन करते हैं तो उस समय शेष साधे खाली 
रहते है । जो कार्यमिश्र देशमें गदहोसे लिया जाता है वही 
भारतम डोलियो द्वारा सपादित हाता है । यहुतसे पुरुषाका 
निर्वाह इसी व्यवसायपर निर्भर है । वैसे ता डालियाँ दासों 
द्वारा वहन की जाती है परन्तु दास न हाने पर शिरायेपर 
यहुतसे पुरुप नगरमें राजभवन तथा अमीरोंके द्वारके पास 

और बाजार इत्यादिमें मिल जाते हैं । इन लागोंको जीविका 
इसी कार्य द्वारा चलती है । काई भी व्यक्ति इनका किरायपर 
डालियाँ उठवानेक लिए ले जा सकता है । जिन डालियोम 
त्रियाँ बैठती है उनपर रेशमी पर्दे पड़े रहते है । 

राजमाताके डालेपर भी रेशमी पर्दा पहा हुअा था । अपनी 
मृतक पुनीकी माताको इसमें विठा और उपहारम्वरूप एक 
तु दासी साथ कर मैने डाला पुन रानमधनकी पार भन 
दिया । रात्रिभर अपने पास रख राजमाताने मेरी दासी खीको 
खगले दिन एक सहस्र मुद्रा, स्वर्णफ जहाऊबड़े,स्वहार, 


निज वृत्तान्त 

२२१ 
ज़रदौली कताँका कुता और सुनहरी कामदार रेशमको सिल 
श्रत तथा अन्य कई प्रकारके सूती वस्रोफेथान देकरयिदा किया । 
सनाटके दूत मेरे रत्ती रती वृत्तान्तकी सूचना सम्राटको देते 
रहते थे । इस कारण, अपनी प्रतिष्ठा अनुपण यनाये रखने के 
लिए, मैंने ये वस्तुएँ अपने मित्रों तथा ऋणदाताओं को दे डाली । 

सम्राट्ने अब मुझको पाँच सहन दीनारको वार्षिक 
प्रायके कुछ गाँव जागीरमें दिये जाने का आदेश दिया । 
सम्राट्की याज्ञानुसार वज़ीर और उच्च न्यायाधिकारियोंने मेरे 
लिए वापली, घसी, और पालडा नामक गाँधका अर्ध भाग 
इस कार्यके लिए नियत किया । ये सभी ग्राम दिसीसे सोलह 
कोसको दूरीपर हिन्द-पतको सदी में स्थित थे । सौ 
ग्रामों के समूह को इस देश में सदी कहते हैं । प्रत्येक सदीपर 
एक " चोतरी " ( चौधरी ) होता है । कोई बड़ा हिन्दू इस 
पदपर नियत किया जाता है । इसके अतिरिक्त कर संग्रहके 
लिए " मुतसरिफ " भो नियत किया जाता है । 

इसी समय बहुतसी हिन्दू स्त्रियाँ भी लूटमें आयी थीं । 
बज़ीरने इनमेंसे दस दासियाँ मेरे पास भेज दी । मैंने 
इनमेंसे एक दासी लानेवाले पुरुषको देना चाहा परन्तु उसने 

( 1) हिदपत - सम्भव है, माधुनिक सोनपत या सम्पतको हो 
बताने हिंदपत लिख दिया हो । वाधली नामक उन गाँव भी सोन 
पत-दिहीको सहकपर दिल्हीसे ५ - ६ मोळकी दूरी पर है । बारला नामक 
गाँव भी इसीके पास है । बनाने इसको बालडा लिखा है । 

( २ ) दासी - - उस समय साधारण दासीका मूल्य भाठ टंक 
से अधिक न था और पती पनाने योग्य दासी १५ टकको मिलती थी । 
मसालिकउल अनसारके लेखका, जो तूनाका समसामयिक था , 
कथन है कि इन दासियों में से किसी एक सुंदर दासीके साथ विगह कर . 


२०० 

इनरतूताको भारतयात्रा 
लेना स्वीकार न किया ! तीन छोटी छोटी दासियाँ तो मेरे 
साथियोंने ले ली और शेषका हाल मुझे मालूम नहीं । 

गन्दी तथा सभ्यतासे अनभिज्ञ होनेके कारण इस देशम 
लूटकी दासियाँ सूब सस्ती मिलती है । जर शिक्षित दासियाँ 
हो सस्ती मिल जाती है तो फिर कोई व्यक्ति ऐसी दासियों 
को क्यों मोल ले । 
___ सारे देशमें हिन्दू और मुसलमान मिले हुए रहने पर भी 
मुसलमान हिन्दुओंपर गालिय है । बहुतसे हिन्दुओंने दुर्गम 
पर्वतों तथा अगम्य वनोंका आश्रय ले रखा है । बॉस इस 
देशमें खूब लम्या होता है और इसकी शाखा प्रशाखाएँ भी 
इतनी हाती हैं कि अग्नि का भी इनपर कुछ प्रभाव नहीं हाता । 
ऐसे ही बॉसके गम्भीर यनों में जाकर हिन्दुओंने श्राश्रय लिया 
है । याँसकी वाढ दुर्ग प्राचीरोका मा काम देती है । इसके 
भीतर इनके ढोर रहते है और सती श्रादिका भी काम होता 
है । वर्षा ऋतुका जल भी पर्याप्त राशिम सदा प्रस्तुत रहता 
है । उपयुक्त अस्त्रों द्वारा इन बॉसोको बिना काटे कोई ठगत्ति 
इनपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता । 

५ -- सम्राटके आगमनसे प्रथमकी ईदका वर्णन 
जर ईद उल फितर ( अर्यात् रमजाना पश्चात्यी ईद ) 
तक भी सम्राट राजधानीमें लौट कर न आया तो इदक दिन 
पतीय प्रस्न पहिन , हाथीपर सवार हो , नगरमें निकला । 
हाथोकी पीठपर चोकीके समान काईचाज रस चारो थाना 
पर चार माह लगाय गये थे । 
नेकी प्रथा भी उस समय थोपनाने भी ऐमी वासियोंम भनेक पियार 
समय समयपर किये थे । 


निज वृत्तान्त 

२२३ 
पतीयफे आगे श्रागे हाथियोंपर सवार मोअजिन तक 
धीर पढ़ते जाते थे । इनके अतिरिक्त नगरफे फाज़ी और मलयी 
भोजनसके साथ सवारियोपरच ईदगाहकी राहमें सदका 
( दान ) याँटते चले जाते थे । 

ईदगाहपर के कपड़ेके सायवान ( शामियाना ) के 
नीचे फर्श लगा हुआ था । सय लोगोंके एकत्र हो जाने पर 
रातोपने नमाज़ पढ़ाकर खुतवा पढ़ा ( अर्थात् धर्मोपदेश 
दिया ) । तदुपरान्त और लोग तो अपने अपने घरोकी और 
चले गये परन्त हम राज-प्रासादमें गये । यहाँ सब परदेशियों 
तथा अमीरोको सम्राटकी ओरसे भोज देनेके उपरान्त कहीं 
हमको अपने घर आनका अवकाश मिला । 

६ - - सम्राट्का स्वागत 
शब्बाल नामक मासकी चतुर्थ तिथिको सम्राट्ने राज 
घानीसे सात मीलकी दूरोपर तलपत नामक भवन में विश्राम 
किया । समाचार पाते ही घज़ीरकी आशानुसार हम लोग 
सम्राटको अभ्यर्थनाके लिए चल पडे । सम्राटकी भेंटके लिए , 
ऊँट , घोड़े, सुरासान देशफे मेये , तलवार,मिसरी और तुर्की 
दुभ्ये प्रत्येकके पास प्रस्तुत थे । 
. राजप्रासादके द्वारपर आगन्तुक सर्वप्रथम एकत्र हुए 
और तत्पश्चात क्रमानुसार भीतर प्रवेश करने पर प्रत्येकको 
कताँकी कामदार खिलत मिली । 

श्रय मेरे प्रवेश करनेकी धारी आयी । मैंने सम्राट्को 
कुसीपर बैठे हुए पाया । देखने पर पहले तो मुझे यह हाजिय 
सा प्रतीत हुया, परंतु उसके निकट ही अपने परिचित मलिक 
उल नुदमा नासिर- उद्दीन काफ़ी हरवीका खड़ा देख संदेह 


इन्नरतूताकी भारतयात्रा 
दूर होगया और में तुरंत समझ गया कि भारत- सम्राट यह 
है । हाजिरके वंदना करने पर मैंने भी ठोक उसी प्रकार सम्राट 
की बंदना की और सम्राट्के चवाफे पुत्र फीरोज्ने, जो अमीर 
( अर्थात् प्रधान ) हाजिर था , मेरी अम्पर्थना की । इसपर में . 
सम्राटको पुनः वंदना की । तदुपरान्त मलिक उल - नुदमा 
विस्मिल्लाह मोलाना बदर उद्दीन उच्चारण करने पर मैं 
सनाटके निकट चला गया । ( भारतमेंममको लोग पदर 
उद्दीन कहा करते थे । इस देशमें प्रत्येक अरब देशीय पडितशे 
मौलाना कहनेको प्रथा है । इसी कारण नासिर उद्दीनने 
मुझे मौलाना यारउद्दीन कहकर पुकारा । ) सम्राटने मुझसे 
हाथ मिलाया और तदुपरांत मेरा हाथ अपने हाथ में ले अत्य 
न्त कोमल स्वरसे फारसी भाषामें मुझसे कहा कि तुम्हारा 
पाना शुभ हो , चित प्रसन्न रखा, तुमपर मेरी मदा कृपा यनी 
रहेगी । दान मी मैं तुमसा इतना अधिक दूंगा कि उसावर्णन 
मात्र मुनकर तुम्हारे देशमाई तुम्हारे पास या एकत्र हो 
जायेंगे । इसके उपरांत देशके समय प्रश्न करने पर मने जब 
अपना देश पश्चिममें बताया ना उन्होंने मुझसे पूरा कि फ्या 
तुम अमीर उल मोमनीन देशमें रहते हा ? मैंने इमर उत्तरम 
हाँ कहा । सन्नाटके प्रत्येक बास्यपरम उमश हस्सन्युम्यन 
परता था ! सर मिलाकर मैने दम समय सात यारदस्त 
चुम्बन क्यिा होगा । इसके पश्चात् मुमको खिलनदी गयो 
और मैं यहाँसे लोटा । 

अर ममन नगागन्तुकॉक लिए दम्तरम्यान विधापा 
गया । प्रसिद्ध याज्ञी उलाजात सदरेसहाँ नामिरउद्दीन 

( 1 ) ममी मोमीना देव - इसमे मोराना । 
( १) सदर नदी और arte म इन दोनों पदार हो 


। निज वृत्तान्त 

२२५ 
एवारज़मी, फाज़ी उल कुज्ज़ात सदरे- जाहाँ फमाल-उद्दीन राजा 
नधी, और इमाद-उल मुल्क याशी तथा जलालउद्दीन केजी 
यादि थन्य बहुतसे हाजिव श्रीर अमीर उस समय हमारी 
सेवामै वहाँ उपस्थित थे । दस्तरख्वानपर तिरमिज़के काज़ी 
खुदावन्दज़ादह फाज़ी फवाम -उद्दीनके चचाके पुत्र , खुदा 
धन्दज़ादह गयासउद्दीन भी उपस्थित थे । सम्राट् इनको पाहुन 
श्रादर और सम्मानको दृष्टिसे देखता था ; यहाँ तक कि 
वह उन्हें भाई कह कर पुकारा करता था । यह महाशय अपने 
देशसे कई यार सम्राटके पास आये थे । 

उस दिन परदेशियों में से निम्न लिखित व्यक्तियोंको खिल 
अत दी गयी । प्रथम तो खुदावन्दज़ादह क्वाम-उद्दीन और 
उनके भ्राता ज़िया - उद्दीन, इमाद- उद्दीन और बुरहान - उद्दीनने 
खिलश्रत पायो । तदुपरांत उनके भांजे अमीर घर चिन सय्यद 
ताज- उद्दीनका भी इसी प्रकार सम्मान किया गया । इनके 
दादा वजीह -उद्दीन खुरासान देशके चज़ीर थे और मामा 
अलाउद्दीन भारतमें अमीर तथा वजीर थे । फालकिया 
नामक ज्योतिपविद्यालय स्थापित करनेवाले ईराक देशके उप 
मंत्रीके पुत्र हैयत-उल्ला इन्नुल-फलकीको भी खिलभत मिली । 
व्यक्तिकी नियुक्ति की जाती थी । इस पदाधिकारीको सदरमसुदूर भी 
कहते थे । समस्त दीवानीके पदाधिकारी इनकी अधीनतामें काम करते 
थ । मसालक-उल- अयसारके अनुसार तत्कालीन पदाधिकारी काज़ी 
कमाल उद्दोन , सदरे जहाँको जागीरकी साठ हज़ार टंक वार्षिक 
माय थी । 

इसी प्रकार संत, साधुओं ( फ़कीरों ) के सर्वोच पदाधिकारीको 
• शंख उल- इसलाम कहते थे । इनको भी सदरे जहाँके बराबर ही वार्षिक 
भायी जागीर दी जाती थी । 


२५ 


२२६ इब्नबतूताको भारतयाना 
सम्राट नौशेरवॉफे मुसाहिब बहराम चोवीके यशज और 
लाल ( चुन्नी रक्षविशेष ) तथा लाजवर्द आदि रनोंके उरगदक 
यदखशाँ प्रदेशकी पर्वतमालाओंके निवासी मलिक कराम तथा 
समरकन्द निवासी अमीर मुबारक, अरनवगा तुरकी, मलिक 
जादह तिरमिजी और सम्नाटके लिए भेंट लानेवाले शहाव 
उद्दीन गाजरौनी नामक व्यापारीको भी (जिसकी सब सम्पत्ति 
राहमें ही लुट गयी थी ) सम्राट्ने खिलअत प्रदान की । 

७ – सम्राटका राजधानी - प्रवेश 
अगले दिन समारने हममें से प्रत्येकको अपने निनी 
घोडोंमें से , सोने चॉदीके कामवाली जीन तथा लगाम सहित, 
एक एक घोडा प्रदान किया । 

राजनानीमें प्रवेश करते समय सम्राट् अश्वारूढ़ था और 
हम सब अपने अपने घोडोंपर सवार हा सदरे जहाँके साथ 
उससे श्रागे भागे चलते थे । सम्राट्की सवारीके आगे धागे 
सालह सुसजित हाथियोंपर निशान फहरा रहे थे । सम्राट 
तथा हाथियोंके ऊपर जडाऊतथा सादे सुपर्णके छन सुशोभित 
हा रहे थे , और उसके समुस रत जटित जीनपोश उठाये 
लिये जाते थे । 

किसी किसी हाथो पर छाटी छोटी मजनीक भी रखी 
हुई थीं । सत्राटक नगरमें प्रवेश करते हो इन मजीकाम 
दिरहम तथा दीनार मर मर कर फेंक जाने लगे और सम्राट 
के धागे आगे चलनेवाले सहन्त्री सनिक तथा जनसाधारण 
इनको उठाने लगे । राज प्रासादतफ इसी प्रकार न्यायावर 
होती रहो । राहम स्थान स्थानपर रेशमी घनाच्छादित कारक 
युजोंपर गानेवाली स्त्रियाँ बैठी हुई थीं । परन्तु इन पातोश 


निज वृत्तान्त 

૨૨૭ 
विस्तृत वर्णन मैं पहले ही कर चुफा हूँ, अतएव यहाँ दुहराने 
की थावश्यकता नहीं । 

८ - राजदरवारमें उपस्थिति 
अगला दिन शुक्रवार था । भीतर प्रवेश करनेकी आशा न 
धानेके कारण हम सब राज-प्रासादफे दीवानखानेके छारसे 
प्रवेश कर तृतीय द्वारकी सहनचियों ( तिदरियों ) में जाकर 
यैठ गये । इतनेमें शम्स -उद्दीन नामक हाजियने यह कह कर 
कि इन सबको भीतर प्रवेश करनेकी श्राशा है, मुतसहियोंको 
हमारे नाम लिखनेकी श्राज्ञा दी और हममें से प्रत्येकके 
अनुगामियोंको संख्या भी , जो उसके साथ भीतर प्रवेश कर 
सकते थे, नियत कर दी गयी । मुझको फेवल आठ पुरुषोंको 
अपने साथ भीतर ले जानेका आदेश हुमा । 
__ _ हम सबने अपने अपने अनुगामियों सहित भीतर प्रवेश 
हो किया था कि दीनारोंकी थैलियाँ तथा तराजू पा गये और 
काजी -उल -कुजात तथा मुतसद्दीगण प्रत्येक परदेशीको द्वार 
पर खुला चुला कर नियत भाग देने लगे । इस बाँटमें मुझे 
पाँच सहन दोनार मिले और सब मिला कर कोई एक लाख 
रुपया बॉटा गया । राजमाताने यह धन अपने पुत्रके राज. 
धानीमे सकुशल लौट आनेके उपलक्ष्यमें सदके ( दान ) के 
लिए निकाला था । इस दिन हम लौट गये । 

इसके पश्चात् सम्राटने हमको कई बार बुला कर अपने 
दस्तरख्वानपर भोजन कराया और बड़े मृदुल स्वरसे हमारा 
वृत्तांत पूछा । एक दिन तो सम्राट्ने हमसे यह कहा कि तुमने 
जो मेरे देशमें श्रानेकी कृपा की और कष्ट सहे, उनके प्रती 
कारमें मैं तुमको क्या दे सकता हूँ । तुमसे वयोवृद्ध पुरुषों 


२०८ इनबतूताको भारतयाना 
को मैं पितातुल्य, समवयस्कोंको भ्रातृवत् तथा छोटोको 
पुनवत् मानता हूँ । इस नगरको समता करनेवाला इस 
देशमें कोई अन्य नगर नहीं है । तुम इसको अपनी ही मिल 
कियत समझो । सम्राटके ऐसे वचन सुन हमने उसको 
धन्यवाद दिया और उसके निमित्त ईश्वरसे प्रार्थना भी की । 
इसके पश्चात् हम लोगोंका पद तथा वेतन नियत किया 
गया । मेरा वेतन बारह हजार दीनार वार्षिक नियत फर , 
मेरो तीन गॉवोंकी पहली जागीरमै जोरह और मिलकपुर 
नामक दो गाँव ओर मिला दिये गये । 

एक दिन खुदावन्दजादह गयासउद्दीन और सिंधु प्रदेश 
के हाकिम कुंतव-उल मुल्कने पाकर हमसे कहा कि अयवादे 
श्रालम् ( सम्राट ) चाहते हैं कि योग्यता तथा रुचिके अनु 
सार तुम लोगोको कोई भी कार्य दिया जा सकता है । वजीर, 
शिक्षक, मुन्शी ( लेखक ), अमीर या शैख, जो पद चाहो ले 
सकते हो । हम लोगोंका विचार तो पारितोपिक ले अपने 
अपने घरोको लौटनेका था , अतएव यह बात सुन पहले तो 
हम सब चुप हो रहे । परन्तु उपर्युक श्रमीरयन धिन सय्यद 
ताज-उहीनने अन्त में यह कह ही डाला कि मेरे पूर्वज तो घलोर 
थे और में लेखक हूँ । इन दो कायोंके अतिरिक्त में किसी अन्य 
कार्यका सम्पादन नहीं कर सकता । हैवत उन्ला फलकीने भी 
कुछ ऐसा ही कहा । खुदावन्दजादहने श्रय मेरी ओर देख 
पर अरवी भाषामै पूला कि कहिये सैयदना " ( अर्थात् 
हे सय्यद ) आप क्या कहते है ? ( सम्राटके अरब देश 
वासियोको सम्मानार्थ सरयद यह कर पुकारने पारण, 

मिलकपुर नामक गाँव कुतुक्के पश्चिम दो -तीन मोलकी दूरीपर 
पहादीकी दूसरी सरफ बसा हुआ है । 


निज वृत्तान्त 

२२५ 
इस देशमें सभी अरयोंको सय्यद ही कहकर सम्बोधन 
करनेकी प्रथा है ) । 

मैंने कहा कि लेखक हाना या मंत्रित्व करना मेरा कार्य 
नहीं है, हमारे यहाँ तो याप-दादा समयसे फ़ाज़ी और शेष 
ही होते आये है । रही अमीरो अथवा सेनामें उच्च पदको 
बात । उसके सम्यन्धमें तो आप भी भलीभांति जानते ही है 
कि अरब देशीय तलवारके कारण ही सभी याय देशोने 
मुसलमान धर्मकी दीक्षा ली है । तात्पर्य यह कि सैनिक हो 
खड्गप्रहार करना तो हमारो घुटीमें सम्मिलित है । सम्राट 
उस समय सहन- स्तम्भ नामक भयनमें भोजन कर रहा था । 
मेरा उत्तर सुन कर यह बहुत प्रसन्न हुआ और हम सबको 
युला भेजा । सम्राटके साथ भोजन फर हम पुनः प्रासादसे 
याहर आ बैठ गये । फोड़ा निकल आनेसे बैठनेमें असमर्थ 
होनेके कारण फेवल मैं अपने घर चला पाया । 

तदनन्तर पुनः प्रासादमें उपस्थित होने का सम्राटका श्रा . 
देश होते ही मेरे सब साथी भीतर गये और मेरी अनुपस्थिति . 
की क्षमा चाही । इसके पश्चात् श्रन्नकी नमाज़ पढ़ कर मैं भी 
पुन : दीवानपानेमें जा बैठा, और वहीं मैंने मगरिय ( अर्थात् 
सूर्यास्तके पश्चात् ) की नमाज़ तथा इशा ( अर्थात् चार घड़ी 
रात चीतनेके पश्चात ) की नमाज़ पढ़ी । इतनेमें एक और 
हाजिबने बाहर या हमसे कहा कि सम्राट तुमको याद करते हैं । 
यह सुन सबसे प्रथम , अपने अन्य भ्राताओंमें सबसे घडे होने 
के कारण, खुदावन्दज़ादह जिया - उद्दीन प्रासादके भीतर गये 
श्रीर सम्राट्ने उसी समय उनको मीरदाद ( अर्थात् प्रधान 
न्यायाधीश ) के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया । यह पद केवल 
कुलीन व्यक्तियोंको ही दिया जाता है । यह पदाधिकारी 


२३० 


इटनरतूताको भारतयात्रा 
( नित्य प्रति ) काजी महोदयके साथन्यायासनपर बैठ , किसी 
उच्च कुलोत्पन्न श्रमीरके विरद्ध आरोप होने पर इसे काजीके 
समक्ष उपस्थित करता है । इस पदपर पचास सहन वार्षिक 
वेतन नियत है और इतनी ही वार्षिक आयकी जागीर इस 
पदाधिकारीको दी जाती है । 
___ परंतु सम्राट्ने खुदावन्दजादहको उसी समय पचास 
सहन दीनार दिये जानेका आदेश दिया पोर शेर सूरत 
नामक सोनेके तार युक्त रेशमी खिलश्रत भी उनको उसी समय 
पहिरायी गयी । ( पीठ तथा पक्षास्थलपर सिंहकी श्राकृति बनी 
होने के कारण इस खिलअत उक्त नाम दिया गया है, खिल 
प्रतमें सुवर्णका कितना परिमाण है, यह यात भी उसमें लगे 
हुए पर्चेसे विदित हो जाती है । ) इसके अतिरिक्त प्रथम 
श्रेणो का एक श्रभ्य भी उनको प्रदान किया गया । 

अनोगे इस देशमें चार श्रेणियाँ हैं शोर मिश्र देशकी 
ही भांति इनपर जीन रखी जाती है । फेवल लगामोंके कुछ 
भागम चांदी लगी होती है परन्तु उसपर सोनेका मुलम्मा 
कर देते हैं । 

इसके पश्चात् श्रमीरवरत भीतर गये । इनको वजीरके 
साथ मसनदपर बैठ दीवान उपाधिधारी पुरुषोंके हिसाय 

गया । इनको चालीस सहन 
दीनार वार्षिक दिये जानेका आदेश हशा और इसी श्राया 
भू - सम्पत्ति ( जागीर ) इनके नाम पर दी गयी । इसक 
अतिरिक्त चालीस सहस्र दीनार तथा उपर्युक्त प्रसारका घोडा 
और खिलनन भी उसी समय दे इनकी श्रशरफ उल मुल्य 
की उपाधि प्रदान की गयी । 

तदनतर हेयत -उल्ला फलफी भीतर गये । चोयीस सहन 


निज वृत्तान्त 


२३१ 


दीनार इनका धार्षिक चेतन कर दिया गया और इतनी 
ही वार्षिक श्रायकी जागीर दे. इनको सम्राट्ने रतूलदार 
अर्थात हाजियाउल अरसालके पदपर प्रतिष्ठित किया । यहा . 
उल -मुल्ककी उपाधिसे विभूषित फर इनको भी चौयीस सहन 
दीनार उसी समय दिये गये । 

श्रय मेरी बारी आयी । प्रासादके भीतर जा मैंने देखा कि 
सम्राट् तस्तका तकिया लगाये राजभवनको छतपर बैठा हुआ 
है । वजीर ख्वाजा उसके सामने बैठा था और अमीर क़बूला 
पीछेकी तरफ खड़ा था । मेरे सलाम करते ही मलिके कवीरने 
कहा कि चंदना करो, क्योंकि शखवन्दे बालम (संसारके प्रभु ) 
ने तुमको राजधानी अर्थात् दिल्तीका काज़ी नियत किया है । 
यारह सहन रुपया वार्षिक तुमको वेतनमें मिलेगा और इतनी 
ही पार्पिक श्रायकी जागीर तुमको प्रदान की जायगी । इसके 
अतिरिक्त कल तुमको चारह सहन दीनार राजकोषसे दिये 
जाने तथा जीन लगाम सहिन अश्व और महरायी खिलत 
प्रदान करनेका भी सम्राट्ने आदेश किया है । ( पीठ तथा वक्षः 
स्थल पर वृत्ताकार चिन्ह बना होनेके कारण इसको मिहरावी 
खिलात कहते हैं । ) 

मर चंदना करते ही जय कबीर मेरा हाथ पकड़ कर 
सम्राटके सामने ले गये, तो उसने कहा कि दिल्ली के काजी . 
का पद कोई ऐसा पैसा पद नहीं है । हम इसको बड़ा महत्व 
देते हैं । मैं फारसी भापा समझ तो लेता था पर बोलन 
सकता था और सम्राट् अरबी भापा नहीं बोल सकता था 
परन्तु समझ लेता था । मैंने उत्तर दिया - "मौलाना 
महोदय , मैं तो इमाम मालिकका धर्म पालन करता हूँ 
( यह सुन्नी धर्मकी एक शाखा है ) और समस्त नागरिक 


२३२ इन्नबतूताका भारतयाना 
हनफी सुन्नियोंकी द्वितीय शापावलवी है और इसके अति 
रिक्त में यहाँकी भाषासे भी अनभिज्ञ है । इसपर सम्राटने 
अपने श्रीमुखसे पुन कहा कि यहा उद्दीन मुलतानी तथा 
कमाल-उद्दीन बिजनौरीको हमने ( इसी कारण । तेरी श्रधी. 
नतामें कार्य करनेको नियत कर दिया है । ये दोनों तेरे ही 
परामर्शसे कार्य सम्पादन करेंगे और समस्त दस्तावेजोपर 
तेरी ही मुहर होगी । म तुझको पुत्रवत् समझना है । मैंने 
कहा “ श्रीमान मुझे अपना सेवक तथा दास समझे । 

सम्राट्ने फिर अरबी मापामै अत्ता सय्यदना मखदूमना 
( तुम सैयद और हमारे संरक्षक हो ) कह कर शर्फ उल 
मुरकको नादेश कर कहा कि यह पुरुप सूब व्यय करनेगला 
है, इतना वेतन इसके लिए पर्याप्त न होगा, इसलिये यदि यह 
साधुओंकी दशापर भी विचार करनेके लिए समय दे सके 
नो मेरी इच्छा एक मठका कार्य भी इसीको देने की है । यह 
समझ कर कि शर्फ उल मुल्क भली भांति अरवो भाषामें यात 
चोत कर सकता है, सम्राटने उसीसे यह बात मुझको सम . 
मानेको कहा । वास्तव में यह अमीर इस भाषामें बात करनेमें 
नितांत असमर्थ था । सम्राटने यह बात जानने पर फारसी 
भाषामें उससे कहा विरो यजाये खुसपी च श्रां हियायत घर 
श्रो विगोई घ तफहीम युनी, ता फरदा इच्या अलाह 
पेशे मन रियाई व जगायो शो बिगोई अर्थात् जामो, रात्रिका 
एक ही स्थानपर जाकर शयन करा और इसको सय पात 
समझा दो । कल इशा अलाह ( ईश्वरकी इच्छा हो तो ) मेरे 
पास श्राफर सय समाचार कहना कि यह फ्था उत्तर देता है । 

जय हम राजपामादसे लौटे ता रात्रिका तृतीयांश यति 
चुका था और नोयत भी घज्ञ चुकी थी । नीयत यजनेचे 


निज वृत्तान्त 

२३३ 
पश्चात् कोई व्यक्ति याहर नहीं निकल सकता, इस कारण 
हमने बज़ोरफे श्रागमनकी प्रतीक्षा की और उसीके साथ 
पाहर पाये । नगर हार यंद दो जाने के कारण यह रामि हमने 
सरापूर माँ को गलीमें , ईगा निवासी सय्यद अबुल हसन 
इवादोके ही घर रहकर व्यतीत की । यह व्यक्ति सम्राट की 
ही संपत्तिसे व्यापार करता था , और उसके लिए ईराक 
तया पुरासान देशसे अब तथा अन्य पदार्थ लाया करता था । 

दूसरे दिन धन , घोड़े और पिलश्रत मिलने पर हम 
इस देशकी परिपाटीफे शानुसार सिलश्रत फंधोंपर रप पूर्व 
फमानुसार पुनः सम्राटकी सेवामें उपस्थित हुए । तत्पश्चात् 
श्रश्वक सुमोपर यन डाल चुम्बन फर हम स्वयं उनको लगाम 
द्वारा पकड़ राज भवनके द्वारपर ले गये और यहाँ उनपर 
श्रारुढ़ हो अपने अपने घर लौटे । 

समादने मेरे अनुयायियों को भी दो सहस्त्र दीनार तथा 
दस खिलते प्रदान की । सभी आगन्तुकोंके अनुयायियोंको 
उपहार दिये गये हो मो यात न थी । मेरे अनुयायी रंगरूप में 
अच्छे थे और वस्त्रादि भी स्वच्छ पहिरे हुए थे, इसीसे उन्हें 
देख प्रसार हो सम्राट्ने उनको सब कुछ दिया । सम्राट्की 
बदना करने पर उसने उनको भी धन्यवाद दिया । 

६ - सम्राट्का द्वितीय दान 
फाज़ी नियत होनेके बहुत दिवस बीत जाने पर मैं एक बार 
दीवानखानेके चौक पेड़ के नीचे तिरमिज़ निवासी धर्मोपदे. 
शक मौलाना नासिर- उद्दीनके साथ बैठा हुआ था कि मौलाना 
को भीतरसे बुलाचा श्राया । वहाँ जानेपर सम्राट्ने उनको 
खिलश्रत और मुक्ताजटित ईश्वरवाक्य ( अर्थात् कुरान ) कृपा 


२३४ 

इन्ननतूताकी मारतयाना 
कर प्रदान किया । इतनेमें एक हाजिय दौड़ा हुथा मेरे पास 
श्राय और कहने लगा कि सनाटने श्रापके लिए भी बारह 
सहन दीनारका पारितोषिक देनेकी श्राशा दी है । यदि आप 
मुझको कुछ देने की प्रतिज्ञा करें तो मैं छोटी चिट्ठी श्रमी लो 
सकता है । हाजिर तो सत्य ही कह रहा था परन्तु मैने यही 
समझा कि यह छल कपट द्वारा मुझमे कुछ पेठा चाहता है । 
फिर भी मेरे एक मिनने उसको पन लाने पर दो दोनार 
देनकी प्रतिक्षा फी : यस फिर क्या था , यह जाकर तुरन्त ही 
छोटी चिट्ठी ले श्राया । 

इस चिट्ठीमें यह लिखा रहता है कि अपचन्दे- यालमको 
श्रामा है कि अमुक पुरुषको श्रमुक हाजिरके पहिचाननेपर 
अनंत कोषसे इसने परिमाणमें धनराशि दे दो । 
___ इस चिट्ठीपर सर्वप्रथम उम पुरुषके हस्ताक्षर होते हैं 
जिनके पहिचानने पर रुपया मिलता है । तत्पश्चात् तीन 
श्रमीरों श्नयंत् सम्राटके प्राचार्य साने नाजम कालू पां , 
सरीतेदार ( सन्नाटा कलमदान रखनेवाला ) और दवादार 
( सम्राटकी दवात रखनेवाला । श्रमीर नकता के हस्ताक्षर 
होते है । इतने हस्ताक्षर हो जाने पर यह चिट्ठी मंघिधिमागके 
दीपानके पाम जाती है । वहाँ मुन्सद्दी इसकी प्रतिलिपि ले 
लेते हैं और तत्पश्चात् दीवान अशराफ़ौ श्रीर फिर दीवान 
उल नजरमें इसको प्रतिलिप हो जाने पर , वजीर कोषाध्यक्षको 
धन देनेका थाज्ञापत्र लिगता है । कोपाध्यक्ष उसको अपना 
पुस्तकम लिन प्रत्येक दिन प्राज्ञापत्रामा चिवा धना सम्राट 
की सेवाम भेजता है । 

तुरन्त दान देनेकी मनायी श्राशा होनेपर मपया मिलने 
में एक मी देर नहीं लगती, उसी समय धन मिल जाता है । 


निज वृत्तान्त 

२३५ 
परंतु यह श्राशा होने पर कि बिलंयसे भी कोई हानि न होगी , 
रुपया तो मिल जाता है परंतु बहुत विलंबसे । उदाहरणार्थ, 
मुझको ही यह पारितोपिक अन्यत्र वर्णित दानके साथ कोई 
छः मास पधात् मिला । 

भारतवर्षफी ऐसी परिपाटी है कि दानका दशमांश राज 
कोपमें ही काट कर शेष रुपया लोगोंको मिलता है; यथा एक 
लाखको प्राशा होने पर नध्ये हज़ार ओर दश सहस्रकी 
श्राशा होने पर केवल नो सहस्र ही मिलते हैं । 
१० – महाजनोंका तकाज़ा और सम्राट् द्वारा 

ऋणपरिशोधका आदेश 
मैं ऊपर ही यह लिख चुका हूँ कि मेरा समस्त मार्गव्यय , 
सम्राटको भेटका मूल्य और तत्पश्चात् जो कुछ भी पर्च हुश्रा 
यह सब मेने व्यापारियोंसे मृण लेकर किया । जब इन 
लोगोफे स्वदेश जानेका समय आया तो इनसे तंग आकर मैने 
सम्राटकी प्रशमा एक " कसीदा " ( अर्थात् प्रशंसात्मक 
कविता ) लिखाजिसकी प्रथम पंक्ति तथा अन्य प्रारंभिक पद 


यह है 


इलैका अमीरुल मोमनी अलमुवजला । 
प्रतैना नजदुस्सैरो नहका फ़िल फुला ॥ १ ॥ 
फजैता मेहलन मिन अलायका जायरा । 
घ मुग़नाका फहफा लिज्जियाते अहला ॥ २ ॥ 
फलो अन फोकश्शमस लिलमजदे रुतवन । 
लकुंता ले पालाहा इमामन मुहैला ॥ ३ ॥ 
फ अन्तलइमामल माजैदो इल्ला वहदल्लज़ी । 
सजायाहो हतमन अयीं यकूलो चयफङ्गला ॥ ४ ॥ 


६ 


इब्नबतूताको भारतयात्रा 
चली हाज तुन मिन फजे जुदेका श्ररतजी । 
क्जाहा उफमदी इन्दा मजदेका सहला | ll 
अयाज दुरोदा श्रमकद कफानीहयानोकुम । 
पइन ह्याकुम जिकर ह काना अजमला ।। दा 
फाजिल लमन व श्रका महल काजाबरा । 

कना देनह इन्नल अजीमा तअजला । ७ ॥ 
[ तेरे पास, हे अमीरुल मोमनीन । ( मुसलमानोंके सम्रार ) 
इस दशाम मिश्रादर करनेाला है - पाया है -- और यन 
करता हूँ तेरो श्रोर श्रानेका जगलोंमें ॥१ ॥ में तेरी थोर ऊपर 
की दिशासे उतरने वाला और वह भी दर्शनके लिए , क्योकि 
दर्शनार्थियोंका तेरा दान और धन्यवाद- योग्य प्राश्रय मिलता 
है | यदि मेरे पदके ऊपर भी काई पोर पद दान करने 
योग्य होता तो मुबारक इमाम होनेके कारण तू इसमे भी 
ऊँचा चला श्राता शाहेत इसका यह है कि ससारमें केवल 
त हो एक अद्वितीय इमाम है -- और प्रतिज्ञाको पूर्ण करना 
तेरा स्वभाव है | ] मेरी भी एक प्रार्थना है - और उसके 
पूर्ण होनेगी आशा तेरी दयापूण दान मिक्षापर अपलयित 
है तेरी दानशीलताके समुप मेरा मनारथ अत्यत हो तुच्छ 
है ॥५। मैं ( अपना मनोरथ ) तुमसे क्या वर्णन कर - मेरे 
लिए तो तरी दया ही कासी हे - तेरी दयाके ननदोक 
मुझसे मार्थीका सक्षिप्त रूपसे यह सफेत मात्र ही पर्याप्त 
हागा । श्राशाए पूर्ण कर दइष्ट देव ममान तेरी ज्यारत 
करनेसे मेरा तात्पर्य ही यह है कि मेरा ऋण दर हा जाय । 
प्रणदाता तकाजा कर रहे है । 

एक दिन सम्राट पुसीपर बैठा हुअा था कि मैने यह 
पसीदा सेवाम उपस्थित किया । सम्राट्ने उसको अपनी 


निज वृत्तान्त 


जंघापर रख एक सिरा अपने हाथसे पकड़ लिया और दूसरा 
मेरे ही हाथमें रहा । मैंने एक एक शेर पढ़ना प्रारम्भ किया 
और काज़ी -उल कुजात कमालउद्दीन उसका अर्थ करते जाते थे 
जिसको सुनकर सम्राट अत्यन्त प्रसन्न होता था । भारतीय 
कवि ( मुसलमानों से तात्पर्य है ) अरचीसे बहुत प्रेम करते हैं । 
सातवाँ और पढ़ने पर सन्नाट्ने अपने श्रीमुखसे " मरहमत " 
शब्दका उच्चारण किया जिसका अर्थ यह होता है कि मैंने 
तुमपर कृपा की । 
* इस पर हाजिब मेरा हाथ पकड़ कर अपने खड़े होनेके 
स्थलपर सम्राट्की चंदना करने के लिए ले जाना चाहते थे कि 
सम्राट्ने उनको मुझे छोड़ने और प्रशंसात्मक कविता ( कसीदा) 
को अंततक पढ़नेको आशा दो । सम्राट्के श्रादेशानुसार मैंने 
पहले तो कविता अंततक पढ़ सुनायो और तदनंतर उनकी 
चंदना की । इसपर लोगोंने मुझको खूब सराहा । 

परन्तु बहुत काल बीत जाने पर भी , जब मुझको कुछ 
पता न चला तो मैंने सम्राटी सेवामें सिंधु देशके हाकिम 
कुतुबउल मुल्क द्वारा एक प्रार्थनापत्र भेजा । सम्राटके समुख 
थाने पर उसने उसे वज़ीर ख्वाजा जहाँ के पास ऋण चुकवा 
देनेकी आशा दे भेज दिया । कुतुब-उल 
का मादेश बज़ीरको सुना दिया परंतु उसके हाँ कर लेने पर 
भी कुछ फल न हुना । इन्हीं दिनों सन्नाटने दौलताबादकी 
यानाफा थादेश निकाल दिया और स्वयं कुछ दिनके लिए 
घजीरके साथ बाहर श्राखेटको चल दिया , इस कारण मुझे 
यहुत काल घीते यह पारितोषिक मिला । श्रय में विलम्ब 
होने के कारणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन करता है । 

मेरे ऋणदातानाकी यायाफा समय आने पर मैंने उनको 


२३८ इन्नरतूताकी भारतयाना 
यह सुझाया कि मेरे राज-प्रासादकी ड्योढ़ीमें प्रवेश करते ही 
तुम इस देशकी परंपराके अनुसार सम्राट्की दुहाई देना । 
ऐसा करने पर बहुत संभव है कि सम्राटको भी इसकी सूचना 
मिल जाय और वह तुम्हारा ऋण चुरा दे । 

इस देशमें कुछ ऐसी प्रथा है कि किसी बड़े पुरुषके ऋण 
चुकाने में असमर्थ हाने पर ऋणदाता राज द्वारपर श्राकर खडे 
हो जाते हैं, और ऋणीको, उच्चस्वरसे सम्राट्की दुहाई तथा 
शपथ देकर , विना ण चुकाये मोतर प्रवेश करनेसे रोकने 
हैं । ऐसे समयमें ऋणीको या तो विवश होकर सब चुशाना 
ही पड़ता है या अनुनय विनय द्वारा कुछ समय लेना 
पड़ता है । 
___ हाँ , तो एक दिन जर सम्राट अपने पिताकी कुत्र 
पर दर्शनार्थ गया और वहींपर एक राजासादमें जाकर 
ठहरा, तो मेने अपसर देख अपने ऋणदाताओंको संकेत 
कर दिया । इसपर उन्होंने मेरे राजभवनमें प्रवेश करते 
ही , उच्च स्वरसे सनारकी दुहाई दे विना ऋण चुकाये 
मुझले भीतर घुमनेका निषेध किया । ऋणदातानोकी पुकार 
सुनते ही मुत्सदियोंने क्षरा भरमें इसकी सूचना सम्राटको 
लिख भेजी । धर्मशानश शमस उद्दीन नामक हाजिरने बाहर 
श्रा उन लोगोंसे दुहाई देनेका कारण पूछा । ऋणदाता 
ओने इसपर कहा कि यह पुरुष हमारा ऋणी है । यह सुनत 
ही हाजियने इसकी सूचना सम्राटको दे दी । अतः सम्राट्ने 
पुनः हाजियको भेज ऋगकी तादाद मालूम फरनी चाहा । 
ऋणदानाओंने मुझपर पञ्चीस सहन दोनार ऋण निकाला । 
हाजिरने फिर जाकर मम्राटको इसकी भी मुचना पर दी 
और याहर श्राकर उनसे कहा कि सम्राटका आदेश यह है कि 


निज वृत्तान्त 

२३९ 
हम यह समस्त ऋण राज -कोषसे देंगे, तुम इस पुरुषसे कुछ 
न कहो । 

सम्राटने पर इमाद- उद्दीन समनानी तथा खुदावन्द 
जादह गयास- उद्दीनको हज़ार - सतून ( सहन्न-स्तम्भ ) नामक 
भवनमें बैठ इन दस्तावेजोंका इस विचारसे निरीक्षण तथा 
अनुसन्धान करनेको आज्ञा दी कि यह ऋण इस समय भी 
पावना है या नहीं । श्राज्ञानुसार ये दोनों व्यक्ति वहाँ जाकर 
ठ गये और ऋणदातानोने अपने अपने दस्तावेजोका निरी . 
क्षण कराना प्रारम्भ कर दिया । अनुसन्धान पश्चात् इन्होंने 
सम्राटसे जाकर निवेदन कर दिया कि सभी दस्तावेज ठीक 
हैं । यह सुनकर सनाट्ने हँस कर कहा, क्यों नहीं, अाखिर तो 
वह फाजी ही है , अपना काम क्यो नाक ठीक करेगा । फिर 
उसने खुदावन्द- ज़ादहको राजकोषसे ऋण चुकानेको श्राशा 
दे दी । परन्तु धूंसके लालचके कारण उन्होंने छोटी चिट्ठी 
भेजनेमें देर को । यह देख मैंने सो ट भी उनके पास 
भेजे परन्तु उन्होंने न लिये । उनका दास मुझसे पाँच सौ 
उ माँगने लगा पर मैं इतनी रकम देना नहीं चाहता था । 
अतएव मैंने यह मय बात इमाद- उद्दीन समनानीके पुत्र अब्दुल 
मलिकसे जाकर कह दी । उसने अपने पिताको और पिता 
ने यह हाल जाकर घज़ोरको जतला दिया । वज़ीर तथा 
खुदावन्दजादहमें आपसका द्वेष होने के कारण चीरने 
सम्राटसे सय वार्तानिवेदन कर दी और साथ ही साथ कुम 
और शिकायत भी की । फल यह हुआ कि सम्राट्ने कुपित हो 
रखुदावन्दजादहको नगरमें नजरबन्द कर कहा कि अमुक 
व्यक्ति इनको घूस किस कारणसे देता था । उसने इस बात . 
का अनुसन्धान करनेको आज्ञा दी कि दरबन्दजादह घुस 


इन्नबतूताको भारतयाना 
चाहते थे अथवा उन्होंने इसे लेना अस्वीकार किया । इन्हीं 
कारणोंसे मेरे ऋण चुकानेमें विलम्ब हुश्रा । 

११ - आखेटके लिए सम्राट्का बाहर जाना 
जर सम्राट अासेर के लिए दिल्ली से बाहर गया , उस समय 
मैं भी उसके साथ था । यात्राके लिए डेरा ( सराचा ) इत्यादि 
सभी आवश्यक वस्तुएँ मैंने पहिलेसे हो मोल ले रखी थीं । 
____ इस देशमें प्रत्येक पुरुष अपना निजका डेरा रख सक्ता 
है । अमीरोंके लिए तो वह वडी श्रावश्यक वस्तु हे । सम्राट 
के डेरे रक्त वर्णके होते हैं और अमीरो वेत, परन्तु उनपर 
नील वर्णका काम होता है । 

डेरेके अतिरिक्त मैंने एक सेवान ( सायवान ) भी मोल ले 
रखा था । यह डेरेके भीतर , छायाके लिए, दा बडे बॉसोपर 
खडा कर लगाया जाता है । यह बाँस " केवानी " नामधारी 
पुरुष अपने कन्धोंपर लेकर चलते है । भारतवर्ष में रहुधा यात्री 
इन कैवानियों को किरायेपर नौकर रख लेते हैं । घोडाको 
भूसा न देकर पास ही दी जाती है, इसलिये घास लानेवाले , 
रसोईघरके वन उठाकर ले चलनेवाले कहार , डाला उडाकर 

( १ ) मसालिक उह अवसारके लेखक कथनानुसार भारका आते 
समय सम्राटक साय एक लाख सवार और दासो हाथो हाते थे । सन्नाट 
का दा - मजिला दो चावी हा भी दोसौ अटॉपर बटता था । इस बई 
हरेके अतिरिक और भी राजनीय डरे होते थे ।स जाते समय सम्राटः 
के साथ केवळ सोस सहन सनिक और दो सौहापी हा पलत थे । ऐसे 

सोर सानकी जान तया लगामा, और भाभूपगादिसे सुसजित एक 
सहस्र घाटी पाहे भी सम्राटक साथ चलत थे । 

( २ ) कैवानी - यहरफिम भागा , पद पता नहीं चस्ता । 


२४१ 


निज वृत्तान्त 
ले चलनेवाले पुरुष सभी मजदूरोपर रख लिये जाते हैं । 
अन्तिम श्रेणीके पुरुष डेरा भी लगाते हैं , फर्श भी विचाते 
है और ऊँटोपर असवाय भी लादते हैं । “ दवादवी " नाम 
धारो भृत्य राहमें भागे भागे चलते हैं और रातको मशाल 
दिखाते जाते हैं । अन्य पुरुषोंकी भाँति में भी इन सव भृत्यों 
को मजदूरीपर रख बड़े ठाठसे चला । जिस दिन सम्राट नगर 
से बाहर आया उसी दिन मैं भी बहॉसे चल दिया , परन्तु 
मेरे अतिरिक्त अन्य पुरुष तो दो - दो और तीन तीन दिन 
पश्चात् नगरले चले । 
___ सवारी निकलनेके दिन सम्राटके मनमै अत्रकी नमाज 
पश्चात यह देखने का विचार हुआ कि कौन तैयार है . किसने 
तैयारोमें शीघ्रता की है और किसने विलम्र । सम्राट् अपने 
डेरेके संमुख कुरसीपर बैठा था । मैं सलाम कर दायीं ओर 
अपने नियत स्थानपर जाकर सड़ा होगया । इतने में सन्नाटने 
सरजामदार ( सम्राटपरसे ओवरद्वारा मक्खियाँ उड़ानेवाले ) 
मलिके फवलाको मेरे पास भेज कर मुझे बैठनेको श्राशा दे 
अपनी अनुकम्पा ही प्रकट की , अन्यथा उस दिन कोई अन्य 
पुरुष न बैठ सकता था । 

श्रर सम्राटका हाथी प्राया और सीढ़ी लग जानेपर 
सम्राट उसपर खवासों ( भृत्यविशेष ) सहित सवार हुना । 
इस समय सम्राटफे सिरपर छत्र लगा हुआ था । कुछ देरतक 
धूमने के पश्चात् सम्राट अपने डेरेको लौटा । 

इम देशकी प्रथा ऐसी है कि सम्राटके सवार होते ही 
प्रत्येक अमीर अपनी सेना सुसजित कर ध्वजा, पताका 
तथा ढोल-नगाडे, शहनाई इत्यादि सहित सबार हो जाता 
है । सर्वप्रथा सम्राफी सवारी होती है , उसके भागे आगे 


२४२ 


इनवतताको भारतयात्रा 
केवल पर्देदार ( अर्थात् हाजिव ) और गायक ( या नर्तकियाँ 
तथा तयलवी गलेमें तबले लटकाये सरना बजानेवालोंके साथ 
साथ चलते हैं । मनाकी दाहिनी नया बायीं ओर पन्द्रह 
पन्द्रह पुरुष चलते हैं - इनमें केवल बजीर और बड़े बड़े उमरा 
तथा परदेशी ही होते हैं । मेरी गणना भी इन्हीम थी । सम्राट 
के प्रागे पदल तथा पथप्रदर्शक चलते है पोर पीछेकी और 
रेशमी तथा कामदार बस्नको धजा पताका तथा ऊँटोपर 
नवल श्रादि चलते हैं । इनके पश्चात् सम्राट्क भृत्यों तथा 
दासोका नम्बर पाता है और उनके पश्चात् अमीरोका और 
फिर जनसाधारणमा 

यह कोई नहीं जानता कि विश्राम कहाँ होगा । मदो तट 
श्रयया वृक्षों की सघन छायामें किसी रम्य स्थलगे देख सम्राट 
वहीं विधामकी श्राक्षा दे देता है । सर्वप्रथम सन्नादना डेरा 
लगता है । जरतक यह न लग जाय तबतक कोई व्यक्ति 
अपना डेरा नहीं लगा सकता । 

इसके पश्चात् नाजिर आकर प्रत्येक व्यक्तिको उचित 
म्यान यतलाते हैं । सम्राटका डेरा मध्यम होता है । बारीका 
मांस , मोटी मोटी मुर्गियाँ तथा पराकी इत्यादि भोज्य पदार्थ 
पहलेसे ही प्रस्तुत कर दिये जाते है । पायपर पहुँचते ही श्री . 
रो पुन सीयें हाथ लिये या उपस्थित हाते है और अग्नि 
प्रज्वलित कर माम भूनना प्रारम्भ कर देते हैं । सम्राट् एक 
छोटेसे दर मंमुत विशेर अमोगके साथ पाकर पेट जाता 
है, फिर दम्तरदान पाता है श्री मन्त्राट् न्यानुसार 
शनि .विशेषके साथ चैट कर भोजन करता है । 

एक दिनकी बात है कि सम्राट्ने डेरेके मातरसे पूछा कि 
AIFTT rHUTमामनियमपद नामिर . 


निज वृत्तान्त 


उद्दीन मथहरोहरीने उत्तर दिया अमुक पश्चिमीय पुरुष व 
उदासीन भावसे सेवामें उपस्थित है । सनादने जर उदास 
मताका कारण पूछा तो सैयदने निवेदन किया कि उला 
ऋणदाताओंका साह तकाज़ा हो रहा है । अलवन्देशाला 
वज़ीरको ऋण भुगतानेको आज्ञा दी थी , परन्तु यह तो उस 
पहले ही यात्राका चले गये । श्रीमान् यदि उचित समझे 
ऋणदाताकोघज़ोरकी प्रतीक्षा करने अथवा राजकोपसे 
दिये जानेकी श्राज्ञा देदें । इस समय मलिक दौलतशाह : 
उपस्थित थे । सम्राट इनको चचा कहकर पुकारा करता थ 
इन्होंने भी असचन्देश्रालमसे प्रार्थना कर कहा कि यह ध्य 
मुझमे भी प्रतिदिन अरबी भागमें कुछ कहा करता है । मैं 
समझ नहीं सफता परन्तु नासिर उद्दीन जानते होंगे कि इस 
क्या तात्पर्य है । इन महाशयका इस कथनसे यह श्रभित्र 
था कि सेयद नासिर- उद्दीन पुनः ऋण चुकानेकी बात छे 
सैयद नासिर-उद्दीनने इसपर यह कहा कि श्रापसे भी । 
मुणके ही सम्बन्ध कहना था । यह सुन सम्राटने कहा 
चचा. जर हम राजधानी पहुँचे तो तुम जाकर स्वयं 
पुरुषको राजकोपसे धन दिलवा देना । खुदावन्दना 
भी उस समय वहाँ उपस्थित थे । उन्होंने अनचन्देमाला 
कहा कि यह व्यकि सदा खूब हाथ खोल कर व्यय करता 
भावरा उन्नहरफे सत्राट् तरमशीरीके दर्यारमें मेरा पस 
समागम हुश्रा था और उस समय भी इसका यही हाल थ 
इसके पश्चात् सम्राटने मुझे अपने साथ भोजन करनेका श्रा 
किया । मुझे इस वार्तालाप का कुछ भी पता न था , भोजन 
थाहर थाने पर सैयद नासिर- उद्दीनने मुझसे दौलनशा 


भोरका सानाटिकट 


२४४ इन्नरतताकी भारतयाना 
दिनों जर में सम्राटके साथ आखेटमै था तो वह एक दिन मेरे 

रेकेसमख होकर निकला । इस समय में उसकी दाहिनी ओर 
था और मेरे अन्य माथी डेरेमें थे । सम्राटके उधर हादर 
जाने पर उन्होंने बाहर आ सलाम किया । यह देख सम्राट्ने 
इमाद उल मुल्क तथा दौलतशाहका भेज कर पुनाया कि 
यह किसका डेरा है । उन लोगों के यह उत्तर देनेपर कि अमुक 
पुरुषका है, सम्राट मुस्कराया । दूसरेदिन मुझको , सय्यद 
नासिर-उद्दीन और मिश्रके काजीके पुन तथा मलिक सीहा 
को सिलत प्रदान की गयी और राजधानीको लौर जानेमा 
अादेश हागया । आशा होने पर हम वहाँसे लोट पडे । 

१२ - सम्राटको एक ऊँटकी भेट 
इन्हीं दिनों सम्राट्ने मुझसे एक दिन पूछा कि मलिके 
नासिर ऊँटपर सवार होता है या नहीं । मेने इसपर यह 
निवेदन पिया कि हज दिनों में सॉडनीपर सवार हा यह मिश्र 
देशसे मका शरीफ दस दिन में पहुंच जाता है । मने सम्राट 
से यह भी रहा कि उस देशा ऊँट यहाँकेसे नहीं होत , 
मेरे पास यहाँका पफ पशु है । राजधानीम पाते ही मैने एक 
मिश्र-देशीय थरवका लाकर साडनीको काठीचे लिए वर 

( 1 ) मरिके नासिर -मिश्रका प्रसिद भाप विज्ञता । इसने 
खलीका उमाके गाजयकालमें मिथ्रदेशको अपने अधिकार में किया था । 
इसके पश्चात् २५४ हिजी तक अवास वशीय अरव वफास 
देशर भभुत रहा । इस बाद पुकारतक एक मुक गुराम दास 
सम्राट बना रहा । यह रीक है कि यहीपानीका पादा पहुत प्रमुग्य 
पुन इस देशसभापित हो गया परनु पहिली सी बात नहीं हो पाया । 


11 


. 


. . 


. .. . . .. . . - 


aam 


निज वृत्तान्त 

२४५ 
नामक पदार्थका एक कालबुत बनवाया , और फिर एक 
वढईको चुला कर उसी नमूनेका एक सुन्दर पालान तैयार 
फरा चानातसे मढ़वाया , रका वनवायीं और ऊँटपर एक 
यहुन सुन्दर भूल डाल रेशमकी मुहार तैयार करायी । 
ऊँटको इस प्रकारसे सुमजित कर मैंने यमन ( अरबका एक 
प्रान्त ) निवासी अपने एक अनुयायीले , जो इला बनाने में 
बहुत सिद्ध-हस्त था , कई तरहके हलुए तैयार कराये । एक 
प्रकारका हलुभा तो खजूरोका सा दीखता था । शेष भिन्न 
भिन्न प्रकारके थे । 

साड़नी और हलुप मैंने सन्नाटुको सेवामें भेजे, परंतु 
इन वस्तुओंके ले जानेवालेको संकेत कर दिया कि ये दोनों 
वस्तुएँ लेजाकर सांप्रथम मलिक दौलतशाहको देना । 
मैंने एक घोडा और दो ऊँट उन महानुभावके लिए भी भृत्य 
द्वारा भेजे । दासने ये सब वस्तुएँ श्रादेशानुसार मलिक 
दौलतशाहको जाकर दे दी और उन्होंने इनको लेकर सम्राट 
से जा निवेदन किया कि श्रसवन्देशालम , मैंने आज एक 
अत्यंत अद्भुन पदार्थ देखा है । सम्राटके प्रश्न करने पर कि वह 
पदार्थ क्या है, अमीरने यह उत्तर दिया कि जीन फसा हुआ 
ऊँट । सम्राटने यह सुन कर उसको देखने की इच्छा प्रकट की 
और ऊँट हेरेके भीतर लाया गया । देखकर सम्नादने बहुत 
प्रसन्न हो मेरे भृत्यसे उसपर चढ़ने को कहा । इस प्रकार 
निकट , उग जल साय पृथ्वीमेंसे निकलता है । यह पदार्य कृष्णवर्णका 
होता है परंतु इसमें कुछ कुछ लालिमा भी होती है । कुछ ही देर पश्चात् 
यह यहुत कठिन हो जाता है । यहाद सपा बसरा निवासी मिट्टी 
मिलाकर इस पदार्थसे भानी नाय , गृह और छत इत्यादि छीपते हैं । 
इसको हम नैसर्गिक टार ( Tar ) भी कह सकते हैं । 


२४६ इनयतूनागरी भारतयाया 
यादेश मिलने पर दागने सधारफे मुत अंश चला र 
दिणाया । सम्राट्न मरे पधा उम पुरपकोटामोदिरहम 
घोर गिलयन पारितोषिक दी । 

जयरस पुराने नोटार यह मय वृत्तान्त मुझे मुनापा 
तो मैंने मी प्रसादा उसको दो ऊँट दिये । 
१३ – पुनः दो ऊँटोंकी भेंट और ण चुकानेकी थाना 

ऊँटा मम्राटी भंट पर जय मेरा अनुचर लो पाया 
तो मैंने दो पालान और निर्माण कराये । इन पर्व तथा 
पधिम भागामें चौटी पर लगरा कर सोनेका मुलम्मा 
कराया गया था । समम्त पालानपर यानात चदरा कर 
स्थान म्यानपर चाँदीके पर जदवाये गये थे । गेयी झून 
पीले चारपानेहीथी । उसमें कमायया शस्तर लगा हुदा 
था । परोमि चादीकी मॉमर्ने थीं जिनपर सानेया मुलम्मा 
क्यिा हुया था । इस प्रतिरन ग्यारह थाल हलुएक नय्यार 
करा कर प्रत्येकपर एक एक रेशमी रूमाल डाला गया था । 

पायेटम लौटने पर सन्नाट दूसरे दिन दरयारे धाम 
( साधारए राजसमा ) में बैठा ता इन ऊँटॉक थाने पर इनको 
चलानेका सम्राटया शादेश होते ही मैंने सवार हो इनको 
स्थय दौडा पर दिखाया । परनु एक ऊँटकी माँझन गिर 
पनी । सम्रादने यह देख यहाउदीन फलफीका उसे तुरत 
उठा लेनेकी श्राशा टी । 

इसके उपरात सन्नाटने थालॉगी बार देखकर कहा 
" च दारी दरा तवहा हलवास्त " ( तेरे पास कम है, क्या 
इन थालोंमें हलुभा है १ ) मैंने उत्तर दिया “ हाँ , श्रीमन् । 
सपर सभ्राने उपदेशक, एव पर्मशास्त्र के शाता नासिर -उद्दीन 


निज वृत्तान्त 

२४७ 
तिरमिजीकी ओर देखकर कहा कि अमुक व्यक्तिने जैसा 
हलुथा आपटके समय जगलमें भेजा था पेसामने सभी 
नहीं पाया और उन थालॉका ग्यास मजलिसमें भेजनेकी 
प्राक्षा दी । 

दरगारे श्रामसे उठते समय सम्राट मुझे भीतर घुलाकर 
ले गया और भाजन मॅगयाया । भोजन करते समय सम्राटके 
द्वारा हलुपका नाम पूछे जाने पर मेने उत्तर दिया कि 
हलुए विविध प्रशारफे थे, श्रीमान् किमका नाम जानना 
चाहते हैं ? यह उत्तर सुन सन्नाटने थालोंके लानेका श्रादेश 
किया । थाल आते ही कमाल उठा लिये गये । सम्नाटने 
एक थालकी ओर संकेत कर कहा कि इसका नाम जानना 
चाहता है । मने निवेदन किया कि अखवन्देमालम , 
इसको लकीमात उल काजी कहते है । इस समय वहाँ 
पर अपनेको अभ्यास वशोय यतानेगाला बगदादका एक 
समृद्धिशाली व्यापारी भी उपस्थित था । सम्राट इस व्यक्ति 
को पिता कहकर पुकारता था । इस व्यक्तिने मुझको ललित 
करनेके लिए ईवश कह दिया कि इस हलुएका नाम लकी . 
मात उलाजी नहीं है । उसने एक अन्य प्रकारके जिल्द उल 
फरस नामक हलुपको दिखाकर कहा कि इसको लकीमात 
उलकाजी कहते है । परन्तु भान्यवश वहॉपर सभाटके नाम 
( मुसाहिब नासिर- उद्दीन कानी हरवी भी इस व्यापारक 
समुज पठे थे । यह बहुधा उसके साथ सम्राटके रूमुख ही 
ठोल क्रिया करते थ । इन्होंने बगदादीका कथन सुनत ही 
कहा कि रवाजा साहब आप झूठ कहते है । यह काजी हमको 
सच्चे प्रतीत हाते दें । सम्राटने इसपर प्रश्न किया कि यह 
क्यों ? नदीम ने कहा श्रखवन्देश्रालम, यह पुरुष काजी है, 


२४८ 

इन्नयतूता भारतयात्रा 
प्रत्येक शब्दको श्रीरकी अपेक्षा वहीं अधिक जान सकता है । 
यह सुन सम्राट हँसकर याला सत्य है । 

भोजनके उपरान्त हलवा पाया , फिर नवीन ( मादक 
शर्यत ) पिया । तत्पश्चात् पान लेकर हम घाहर चले आये । 
___ थोड़ा ही काल योता होगा कि पजांचीने श्राकर मुझसे 
दपया लेनेके लिए अपने थादमियों को भेजनेको कहा । मैंने 
अपने थादमियोंको रुपया लेने मेज दिया । मंध्या समय घर 

आने पर मैंने छः हजार दोनो तैतीस टंक रखे हुए पाये । 
मुझपर पचपन सहन दीनारका ऋण या और शरह 
सहन दीनारके पारितोषिककी बाधा मिल चुकी थी । ( उथ 
नामक कर निकालनेके पश्चात् ही इतनी धनराशि पची थी । ) 
एक दंक पश्चिमके ढाई सुपएं दीनारके बराबर होता है । 
१४ - सत्रादका मअवर देशको मस्थान और मेरा 

राजधानीमें निवास 
सय्यद हसनशाहके विद्रोहके कारण सम्राट्ने जमादी 
उल अन्चलकी नवी तिथिको मनपर देशकी ओर प्रस्थान 
किया । अपना समस्त मुख चुका मैंने भी इस यात्राका पका 
विचार कर कहार, फर्राश, और हरकारों तकको नौ मासका 
वेतन दे दिया था कि इतने में मुझको राजधानीमें ही रहनेका 
श्रादेश -पत्र मिला । हाजियने मुझसे सूचना मिलनेके हस्ता 

( 1 ) अबुलफजल के कथनानुसार दाम एक तबका सिा होता 
था जिसका वजन ५ टक, अर्थात् । तोला ८ माशा और सात रत्ती था । 
। रुपये में १० दाम भाते थे । इन ताकेसिक्काको भकबर के राजस्वकाल . 
से पहिले पंसा और बहलोली कहते थे, परन्तु अबुलफजलकै समय 
इनका नाम दाम था । 


निज वृत्तान्त 
तर भी करा लिये । इस देशमें राजकीय सूचना देने पर पाने 
चालेके हस्ताक्षर भी ले लिये जाते है जिसमें कोई मुकर न 
जाय । सम्राट्ने मुझको छ सहन और मिश्रके काजाको दस 
सहन दिरहमी दीनार दिये जानेका श्रादेश किया , और इमफे 
अतिरिक्त जिनको राजधानीमें हो रहनेको राजाशा हुई उन 
सय विदेशियों को भी राजशेश्से द्रव्य दिया गया । परन्तु 
भारत वासियों को कुछ न मिला । 

सम्राटने मुझको फुतुब उद्दीनके मकबरेका मुतवल्ली नियत 
कर देखरेख करनेकी पाशा दी । किसो समय सम्राट कुतुब 
उद्दीनका सेवक रह चुका था . इसीसे उसके समाधिस्थलको 
यडे पादरको दृष्टिसे देखता था । यह मेरी फई यारकी आँखो 
देखो बात है कि सम्राट्ने यहॉपर श्रा , सुलतान युतुयउद्दीनफे 
जूतोको चुभ्यन कर सिरसे लगा लिया । इस देशमें मृतकके 
जूतोमो कनके निकट चौकीपर धरनेकी परिपाटी है । जिस 
प्रकार सम्राट् कुतुर उद्दीनके जीवन तुग़लक उसकी वन्दना 
किया करता था , सन्नाद- पद पाने पर, अब भी समाधि . 
स्थलमें वह उसी प्रकारसे मृतकका सम्मान दत्तचित्त हो 
फरता था । भूतपूर्व सम्राटकी विधवाको भी वह बडे श्रादर . 
को घिसे देखता था , और बहन कह कर पुकारता था । 
विधवा रानी सम्राटके ही रनवासमें रहा करती थी । इसका 
पुनर्विवाह मिथ देशके फ़ाजोसे हो जानेके कारण काजी 
महोदयका भी अत्यन्त आदर सत्कार होता था ; सम्राट् उनके 
यहाँ प्रति शुक्रवारको जाया करता था । 

हाँ , तो विदा होते समय जन सम्राटने हमको बुलाया तो 
मिश्र देशके काजीने खडे होकर निवेदन किया कि मैं श्रीमान् 
से पृथक रहना नहीं चाहता । यह सुन सम्राट्ने उसको यात्रा 


२५० 

इन्नरतूताकी भारतयात्रा 
की तैयारी करनेकी प्रामा दे दी और यह उसके लिए 
अच्छा ही हुश्रा । 

इसके पश्चात् मेरी यारी श्रायो । में भी आगे बढा, परन्तु में 
रहना तो दिल्ली में ही चाहता था । इसका परिणाम भी अच्छा 
न निकला । सन्नाट द्वारा निवेदन करनेकी आमा मिल जाने पर 
मैंने अपना नोट निकाला परन्तु उन्होंने मुझको अग्नी ही 
भागामें कहनेको प्राज्ञा दी । मैंने अपवन्देश्रालमसे कहना 
प्रारम्भ किया कि श्रीमान्ने वडो रुपा कर मुझको नगरका 
काजी बनाया है, इस पदका पूर्वानुभव न हाने पर भी मैंने 
किसी न किसी प्रकार पद प्रतष्टा अबतक अनुण्ण बनाये 
रखी है और उसपर सम्राटको श्रोरसे दो सहायक काजियों 
का भी मुझे सहाग रहता है परन्त इस पुतुरउद्दीनके 
रोजका में किस प्रकार प्रबन्ध करूँ । यहॉपर में प्रतिदिन चार 
सौ साठ पुरुषोंको भोजन देना चाहता हूँ परन्तु इस देवी 
त्तरखी श्राय पर्याप्त नहीं होती । यह सुन सम्राट्ने वीरकी 

ओर मुख कर कहा कि उसको वार्षिक आय तो पचास सहन 
है , और मुझमे कहा कि तुम ठीक कहते हो । यह कह चुग्ने 
पर उसने वजीरसे लुक्मन गल्लह दिह । इसका एक लाख 
मन अनाज दो ) कह कर मुझसे कहा कि जब तक रोजेका 
अनाज न आये तुम इसीको व्यय करना । ( अनाजसे गेहे तथा 
चायलका तात्पर्य है । इस देशका एक मन पश्चिमीय बीस 
रतलके बरावर हाता है । इसके पश्चात् सम्राटके पुन . 
पृष्ठने पर मैंने निवेदन किया कि जिन गॉधोंके बदलेम 
मुझको श्रीमानकी ओरसे अन्य गाँव मिले हैं उन ( प्रयम ) 
गॉवोसे कर वसूल करने के अपराधमें मेरे अनुयायी पकड़ 
गये है । दीवान लोग उनसे कहते हैं कि या तो सम्राट्का 


निज धृत्तान्त 

२५१ 
प्राज्ञापत्र लाओ या समस्त वसूली की रकम राजकोपमें 

मा करो । 
___ मेरी यह यात सुन सम्राट्ने वमूलीकी रकम जागनी 
चाही । मैंने कहा कि पाँच सहन दीनार मैंने इस प्रकार पाये 
है । सम्राटने इसपर कहा कि मैंने यह रकम तुमको पारितोषिक 
रूपसे दे दी । फिर मैंने कहा कि श्रीमान्का दिया हुश्रा गृह 
भी श्रय बहुत खराब हो गया है । इसपर सप्ताट्ने कहा इमा . 
रत कुनेद । गृह निर्माण कर लो ), श्रीर पुनः मेरी ओर देख 
कर कहा दीगर न मांद ओर बात ता शेष नहीं है । मैंने 
कहा नहीं श्रीमान् , प्राय मुझे कुछ निवेदन नहीं करना है । 
परंतु सम्राटने फिर भी कहा वसीयत दीगर अस्त ( एक 
यात तेरी भलाईकी शोर है । यह यह कि मृण न लिया फर 
क्योंकि यदि ऐसा करेगा तो बहुत सम्भव है कि मुझे सूचना 
न मिलने पर ऋणदाता तुझको कर दें । मैं जितना हूँ उससे 
अधिक व्यय मत क्रिया कर, क्योंकि परमेश्वरका वचन है 
फलातजग्रल यदक मगलूलतन वला तब सुनहा कुल्लल घसतह 
व कुल वसते व फुलू व शरवू चला तुस रेफ वल्लजीना 
इज़ा अन फकू लम गुसरे व कान वैना ज़ालेका किवामा 
अिर्थात् बस अपने हाथको गदनमें लटका हुआ ( संकुचित ) 
न कीजिये और न उसको फैलाइये । अर्थात् सर्वथा मुक्तहस्त 
न होना चाहिये : खागो और पियो, पर वृथा धनका 
अपव्यय मत करो । जो लोग व्ययके अवसरपर अपव्यय 
नहीं करते उनमें सस्यता भरी हुई है । ] मैंने इसपर सम्राटका 
चरण स्पर्श करना चाहा परन्तु उसने मेग सिर पकड़ मुझे 
रोक लिया , और मैं सम्राट्का हस्तचुम्बन कर बाहर 
निकल पाया । 


२५२ इन्ननतूताको भारतयाना 
___ नगरम भाकर मैंने गृह निर्माण कगना प्रारम्भ कर दिया । 
इसमें सय मिलाकर चार सहन दीनार लग गये । छ. सौ 
तो राजकोषसे मिले और शेष मेंने अपने पाससे लगाये । 
गृहके संमुप मेंने एक मसजिद भी यनयायो । 

१५ - मरूबरेका मान्य 
इसके पश्चात् मैं सम्राट् कुतुब-उद्दीनके ममाधिस्थानके 
प्रबन्ध दत्तचित्त होगया । यहॉपर सम्नाट्ने ईराकके सम्राट 
गाजांशाहके गुम्यदसे मी धीम हाय अधिक ऊँचा ( अर्थात् 
सी हाथका ) गुम्बद निर्माण करनेकी आमा दी , और इस 
देवोत्तर सम्पत्तिकी श्राय बढाने के लिए बीस गाँव और 
माल लेनेको पाशा दी । उसमें दलालोके दशमांशका लोम 
कराने के विचारसे इन गाँवोफे मोल लेनेका कार्य भी मेरे ही 
सुपुर्द कर दिया गया था । 

भारतनिवासी मृतकोंकी फापर जीवनको समस्त 
बारश्यक वस्तुएँ घर देते हैं , यहाँ तक कि हाथी और घोडे तक 
यहाँ बाँध देते है । इसके अनिरिक्त समाधि भी यहाँ अत्यन्त 
सुपजित की जाती है । मैंने भी इमो प्राचीन परिपाटीका 

(1 ) गाजांबा - चगेजखाके पौत्र इलाका पौत्र था । यह फारिस 
देशका अधिपति था । ईरान देश मगोल नरपतियोंमें गाताखा सर्व 
प्रथम मुसलमान धर्ममें दीक्षित हुभा था । वैसे तो हलाकूका पुत्र नको 
दार ( अहमद ) भी मुसलमान या परन्तु वह कपी अपने धर्मको भली 
भौति प्रकट न कर सका । 

इस सम्नाटका समाधिस्थान , जो इसके जीवनकाल में ही निमित हुभा 
या , तवरेजमें है । इससे प्रथम चंगेजखों के वंशजोशी किसी स्थान में भी मृत्यु 
हो जाने पर उनका शव सदाचीन देश भलताई पर्वतमें गादा जाता था । 


निज वृत्तान्त 

२५३ 
अनुसरण किया , और डेढ़ सौ सतमी अर्थात् कुरानका 
पाठ करनेवाले नौकर रसे , अस्सी विद्यार्थियों के निवास तथा 
भोजनादिका प्रबन्ध किया , पाठ मुकरर [ कुरानकी एक ही 
सुरन ( अध्याय ) का कई बार पाठ करनेवालेको सभवतः इस 
नामसे लिखा है ] तथा एक अध्यापक नियत किया । अस्ती 
दार्शनिकों ( सूफिरों ) के भोजनका प्रबन्ध किया और एक 
इमाम तथा मधुर एवं स्पष्ट कण्ठवाले कई मोअज़िन , कारी 
अर्थात् स्वरसहित कुरानका शुद्ध कण्ठसे पाठ करनेवाले , 
मदहरूण ( अर्थात् पैगम्बर साहयकी प्रशंसा करनेवाले ), 
हाजिरीनवीस और मुरिफ़ ( एक निम्नपदस्थ कर्मचारी ) 
भी नौकर रखे । इनकी इस देशमें अरबाय कहते हैं । इनके 
अतिरिक्त मैंने फर्राश , हलवाई, दौडी, श्रावदार अर्थात् भिश्तो , 
शरयन पिलानेवाले, तंबोली, सिलहदार ( पत्रधारी ), भाले . 
घरदार, छनदार , थाल ले जानेवाले , और हाजिर तथा नकीव 
अर्थात् पर्देदार और चोयदार भी नोकर रखे इनको इस 
देशमैं हाशिया " कहते हैं । समस्त पुरुपोंकी संख्श चार सौ 
साठ थी । 
___ सम्राट्ने प्रतिदिन बारह मन पाटा और इनना ही मांस 
पकानेकी श्राज्ञा दे रखी थी पर इसका पर्यात न समझ 
मैंने धनराशिसी प्रचुरताके प्रयालसे पैतीस मन मांस और 
इतना हो श्राटा पकवाना प्रारम्भ कर दिया । इसके अतिरिक्त 
शकर , घी , मिसरी तथा पानका व्यय भो इसी परिमाणमें 
चढ़ गया । भोजन भी श्रय केवल समाधिस्थानके लोगोंकी 
ही नहीं , प्रत्युत प्रत्येक राहगीर तकयो मिलने लगा । दुर्मित 
के कारण जनताको भी इससे बड़ी सहायता पहुँचो और मेरा 
यश चारों ओर फैल गया । 


१४ 


इन्नबतूताकी भारतयाना 
मलिक सबीहफे दौलताबाद जाने पर जर सम्राटने दिल्ली 
स्थित सेवयोंकी कथा पूछी तो उन्होंने निवेदन किया कि यदि 
यहाँ दिल्लीम ) श्रमुक पुरुषकी भांति दोनीन पुरुष भी हाते 
तो दीन दुनियोको बहुन सहायता मिलती थोर तनिक भी 
कष्ट न हाता । यह सुन सम्राट्ने अत्यन्त प्रसन्न हा मुझको 
अपने पहिनने की विशेष पिलश्रत भेजकर सम्मानिन पिया । 

दोनों ईद मोलदेनरनी ( पैगम्बरकी जन्मतिथि ), योमे 
श्राशरा ( महरमका दसॉ दिन )ोरशरात तथा सम्राट 
कुतुर-उद्दीनको मृत्यु तिथिपर में सो मन श्राटा भोर इतना 
ही मास पका कर दीन दुखियों तथा फीरोंको भोजन कराया 
करता था और लोगोंके घर भोजन पृथक भेजा जाता था । 

इस प्रयास भी में यहाँ वर्णन कर देना उचित समझता 
हैं । भारतवर्ष तथा सराय ( चाक ) में ऐसी प्रथा हे शि 
बली में ( द्विगगमनके पश्चात्के भोज ) के पश्चात् प्रत्येक 
उच्च कुलोत्पन मैयद धर्मशास्त्रके ज्ञाता शैख तथा काजीके 
समुप, महयारह ( पालना ) की भॉति बना हुआ एक थाल 
लाकर रखा जाता है । यह खजूरके पत्तसे बनाया जाता 
है और इसके नीचे चार पाये होते है । थालपर सर्वप्रथम 
पतली राटिया ( चपाती ) रखी जाती है और फिर वकारेका 
भुना हुआ सिर , तत्पश्चात् हलुश्रा सानियॉसे भरी हुई चार 
टिकिया और इन सवक पश्चात् हलुएके चार टुकडे रख 
जाते है । इसके अतिरिक्त खालके बने हुए एक छोटेसे थालम 
हलुमा और समोस अलगसे रख दिये जात है ! 

थालमें इन पदाथोंका इस दगसे रख , ऊपरसे 
उन्हें सूनी चरसे ढॉक देते है । निम्न श्रेणी मनुष्योपे लिए 
पाथीभीमानाच्यन कर दी जाती है । 


निज वृत्तान्त 

२५५ 
थाल संमुख थाने पर प्रत्येक व्यक्ति इसको उठा लेता है । 
यह परिपाटी मैने सर्वप्रथम सम्राट् उजयकको राजधानी 
सराय नामक नगरमें देखी थी , परन्तु हमारी प्रकृतिके विगद्ध 
होने के कारण मैंने अपने अनुयायियोंसे इनके उठानेका निषेध 
कर दिया था । 

बड़े आदमियों के घर भी इसी भांनिसे थाल सजाकर 
भेजे जाते हैं । 

१६--- अमरोहेकी यात्रा 
सम्राटके आदेशानुसार बजीरने मुझको दम हज़ार मन 
अनाज देकर शेष के लिए श्रमरोहा इलामें जानेकी श्राशा दी । 
यहाँका हाकिम इस समय अमीर सम्मार था , और शमसुद्दीन 
यदखशानी नामक एक व्यक्ति अमीर था । जब मैने अपने 
भृत्योंको अनाज लानेके लिए उधर भेजा तो वे कुछ ही अनाज 
वहाँसे ला सके । लौटकर उन्होंने अमीर खम्मारकी कठोरता . 
को मुझसे शिकायत की । अब शेष अनाज व मूल करने के लिए 
मुझको ही स्वयं वहाँ जाना पडा । दिल्लीसे यहाँतक पहुँचने में 
नीन दिन लगते हैं । तेतीस श्रादमियोंको अपने साथ ले मैं 
वर्षा ऋतुमें हो इस ओर चल पड़ा । मेरे अनुयायियों में दो 
डोम माता भी थे, जो यदुत अच्छा गाना जानते थे । बिजनौर 

(1 ) अमरोहा - इस समय मुरादाबाद जिले में एक तहसील है । 
नदीसे तूनाका हारपर्य आधुनिक रामगढ़ा है । इसी नदी के तटपर 
भाधुनिक अगवानपुर नामक गाँर बसा हुभा है । ऐसा प्रतीत होता 
है कि भ्रमवश बतूताने नदीका नाम सरजू लिख दिया है । 

(२) बिजनौर - यह नगर मी बहुत प्राधीन है । हुएन्संग नामक 
चीनी यात्रीने भी ईसाकी छठी शताब्दीमें इसके अस्तित्वका वर्णन किया 


२५६ 

इग्नयनूताकी भारतयात्रा 
पहुंचने पर तोन डोम और आ गये । ये तीनों भी भाई ही 
थे । में कभी तो उन दोनों भाइयोरा और, फ्भी इन तीनों 
गाना सुनता था । 
___ अमराहा पाने पर यहाँके नगरस्थ सरीनोकर हमारी 
अभ्यर्थनाका याहर भाये । इनमें नगरके काजी शरीफ अमीर 
अली तथा मठके शेव भी थे । इन दोनोंने मुझका एक सम्मि 
लित उत्ता गाज भी दिया । मैंने अमरोहका एक छोटा परन्तु 
सुन्दर नगर पाया । 

अमीर सम्मार इस समय अफ्गानपुरमें था , जो सरजू 
नदीके नटपर बसा हुआ है । यही नही इस समय हमारे और 
अफगानपुरके मध्य में बाधक हो रही थी । नाव न मिलनेके 
कारण लाचार हाकर हमने लकड़ी और घासको ही एक नगर 
बना डाली श्रोर उसीपर अपना समस्त सामान पार उतरवा 
कर दूसरे दिन स्यय नदी पार की । यहाँपर श्रमीर खम्मारका 
माता नजीय अपने अनुयायियों सहित हमारी अभ्यर्थनाके 
लिए आया । विधाम करने के लिए हमें डरे दिये गये । तत्पश्चात् 
बम्मारका वाला नामक नत्य माता भी हमारा सत्कार 
करने आया । यह व्यक्ति अत्यन्त ही घर प्रसिद्ध था । साठ 
लाख की वार्षिक प्राय डेढ सहस्र गाँव इससी अधीनताम 
थे शोर इस प्रायका नीसवाँ भाग इसका मिलता था । 
___ यह नदी भी यडी ही निचित्र है । वर्षामतुमें काई ( सका 
जल नहीं पीता और न किसी पशुको ही पिलाता है । तान 
दिवस पर्यन्त तटपर पडे रह कर भी हमने इस नदीका जल न 
पिया और न इसके निकट ही गये । यह नटो हिमालय परतस 
है । सम्राट अक्वाके समय यह नगर सकार सम्भक अधीन था । इस 
समय यह पकला है । आधनिक नाता । 


निज वृत्तान्त 

२५५ 
निकलती है । यहाँ सुवर्णकी एफ खान भी है । परन्तु यह 
नदी तो विपली घृटियोंमें होकर यहाँ आती है, इसी कारण 
इसका जल पीते ही मनुष्यको मत्य हो जाती है । . 
___ यह पर्वतमाला ( अर्थात् हिमालय पर्वत - श्रेणी ) भी इतनी 
लम्बी है कि तीन मासमें उसकी यात्रा समाप्त होती है । 
इसकी दूसरी ओर तिव्यतफा देश है । यहाँ फस्तूरी मृगो 
होता है । इस पर्वतमालामें ही मुसलमान सैन्यकी दुर्दशाका 
वर्णन हम कहीं ऊपर कर आये हैं । 
, नगरमें मेरे पास हैदरी फ़कीरोंका भी एक समुदाय पाया । 
प्रथम तो इन्होंने समान ( अर्थात् धार्मिक राग ) सुनाया और 
फिर अग्नि प्रज्वलित कर यह सब उसमें घुस पड़े और किसी. 
को तनिक भी क्षति न पहुँची । 

अमीर शम्स -उद्दीन बदखशानी और यहाँ के सूबेदारमें 
किसी वातपर अगवन हो जाने के कारण , शम्स -उद्दीनने जब 
अज़ीज़ खम्मारको युद्ध करनेके लिए ललकारा तो वह अपने 
घरमें घुसकर बैठ गया । तत्पश्चात् प्रत्येकने अपने प्रतिद्वन्द्रीकी 
शिकायत बज़ीरको लिखकर भेजी । वज़ीरने मझको तथा 
सन्नाटके चार - सहर दालोके अधिपति मलिक शाह अमीरउल 
ममालिकको लिखकर भेजा कि दोनों के झगड़ेकी जाँच-पड़ताल 
कर अपराधीको चाँध राजधानी में भेज दो । 

दोनों श्रोरके पुरुष श्रव मेरे घर श्रा एकत्र हुए । अज़ीज़ 
खम्मारने शम्स -उद्दीनपर यह आरोप लगाया कि इसके सेवक 
रजी मलतानीने मेरे खजांची घरपर उत्तर फर मदिरा-पान 
फिया और पाँच सहस्र दीनार चुरा लिये । रजीसे पूछने पर 
उसने मुझे यह उत्तर दिया कि मैंने मुलतानसे आनेके पश्चात् 
कभी मदिरा नहीं पी । इसपर मैंने उससे यह प्रश्न किया कि 


२५८ 


इनरतूतांकी भारतयाना 
झ्या मुलतानमें तूने मदिरा पान किया था ? अपराध स्वीकार 
फरने पर अस्सी दुरे ( कोड़े ) लगा कर , अमीर पम्मारके , 
आरोपके कारण उसको बन्दी कर लिया । 

दो मास पर्यन्त अमराहे रह कर में राजधानीको लौटा । 
जस्तक यहाँ रहा मेरे अनुयायियों के लिए प्रति दिन एक गाय 
जियह होती थी । लौटते समय अपने साथियों को अनाज लाने 
के लिए वहाँ ही छोड़ पाया और गाँचालोको लिख दिया कि 
तीन सहघ्र बेलोपर वीस सहस्र मन अनाज लाद कर पहुंचा । 

भारत निवासी बेलोपर ही योझा तथा यात्राका असपाय 
लादा करते हैं और गदहेपर चढगा अत्यत हेय समझते है । 
यह पशु इस देशमें कुछ छोटा भी होता है । इसको यहाँ लाशह 
कहते हैं । किसी पुरुषको प्रसिद्धि ( अपमान ) करनके लिए 
उसको कोडे मारका गदहेपर चढानेकी इस देश में प्रथा है । 

१७ - कतिपय मित्रोंकी कृपा 
यात्राके लिए प्रस्थान करते समय नासिर उद्दीन ओहरी 
मेरे पास दो सौ साठ टक थातीक तौरपर रख गये थे परन्तु 
मैंने इसको खच कर दिया । श्रमराहेसे दिल्ली लौटने पर मुझको 
सूचना मिली कि नासिर उहीनने नायव यजीर खुदावन्द 
जादह कवाम -उद्दीनसे यह रपया वसूल करनेक लिए लिख 
दिया है । रुपये खर्च कर देनेकी यात कहने में मुझे शव बडी 
लजा आती थी । तृतीयाश तो मैंने किसी प्रकार दे दिया 
और फिर घरमें घुस कर बैठ रहा । कुछ दिनतक मेरे इस 
प्रकार वाहर न आनेक कारण मेरी बीमारीकी प्रसिद्धि हो 
गयी । नासिर उहीन पारजमी सदोजहाँमझसे मिलने याये 
ता कहा कि रोग तो कोई मालूम नहीं पड़ता । मैंने उत्तर 


निज वृत्तान्त 

२५९ 
में कहा कि भीतरी रोग है । उनके पुनः पूछने पर मैंने कहा कि 
अपने नायय शैख-उल इसलामको भेज देना , उनको सय हाल 
बता दूँगा । उनके श्राने पर जय मैंने अपना समस्त वृत्त कहा 
तो उन्होंने मेरे पास एक सहस्र दोनार भेज दिये । इसके पूर्व 
उनके एक सहस्र दीनार मुझपर और चाहते थे । 
___ खदायन्दज़ादहके शेष रकम माँगने पर मैंने यह सोचकर 
कि केवल सदरेजहाँ ही एक ऐसा धनादय है जो मेरी सहा 
यता कर सकता है . सोलह सी दीनारके मुल्यका जीन सहित 
एक घोडा, आठ सौ दोनारको मूल्यका ज़ोन सहित एक 
अन्य अश्व , बारह सौ दीनारफे मूल्यवाले दो सञ्चर, चाँदी . 
का तूणीर, श्रोर चाँदीके म्गनकी दो तलवारें उनके पास 
भेजकर कहलाया कि इनका मूल्य मेरे पास भेज दे । परन्तु 
उन्होंने इन सय पदार्थोंका मूल्य केवल तीन सहन दीनार कृत 
फर अपने दो सहस्र दीनार फाट फेवल एक सहस्र ही मेरे पास 
भेजे । यह देखकर मुझको चहुत ही दुःस हुया और चिन्ताके 
कारणुशोर भीवरचढ़ाया । वजीरसे शिकायत करने परतो 
और भी भण्डा फूरता , यह सोच- समझ कर चुप ही हो रहा । 

इसके पश्चात् मैंने पाँच घोड़े, दो दासियाँ और दो दास 
मुगीस -उद्दीन मुहम्मद विन इमाद-उद्दीन समनानोफे पास 
भेजे । परन्तु इस युवकने ये सब पदार्थ लौटा कर दोसौ टंक 
पैसे ही भेज कर मेरा दूना उपकार किया । कहना न होगा कि 
मैंने वह ऋण भी चुका दिया । 

१८ - सम्राटके कैम्पमें गमन 
मअवर देशको जाते समय राहमें तैलिंगाने देशमै सम्राट 
को सेनामें महामारी फैल जानेके कारण सम्राट् प्रथम तो 


२६० इनमतूताकी भारतयाना 
दौलतायाद चला आया ओर तदुपरान्त वहाँसे गला-तटपर 
श्राकर बस गया । सम्राट्ने लोगोंको भी इसी स्थानपर यसने 
की आज्ञा दे दी । मैं भी इस समय वहाँ पहुँचा ही था कि 
इतनेमें दैवयोगसे ऐन उल मुल्कमा विद्रोह प्रारम्म होगया । 
इस समय में सम्राटकी ही सेवामें रहता था श्रोर मेरी सेवा 
से प्रसन्न हो उसने अपने विशेष अश्वोमेंसे एक मुझको भी 
प्रदान किया और मैं उसके विशेष अनुचरोंमें समझा ज्ञाने 
लगा । तदुपरान्त ऐन-उल -मुरको युद्धमें सम्मिलित होनेके 
पश्चात् गगा तथा सरयूको पार कर मैं सालार मसऊद 
गाजीकी कटके दर्शनार्थ गया थोर सम्राटकी चरण धूनिके 
साथ ही दिल्ली लौटा । 

१६ - सम्राट्की अमसन्नता और मेरा वैराग्य 
एक दिन में शैख शहाय-उद्दीन शैख जामके दर्शनार्थ 
दिल्ली नगरके बाहर उनको निर्माण की हुई गुहामें गया । 
वहाँ जानेका मेरा वास्तविक अभिप्राय केवल उस विचित्र 
गुफाफा दर्शन मात्र था । शैख महाशयके घदी हो जाने पर 
जर सम्राट्ने उनके पुत्रोंसे पितासे मिलनेवालोंके नाम पूछे 
तो उन्होंने मेरा भी नाम बता दिया । यस फिर क्या था , 
सम्राट्की आशानुसार चार दासोंका पहरा मेरे दीवानखान 
पर भी लग गया । पहरा लग जाने पर प्रत्येक मनुष्यका 
जीवन रडी कठिनाईसे बचता है । 

मेरे ऊपर शुक्रके दिन पहरा बैठा और मैंने भी तुरत 
हस्खन अल्लाहो च नेमल वकील पढना प्रारभ कर दिया । 
उस दिन मैंने यह ( अर्थात ईश्वर पवित्र है थोर अच्छा 
वकील या प्रतिनिधि है ) तेतीम सहन यार पढ़ा ओर सत 


निज वृत्तान्त 
को दीवानसानेमें हो रहा । इसके अतिरिक्त मैंने पाँच दिनका 
व्रत रखा प्रतिदिन एक बार कलाम उल्लाह समाप्त फर पानी 
पीकर इफ्तार ( चतमग ) करता था । पाँच दिन व्रत 
तोडा । परंतु इसके पश्चात् पुन चार दिनका व्रत धारण 
कर लिया । 

शैखफे वधके उपरांत मुझको भी स्वतंत्रता मिल गयी और 
ईश्वरकी कृपासे मेरा मन भी नौकरीसे खट्टा हो चला और 
मे संसारके नेता ( इमामे आलम ), पवित्र विद्वान , जगत् श्रेष्ठ 
( फरीद उद्दहर ), अद्वितीय ( वहीद उल अन्न ) शैख कमाल 
उद्दीन अब्दुल्ला गाजीकी सेवा करने लगा । यह महात्मा 
ईश्वर प्रेममै सदा मतवाले रहते थे । इनकी अलौकिक 
शक्ति भी खूब प्रसिद्ध थी । मैं इसका वर्णन प्रथम ही 
कर पाया हूँ । 
__ अपनी समस्त धन- सपत्ति अनाथों तथा फकीरोंको वॉट 
मैंने भी इन शैख महात्माकी सेवा प्रारभ कर दी । शैखजी 
दस दिन और कभी कभी बीस बीस दिन तक व्रत (उपवास ) 
रसते थे । उनका अनुकरण करनेकी मेरे चित्तमें लालसा 
तो बहुत होती थी परतु शेख निषेध कर कह दिया करते थे 
कि प्रार्थना करते समय अभी अपनी वासनाओको इतना कर 
न दो । ये बहुधा कहा करते थे कि हृदयसे पश्चात्ताप करने 
वाले के लिए यात्रा करने या पदल चलनेको कोई आवश्यकता 
नहीं है । मेरे पास कुछ थोडीसी संपत्ति शेष रहनेके कारण 
चित्तमे सदा कुछ न कुछ श्रासक्ति सी बनी रहती थी । 
अतएव उसके निवारणार्थ मैने सब कुछ लुस अपनी देहके 
घन तक एक भिनुकसे बदल लिये और पॉच मास तक 
शेखके पास रहा । इस समय सम्राटसिंधु देशमें गया हुआ 


२५२ .mal .. .. . . ना 
था । यहाँसे लौटने पर मेरे इस प्रफारसे विरक्त होनेको 
सूचना मिलते ही उसने मुझे सैवस्तान ( सहवान ) में घुला 
भेजा और मैं भिनुम्के वेपमें ही सम्राट्के संमुप उपस्थित 
हुवा । सनाट्ने मेरे साथ पडी दयालुनाफा बर्ताव किया 

और पुनः नौकरी करनेका आग्रह किया , परंतु मैंने स्वीकार 
न किया और हजको जानेकी याज्ञा चाही । उसने मेरी यह 
प्रार्थना स्वीकार कर ली । 

सम्राटसे मिलनेफे अनंतर मैं बाहर पाकर मलिक -बशीर 
फे नामसे प्रसिद्ध पक मठमें ठहर गया । इस समय हिजरी 
सन् ७४२ के जमादी- उल अब्बलका अंत होनेको था । रजर 
मासमें शश्रवानी दसवीं तिथि तक मैने वहाँ रह कर चिल्ला 
( चालीस दिनका व्रत विशेष ) किया । धीरे धीरे में पॉच 
दिनका व्रत रखने लगा । पांचवे दिन फेवल थोडेसे चावल , 
बिना सालनके ही , खा लेता था । दिन भर कुरान पढ़ा 
करता था और रातको जितना हो सकता था ईश्वर 
प्रार्थना करता था । अब भोजन तक मुझको भार प्रतीत होने 
लगा और उलटी कर देने पर ही कुछ शांति प्राप्त होती 
थी । इस प्रकारसे ध्यान धारणा में मैंने चालीस दिन 
व्यतीत किये । 

चालीस दिन बीतने पर सम्राटने मेरे लिए जीन सहित 
घोडा . दास-दासियाँ. मार्ग व्यय तथा पत्र आदि भेजे । सम्राट 
द्वारा प्रेषित वस्त्र पहिन फर मैंने सूती श्रस्तर यक्त नीले रंगका 
जुन्या ( चोगा ), जिसको पहिन कर मैंने चालीस दिनका व्रत 
साधा था , उतार दिया परन्तु राजकीय सिलन्नत पहिनते 

छ बाह्य वस्तु सी प्रतीत हुई और इसके विप . 
रीत जुब्येकी ओर देखनेसे मेरे हृदयमें ईश्वरीय ज्योतिका 


दिल्लीस मालावारकी यात्रा 


२६३ 


प्रकाश सा हो जाता थी । जयतक समुद्री हिन्दू डाकुओंने 
लूटकर मुझे नंगा न फर दिया तबतक यह जुन्या सदा मेरे 
पास रहा । सब कुछ लुट जाने पर यह भी जाता रहा । 


अाठवाँ अध्याय 
दिल्लीसे मालावारकी यात्रा 

१ - चीनकी यात्राकी तैयारी 
सम्राट्फे संमुख उपस्थित होने पर उसने मेरो पहिलेसे 

भी वहीं अधिक अभ्यर्थना कर कहा कि मैं यह 
भलीभाँति जानता हूँ कि तुमको पर्यटनकी बड़ी लालसा लगी 
रहती है , श्रतएव मैं अपनी पोरसे दूत बना कर तुमको चीन 
देशके सम्राटके पास भेजना चाहता है । इतना कह उसने 
मेरी यात्राका समस्त सामान जुटाना प्रारम्भ कर दिया और 
मेरे साथ जानेके लिए कतिपय व्यक्ति भी नियत कर दिये । 

चीन देशके सम्राट्ने बादशाह के पास सौ दास - दासियाँ, 
पाँच सो थान फमख्याय ( जिनमें सौ जैतोन नामक नगरके 
बने हुए थे और सौ पनकाके ), पाँच मन कस्तूरी . पाँच 
रनजटित खिलप्रत , पाँच सुवर्ण तूणीर और पाँच तलवारें भेज 
कर हिमालय पर्वत-प्रदेशीय मंदिरोके पुनर्निर्माणकी श्राशा 
प्रदान करनेकी प्रार्थना की । कारण यह था कि इस पर्वतीय 
प्रदेशके समहल नामक स्थानमें चीन-निवासी यात्रा करने 
श्राते थे और सम्राटने पर्वतपर थाक्रमण कर मन्दिर तथा 
नगर दोनाका ही विध्वंस कर डाला था । 


२६४ इननतूता भारतयाना 
। सुलतानने चीन सम्राटको इस प्रार्थनाका यह उत्तर दिया 
कि इसलाम धर्म अनुसारफेरल जजिया देने वाले व्यक्तियोंको 
ही मन्दिर निर्माणको प्राशा मिल सकती है और यदि चीन 
सम्राटका भी ऐसा ही करनेका विचार हो तो यह कार्य बहुत 
सुगमतासे हो सकता है । पर बदलेमें उसने कहीं अधिक 
मूल्यवान् उपहार भेने । 

सम्राट्की उदारताका कुछ अंदाजा नीचे दी हुई सूचीसे 
हो सकता है । सौ हिन्दू दास तथा नाचना और गाना जानने 
वाली दासिया , येरमिया " नामक वस्त्रके सौ थान ( यह 
बस्न सूती होने पर भी सुदरतामें अद्विनीय हाता है । प्रत्येक 
थानका मूल्य सौ दीनार होता है ), जुन नामक रेशमी 
वनके सौ थान ( इस वस्त्र के निर्माणमें पाँच रगोंका रेशम 
लगाया जाता है ), सलाहिया नामक घनफे एक सौ चार 
धान शीरींगफ नामक बाके सौ थान, मरगरके पाँच सो 
थान ( यह ऊनी वस्त्र मारदीनसे यनकर पाता है - इसमें सौ 
थान कृपण, सौ नीले सौ श्नेत, सो रक्त और सौ हरित वर्णके 
थे ), कतारमीके सौ , फजागन्दके सौ , तथा सो विना चाँहके 
चुगे ( चोगे ) एक डेरा ( वडा ), छ डेरे ( छाडे ), चार 
सुवर्णके और चार रजतके मीना किये हुए शमादान, लाटों 
सहित स्वर्णके चार ओर रजतके दस थाल, सम्राटके धारण 
करनेके निमित्त सानेके कामको दस सिलते, दस रत्नजटित 
शाशिया नामक टोपियाँ, दस तलवार ( इनमें एकको म्यान 
मुका तथा रतजटित थी ) । दस मुक्काजटित दस्ताने 
( दस्तरान ) और पद्रह युवा दास - इतनी वस्तुएँ सनाट्ने 
उपहारमें चीन - सम्नाटके पास भेजी । 

( 1 ) बेमिया - एक प्रकारका मत्यन्त उत्तम सती बर होता था । 


१४. मा . .. याना 

९५५ 
प्रसिद्ध विद्वान् अमीर जहीर - उद्दीन जनजानीको भी 
मेरे साथ यात्रा करने का श्रादेश हुआ और उपहारकी समत्त 
वस्तुपे सम्राट्फे पास काफर शरदारकी सुपुर्दगीमें कर दी 
गयीं । समुद्र तट तक हमको पहुँचाने के लिए अमीर मुहम्मद 
हरवीकी अध्यक्षतामें एक सहन सवार भी सम्राट्ने भेजे । 
___ चीन सम्राट्फे तरसी नामफ दूतके पन्द्रह अनुरायी और 
सो भृत्य थे । ये सय भी हमारे साथ ही लोटे । इस प्रकारसे 
चीन जाते समय हमारे साथ एक अच्छा समुदाय हो गया 
था । सम्पूर्ण मार्गमें हमको सम्राट्को श्रोग्से ही भोजन मिलने . 
का प्ररन्ध था । 

२ -- तिलपत 
हिजरी सन् ७४३ के सफर मासको सत्तरहवीं तिथिको 
हमने प्रस्थान किया । इस देशमें बहुधा प्रत्येक मासकी 
दूसरी, सातवी, बारहवीं , सत्तरहवीं, बाईसवी या सचा. 
इसी तिथिको यात्रा करनेकी प्रथा है । प्रथम दिन हमने 
दिल्लीसे सात श्राठ मीलकी दूरी पर स्थित तिलपत नामक 
ग्राममें विश्राम किया । इसके पश्चात् पायो नामक स्थानमें 
होते हुए हम धयाना पहुँचे । 

( १ ) तिलपत - दिडीके जिले में मथुराकी सड़कके पास इस नामका 
एक प्राचीन गाँव भव भी है । प्राचीन कालमें पूर्वीय प्रान्तोंसे दिल्ली 
भानेवाले व्यक्ति प्रथम यही विश्राम करते थे । महाभारतके प्रसिद् 
पंच ग्राम में इसकी मी गणना है , और यह इसकी प्राचीनताका 
प्रमाण है । 

( २ ) भावो - यह गाँव इस समय भी मथुरा जिलेमें ओखला 
नदरसे कुछ मीलकी दूरीपर भरतपुरमथुराकी सड़कपर स्थित है । 


२६६ 


इब्नबतूताकी भारतयात्रा 


३ - चयाना 
यह नगर अत्यंत मुंदर और विस्तृत है । यहाँका बाज़ार 
भी रमणीक है, और जामे ( थर्थात् प्रधान मसजिद भी 
अद्वितीय है । मसजिदको दीवार तथा छत पापागकी बनी 
हुई हैं । सम्राटकी धायफा पुत्र मुजफ्फर यहाँका हाकिम है । 
इसके पूर्व मलिके मुजीर रच्ने अवीरिजा इस पदपर प्रतिष्ठित 

(1 ) पाना - भरतपुर राज्यमें एक छोटासा नगर है । यहाँकी 
जनसंख्या भी भव पाँव सहस ही होगी । मध्ययुगमें इस नगरका 
बड़ा महत्व था । सम्राट भकपरके समय सरकार सूखा भागरा से इस 
नगरका संबन्ध था । अबुल फजल के कथनानुसार उस समय इस नगरमें 
बहुतेरे प्राचीन भवन तथा तहखाने विद्यमान थे और तांबेके पात्र तथा 
भस्त्रादि भी प्राचीन खंडहरों में मिल आते थे । इससे इसकी प्राचीनता 
सिद होती है । उस समय यहाँपर एक मीनार बना हुआ था जो अब 
तक विद्यमान है । परंतु इस समय इसके केवल दो खंड शेष रह गये 
है । तृतीय संट मैगजीनको बारूदमें भनि लग जाने के कारण उड़ गया । 
सुन्तान कुतुष- पद्दीन खिलजीके समयकी मलिक काफूर द्वारा निमित 
( हि . १८ को ) र पाषाणकी एक बावली भी यहाँ भवतक विद्य 
मान है और इसपर इसकी निर्माग-तिथि भी भक्ति है । 

प्राचीन वैमन तथा उसके नष्ट होने की कथाके संबंधमें यहोंक 
निवासी नीचे दिया हुमा दोहा पदा करते है । 

भगारह सौ तिहत्तर सुदि ( यदि ) फाग सीज रविवार । 
विजय मंदिर गद तोड़ा, अबूबकर कन्दहार । 

गणना करनेसे यह समय हिजरी सन् ५ . २ निकलता है । इस 
समय बहराम बिन मसकर गज़नवी राजसिंहासनपर बैठा था भार 
इसी सम्राट् के सेनानायक द्वारा इस प्राचीन नगरका पतन हुआ था । 


। । । । ...। याना १६ 
था , यह अपने पापको फुरैशी कहता था परंतु था बडा ही 
फर और निर्दयी । ( इसका वर्णन पहले हो चुका है । ) 

इस नृशंसने नगरके बहुतसे व्यक्तियोंका वध कर डाला 
था और बहुतोंके हाथ पाँच कटवा दिये थे । इसकी जघन्यता . 
को प्रदर्शित करनेवाले अत्यंत सुन्दर परंतु हस्तपादविहीन 
एक पुरुषको मैंने भी इस नगामें अपने गृहकी दहलीज़में 
बैंठे पाया । 

सम्राट्फे एक बार इस नगरमें होकर जाने पर जय 
नगर निवासियोंने मलिके मुजीरको शिकायत की तो सुलतान 
ने इसको बन्दी कर गर्दनमें तो ( लोहेकी हंसली ) 
डलवा मंत्रीके सामने बैठा दिया और नगर निवासी इसकी 
परताकी कथाएँ उपस्थित होकर लिखवाने लगे । तदनंतर 
सम्राट्ने उन सब लोगोंको, जिनके साथ निर्दयताका व्यवहार 
हुआ था , राज़ी करनेको श्राशा निकाली और इसके ऐसा 
करने पर इसका वध कर दिया गया । 
____ इस नगरके विद्वानों में इमाम अज-उद्दीन जुवेरीका नाम 
उल्लेस योग्य है । यह महाशय जुगेर विन उल अवाम सहायो 
रसूले खुदाके चंशज थे । 

ग्वालियरमें मैं इनसे बायाजमा नामसे प्रसिद्ध श्री 
मलिक अज उद्दीन मुलतानीके गृहपर मिला था । 

४ -- कोल 
चयानासे चलकर हमलोग कोल ( अलीगढ़ ) आये और 
नगरके बाहर एक मेदान में ठहरे । इस नगरमें श्रामके उप . 
धनोंकी सख्या बहुत अधिक है । यहाँ अाफर मैंने ताज उल 
भारफीन की उपाधिसे प्रसिद्ध शैख सालह श्राविद शम्स. 


२६८ इनस्तताकी भारतयाना 
उद्दीनके दर्शन किये । इनकी अवस्था बहुत अधिक थी और 
नेत्रोंकी ज्योति भी जाती रही थी । सन्नाटने इसके पश्चात् 
इनको बन्दीगृहमें डाल दिया और वहीं इनकी मृत्यु होगयो । 
( मृत्युका वृत्तान्त में पहले ही लिख चुका हूँ । ) 

* कोला पाने पर मूबना मिली कि नगरसे सात मील की 
दूरीपर जलाली नामक स्थानके हिन्दुओंने विद्रोह कर दिया 
है । वहाँके निवासी हिन्दुओंका सामना तो कर रहे थे परन्तु 
श्रर उनकी जानपर ा धनी थी । हिन्दुओंको हमारे आनेकी 
कुछ भी सूचना न थी । हमने शाक्मए द्वारा सभी हिंदुओं 
( तीन सहन सवार तथा एक महन्न पदल ) का परकर उनके 
गृह तथा अनशस्त्रादि अधिगत कर लिये । हमारी पोरके 
केवल तैतीस सवार और पचास पदाति सेत रहे । येचारा 
काफर साकी अर्यात शरपदारमो. जिसकी सुपर्दगीमें चीन 
सम्राटकी भट दी गयी थी , वीरगतिको प्राप्त हुअा । इस 
घटनाको सूचना सम्राटको देकर उत्तरकी प्रतीक्षामें हम लोग 
इसी नगरमें ठहर गये । 

पर्वतोंसे निकल कर हिन्दू प्रतिदिन जलाली मगर 
पर अाफमण किया करते थे, और हमारी श्रोरसे भी प्रमार 
हम सरको साथ लेकर उनका सामना करने जाता था । एक 

( १ ) कोल - ( अलीगढ़ ) में दीद राजपनोंक समयका एक गा 
बना हुआ है और इसके मायमें सलावताँका मसजिद भी इस समय 
तक वर्षमान है । यहॉरर सम्राट नासिर उद्दीन महमूद समपका ( ह . 
६५१ ) एक प्राचीन मीनार भी थी परन्तु जिलेमें मधिकारियोंने सन् 
१८६१ में उमे रहवा दिया । 

( २) जसाठी - रस नामका एक प्राचीन कसबा वनमान मोगदके 
पातमें ही पूर्वी वाफ स्पित है । 


दिल्लीसे मालागारको यात्रा २६९ 
दिन समुदायफे साथ घोड़ापर सवार हो में याहर गया । 
ग्रीष्म ऋतु होने के कारण हम सय एक उपवनमें घुसे ही थे 
कि चिल्लाहट सुनाई दी और हम गाँचकी ओर मुड़ पड़े । 
इतनेमें फुछ हिन्दू हमारे ऊपर आ टूटे । परन्तु हमारे सामना 
फरने पर उनक पाँव न टिफ । यह देख हमारे साथियोने भिन्न 
भिन्न दिशाओंमें उनका पीछा करना प्रारम्भ किया । मेरे साथ 
इस समय केवल पाँच पुरुप थे । मैं भी भगेडुओंका पीछा फर 
रहा था कि सहसा एक झाड़ीमसे कुछ सवार तथा पदा 
तियोंने निकल कर मुझपर शाक्रमण किया । अल्पसंख्यक होनेके 
कारण हमने अब भागना प्रारम्भ कर दिया , और दस पुरुष 
हमारा पीछा करने दौडे । हम संख्या में केवल तीन थे । धरती 
पथरीली थी और कोई राह दृष्टिगोचर न होती थी । मेरे 
घोड़ेके अगले पैर तक पत्थरोंमें अटक गये । लाचार होकर 
मेने नीचे उतर उसके देर निकाले और फिर सवार होकर 
चला । 

इस देशमें दो तलवारे रखनेकी प्रथा है । एक ज़ीनमें लट 
कायो जाती है जिसको रफायी कहते हैं ; और दूसरी 
तूगोरमें रखी जाती है । 
- मे कुछ ही आगे बढ़ा था कि मेरी रकावी म्यानसे 
निकल कर गिर पड़ी । सुवर्णकी मूठ होनेके कारण उठानेके 
लिए मैं पुनः नीचे उतरा और उसको पृथ्वीसे उठा ज़ीनमें 
रख फिर चल पड़ा । शत्रु मेरा पीछा नव भी कर रहे थे । मैं 
एक गट्टा देख उसी में उतर पड़ा और उनको दृष्टिसे योभल 
हो गया । 

गडे मध्यसे एक राह जाती थी । यह न जानते 
हुए भी कि वह कहाँको जाती है , मैं उसीपर हो लिया और 


२७० 

इन्नबतूताको मारतयाना 
कुछ ही दूर गया होऊँगा कि इतनेमें , लगभग चालीस 
वाणधारी पुरुषोंने मुझको सहसा घेर लिया । मेरे शरीरपर 
क्र नहानेके कारण भागनेम तो यह भय लगा हुआ था 
कि कहीं कोई वाण द्वारा विद्ध न कर दे । श्रतएव धराशायी 
हा मेने सन द्वारा ही इनको जता दिया कि में तुम्हारा 
घटी हूँ । कारण यह कि ऐमा करनेवालेका ये कमी वध नहीं 
करते । लगदा ( जुगा), पाजामा और कमीज ( कुरता ) के 
अतिरित्त मेरे सभी घर उता , ये लाग घन्टी वना मुझको 
एक माडीके भीतर ले गये । इसी स्थानपर वृक्षाच्छादित 
एक सरोवरके किनारे यह ठहरे हुए थे । 

यहाँ श्राकर इन्होंन मुमका उर्द ( मृग ) की रोटी दी । 
भोजन कर मैंने जल पिया । इनके साथ दो मुसलमान भी 
ये । इन्होंने पारसा मापामें मेरा निजी वृचांत पूछा । मैंने 
भी अपना सारा वृत्त कह दिया परतु सम्राटके सबक हाने 
की बात न तायी । 

यह कह कर किये लोग तेरा असभ्य रघरदेगे . न्होंने 
एक पुरुषकी और सकेत कर बताया कि यह इनका मार 
है । मैने इन्हीं मुसलमानों द्वारा अब उस पुरुषसे अनुनय 
विनय इत्यादि परना प्रारम किया । 

इसके अनन्तर सारने मुमको एक वृद्ध, उसके पुत्र 
और एक दुष्प्राति सप्णशय मनुष्य - इन तीन व्यक्तियोर 
सुपुर्द पर कुछ अामा दे पिदा कर दिया । परतु अपनी यघ 
सयघा प्राशाका मेन ममममा । 
ये तो 

मुमरा उठाकर पर घाटोकी और न 
चल , परनु राहमें उस प्याय पुण्यको ज्यर हो जानेर 


. 


. 


. 


दिलोसे मालावारकी यात्रा २७१ 
और इसके उपरांत शृद्ध तथा उसका पुन दोनों सो गये । 
प्रात. फाल होते ही ये तीनों यापसमें बातें करने और 
मुझको सरोवर तक चलने का संकेत करने लगे । यह यात 
भलीभाँति समझ फर कि मेरी मृत्युका समय अव निकट 
श्रागया है, मैंने वृद्धकी प्रार्थना पुनः प्रारंभ कर दी । उसको 
भी प्रतम मेरे ऊपर दया आ गयी । 
___ यह देश मेंने अपने कुरतेकी याँ हैं फाड उसको इसलिए 
दे दी कि जिसमें वह उनको दिखा कर अपने साथियोंसे कह 
सके कि वंदी भाग गया । इतनेमें हम सरोवरके निकट श्रा 
गये श्रोर कुछ पुरुपोंका शद भी वहाँसे पाना हुआ सुनाई 
देने लगा । अपने सय साथियोंको चहॉपर एकर जान वृद्धने 
मुझसे सकेन द्वारा पीछे पीछे आनेको कहा । सरोवरपर 
पहुँच कर मैंने वहाँ बहुतसे पुरुषोको एपत्र पाया । इन 
लागोने वृद्धसे अपने साथ चलने को कहा परन्तु वृद्ध तथा 
उसके साथियोंने यह बात स्वीकार न की । 
___ वृद्ध तथा उसके साथियोंने अपने हाथकी मंगकी रस्सी 
खोल पृथ्वीपर रख दी और मेरे सामने बैठ गये । यह देस 
मैने यह समझा कि इस रस्सीसे बॉध कर ये मेरा वध करना 
चाहते हैं । इसके पश्चात् तीन पुरुष इनके पास या चार्तालाप 
करने लगे । इससे मैंने यह अनुमान किया कि वे यह पूछ 
रहे हैं कि इस पुरुषका वध अबतक क्यों नहीं किया गया । 
यह सुन बूढ़ेने धाराकाय व्यक्ति की ओर संकेत कर कहा कि 
इसको ज्यर पा जानेके कारण यह कार्य अवतक स्थगित कर 
दिया गया था । इन तीनो व्यक्तियोंमें एक श्रयन्त सुन्दर तथा 
युवा पुरुष भी था । इसने अब मेरी ओर देखकर सात द्वारा 
पूछा कि क्या तू स्वतन्न होना चाहता है ? मेरे हाँ करने पर 


२७२ 

इब्नबतूताकी भारतयाना 
उसने मुझको जानेकी पाहा दे दी । यह सुन मने अपना 
" जुन्या अर्थात् लबादा उसका दे दिया और उसने भी अपनी 
पुरानी कमरी उठाकर मझको दे दी और एक राहको और 
संकेत कर कहा कि इसी पथसे चला जा । 
___ मैं चल तो दिया परंतु मनमें अब भी डर था कि कहीं 

और लोग मुझको न देख ले । घाँसका जगल देख मैं उसीमें 
हो रहा और सूर्यास्ततक वहीं छिपा रहा । रात होते हो में 
वहाँसे निकल उस यवाफे प्रदर्शित पयपर पन चल पड़ा । 
कुछ काल पश्चात् मुझे जल दिखाई दिया और मैं अपनी 
प्यास बुझा फिर राह पर हो लिया भोर तृतीयांश रात 
योतने तक चलता रहा; इतने में एक पर्वत श्रा गया थोर में 
उसीके नीचे पड फर सो गया । प्रात काल होते ही पुन . 
याना प्रारभ कर दी श्रोर दोपहर होते होते एक ऊँची पहाडी 
पर जा पहुँचा । यहाँ फीका ओर वेरीकी भरमार थी । 
चुधा शान्ति के लिए मैंने घर भी भरपेट खाये । फॉटोंके कारण 
मेरे पैर इतने घायल हो गये थे कि भाजतक उनके चिन्ह 
वर्तमान है । 
___ में श्रय पहाडसे उतर एक घासके रोतमें आ गया । 
इसमें परंडके वृक्ष लगे हुए थे और एक बाई ( यायली ) 
भी पनी हुई थी ( सोढोटार यहे फको याई कहते हैं ) । 
फहीं कहीं सीढ़ियाँ जलके भीतर तक भी होती है चोर यहाँ 
पर दालान इत्यादि मी बना दिये जाते है । इस देशक 
घनाञ्च पुरुष इस प्रकारके कृप यनयाने में अपना यडापन तथा 
गौरव समझते है । यह कृप बाधा ऐसे देशों में बनाये जाते 
है जहाँ जलवा थमाय होता है । 

इस फूपमें उतर पर मैंने जल पिया । यहाँपर बुध 


दिल्लीसे मालावारको यात्रा 
सरसोंके पत्ते भी पड़े हुए थे । ऐसा प्रतीत होना था कि 
किसीने यहाँ येठकर सरसों धोयी है । कुछ सरसों तो मैंने 
खा ली थोर शेष बाँधकर अपने पास रख ली । इस प्रसार 
उदर पूर्ति कर में एरंडके वृक्ष के नीचे ही पडकर सो गया । 
इतनेमें चालीस कवचधारो अश्वारोही सैनिक उस यारंपर 
श्रा पहुँचे थोर इनके कुछ साथी तो खेत तक चले पाये 
परंतु देवगतिसे किसीकी भी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ी । 
इनको प्राये हुए थोड़ा ही समय बीता होगा कि पचास 
पुरुषोत्रा एक अन्य दल बाईपर पाकर पड़ा हो गया । 
इस समुदायका एक आदमी तो मेरे सामनेके वृक्ष तर या 
जाने पर भी मुझे न देख सका । मुन्नामला वेढय होना देव 
में घासके सेतमें जा छिपा और भागन्तुक वाइपर जा म्नान 
तथा जल कीड़ामें रत हो गये । रानिमें उनका शब्द यंश 
जाने पर, उनको सोया हुआ समझ कर, में विधाम- पला 
पाहर या अश्योंकी लोकपर चल दिया । चाँदनी व 
होने के कारण मैं घरायर चलता रहा और अंतमें अन्य शार 
निकट जा पहुँचा । यहाँ उतर कर मेने अपने पाम र 
पचेनिकाल कर खाये और जल पीकर तृपा शांत 
में ही एक गुम्बद देखकर में उसीके भीतर चला गया 
जाकर देखने पर वहाँ पक्षियों द्वारा लायी irail 
घास पड़ो मिली , बस में उसीपर पैर पला . . 
गया । रानिको घासमें सर्पकी सी किसी 
सरसगहट प्रतीत होने पर भी थकावट 
उसकी तनिक परवाह न को । प्रात.कारा 
विस्तृत सड़कपर चल कुछ देरमें एक ऊंचे 
और यहाँसे दूसरे गॉवकी ओर चल दिया । मार 


२७४ इन्नयतूताकी भारतयाना 
को दिवस पय्यंत घूमता फिरता अनमें एक दिन में वृक्षों के 
मुंडमें जा पहुँचा । 
__ यहाँ एक सरोवरके मध्यमें गृहसा पना हुना दीखता था 
और तटपर खजूरफे वृक्ष लगे हुए थे । थक जानेके कारण मैं 
यहाँ धैठ गया और इस चिंतामें था कि ईश्वरके अनुग्रहसे 
यदि कोई व्यक्ति दृष्टिगोचर हो जाय तो यस्तीकी राह पूछ 
लूँ । पुछ फाल पश्चात् देहम घल श्रा आने पर मैं पुन चल 
पहा । राहमें मुझको चैलोकपुर दृष्टिगोचर हुए , श्रोर एक 
येल भी जाता हुथा देख पडा - इसपर एक कम्पल और 
दरान्ती भी रखी हुई थी । परन्तु इस राहको कुफ्फार 
( अर्थात् हिन्दुओं ) के प्रान्तोकी ओर जाते देख में दूसरी ओर 
चल पडा और एक ऊजड गाँवमें जा पहुँचा । यहाँ दो कृपण 
काय नंगे पुरुषोंको देख मैं वृक्षके नीचे डर कर बैठ गया थोर 
रात्रि हो जाने पर गॉरमें घुसा । वहाँ एक उजाड गृहमें मुझको 
अनाज भरनेको मिट्टीफी पक कोठो दिखाई पड़ी जिसके निचले 
मागमें श्रादमीके प्रवेश करने लायक एक वडा सा छिद्र बना 
हुधा था । यह देख मैं उसीमें घुस पड़ा और भीतर जाकर 
एक पत्थर पडा देख उसीका तस्यिा लगा कर सो रहा । 
सारी रात मुझको पहॉपर किसी जन्तुके फड फड करनेकासा 
शुन्द सुनाई देता रहा । यह जन्तु मुझसे भयभीत हो रहा था 
शोर मैं इससे । अस्तक मुझे इस प्रकार फिरते फिरते पूर 
सात दिन बीत गये थे । 

• सातवेंदिन में हिन्दुओंके एक गाँवमें पहुँचा । यहाँ एक 
सरोवर भी था और शाकभाजी भी , परन्तु माँगने पर क्सिी 
प्रामनिवासोने मुझे भोजन तक न दिया । लाचार हो कूपके 
पास पडो हुई मूलीकी पत्तियों को ही खाकर मैंने सुघानिवृत्ति 


दिल्लीसे मालावारफी यात्रा २७५ 
की । गांवमें हिन्दुओं ( फाफिरों ) का एक समुदाय भी खड़ा 
हुया था और रखवाले भी घूम रहे थे । इनमेसे पकने मेरा 
वृत जानना चाहा परन्तु उसको कुछ उत्तर न दे मैं धरतोपर 
बैठ गया । फिर इनमेंसे एक पुरुष मेरे ऊपर तलवार खींच 
कर पाया , परन्तु थक कर चूर हो जानेके कारण मैंने उसकी 
ओर देखा तक नहीं । इसपर उसने मेरी तलाशी ली । तला . 
शीमें उसको फुछ न प्राप्त होने पर मैंने अपना घाट विहीन 
युरता हो उसको दे डाला । 

अगले दिन मैं प्यासके कारण व्याकुल हो उठा और बहुत 
हूँढ़ने पर भी जलका पता न मिला । एक उजाड़ गाँवमें गया 
परन्तु वहाँ भी जलका नाम तक न था । इस देशमें वर्षा ऋतु . 
का जल एका कर पीने की परिपाटी है । हार कर मैं भी एक 
राहपर हो लिया । यहाँ एक फच्चे कूपके दर्शन हुए । 
पनघटपर केवल मूंजको रस्सी पड़ी हुई थी , डोलका पता न 
था । लाचार हो अपनी पगड़ीको ही रस्सीमें शाँधा और जो 
फुछ जल इस तरह पा सका उसीको चूसना प्रारम्भ कर 
दिया . परन्तु प्यास न युझो । अब मैंने अपना एक मोज़ा 
रस्सीमें याँधा परन्तु भाग्यवश रस्सी ही टूट पड़ी और मोज़ा 
कूपमें जा गिरा । यह देप मैंने दूसरा मोज़ा चाँधा और भर 
पेट जल पिया । 
___ तृपण शान्त होने पर मैं मोज़ेका ऊपरी भाग रस्सी तथा 
धजो द्वारा पाँचपर बाँध हो रहा था कि आँप उठाने पर 
मुझको एक कृष्णकाय पुरुप श्राता दुश्रा देख पड़ा । इसके 
पक हाथमै लोटा और दूसरेमें डण्डा था , और कन्धेपर भोली 
पड़ो हुई थी । आते ही इस पुरुषने मुझसे अस्सलामौलेकुम 
कहा और मैंने भी इसके उत्तरमें " अलेकोमुस्सलाम व रहमत 


२७६ इन्नरतूनाकी भारतयात्रा 
उल्ला व घरकात ह " ( अर्थात् सलामती तुम्हारे ऊपर हो 
और ईश्वरकी कृपा भी ) कहा । इम पुरुषफे फारसी भापामें 
चैह कसी ( तुम कौन हो । कहने पर मैंने उत्तर दिया कि 
मैं राह भूल गया हूँ । मेरा यह उत्तर सुन आगन्तुक भी स्वयं 
अपनी राह भूलना बताकर लोरे द्वारा कृपसे जल खींचने 
लगा । मैं भी जल पीना चाहता था परन्तु उसने मेरा यह 
विचार रोक पर तनिक धीरज धरनेको कहा और अपनी 
झोलीमे से भुने हुए चने और चावता ( चौले ) निकाल मुझको 
खानेको दिये । इस प्रकार अपनी नुधा शांत कर मैने जल 
पिया ओर उस पुरुषने वजू ( नमाजके पूर्व विशेष प्रकारसे 
हस्तपाद और अनादि घोनेकी क्रिया ) कर नमाज़ को दो 
रकनते ( खण्ड विशेष - कुरान शरीफ प्रध्यायके पडोसे 
अभिप्राय हे ) पढौं । कहना न होगा कि मैंने भी इसी प्रकार 
घजसे निवृत्त हो इसी स्थलपर नमाज पढी । । 
___ उपासनासे निवृत्त होने पर उसके प्रश्न करने पर मैंने अपना 
नाम मुहम्मद मोर अनाम बताकर जब उसका नाम पूछा तो 
उसने कहा कि मुझे फल्य फारह ( अर्थात् प्रसन्नचित्त ) कहते 
है । उत्तर सुनते ही मेरे मुख से निकला कि शकुन तो अच्छा 
हुआ, और यह कह कर मैंने अपनी राह पकडी ! मुझको 
इस प्रकार जाते देख उसने मुझसे अपने साथ चलनेको पहा 

और मैं उसीके साथ हो लिया । कुछ ही दूर घलने पर मेरे 
शारीरिक अवययोंने जवार दे दिया और में थक कर चूर हो 
जानेके कारण राहमें ही धैठ गया । यह देख उसने जर मेरी 
पशा जाननी चाही तो मैने यह उत्तर दिया कि भाई, तुम्हारे 
नयाने तक तो मुझमें चलनेकी शक्ति थी , परन्तु अब न जाने 
किस कारणवश में एक पग मी नहीं चल सकता । 


दिल्लीसे मालावारको यात्रा 

२७७ 
यह सुन उसने सुरहान अल्लाह ( अर्थात् ईश्वर शुद्ध है ) 
ह कर अपनी गर्दनपर चढ़ बैठनेका श्रादेश किया । परन्तु 

स वृद्ध पुरुपके ऊपर इस प्रकार सवार होनेको जी 
___ ही चाहता था । पर वह न माना और यह कहकर 
: ईश्वर मुझे पल देगा, उसने श्राग्रहपूर्वक मुझको 
पने ऊपर घेठा हस्बन अल्लाहो नेमउल वकील ( अर्थात् 
रमेश्वर पवित्र है और हमारा प्रतिनिधि है ) उच्चारण करने 
को कहा । 

वृद्धके आदेशानुसार यह पोठ करते ही मुझको निद्रा आ 
यी । धरतीपर पॉच टेकनेके समय जब मेरी नॉन खुली तो 
सका पता न था और मैंने अपनेको एक जन पूर्ण गाँवमें 
जड़ा पाया । 
___ वस्तीके भीतर प्रवेश करने पर पता लगा कि यहाँकी हिन्दू 
जनता सम्राट्के अधीन हे और यहाँका हाकिम भी मुसल 
मान ही है । सूचना मिलने पर वह मेरे पास थाया । उससे 
प्रश्न करने पर मालुम हुआ कि इस गॉवका नाम ताजपुरा है 

और कोल यहॉसे दो फरसख ( कोस ) की दूरी पर है । 
____ हाकिमने अपने घर ले जाकर मुझको स्नान कराया और 
उपए भोजन दे कहा कि मिश्रदेशीय एक व्यक्ति मुमको कोलसे 
पाकर एक घोडा और अमामा ( पगडी ) दे गया है । कैम्प 
तक जाते समय इन वस्तुओका ही उपयोग करनेको इच्छासे 
मैंने जय इनको मंगवाया तो पता चला कि यह तोघही चत 
हैं जो मैने उस मिश्रदेशीय पुरुषको दे दिये थे । अपनी 
गर्दनपर सवार करानेवालेका स्मरण करके मुझको अभी तक 

आश्चर्य हो रहा था । मै बारम्बार स्मरण करने पर भी बहुत 
काल तक यह निर्णय न कर सका कि वह पुरुष कौन था । 


२७८ 

इन्ननतूताको मारतयाना 
अन्तम मुझे घली अल्लाह ( ईश्वर भक्त ) अ अदुल्ला मुरशदी 
के वचन स्मरण हो पाये । उन्होंने मुझसे कह दिया था कि 
मेरा भ्राता एक बडी कठिनाईसे तेरा उद्धार करेगा । मुझे अब 
यह भी याद हो पाया कि उन्होंने उसका नाम दिलशाह 
यताया था , और कल्य फारह का भी यही अर्थ होता है । 
श्रर मुझे पूरा विश्वास होगया कि शैस अबू अबदुल्ला मुर 
शादीने जिस पुरुपके सम्बन्धमें मुझसे कहा था यह यही था 
और यह अवश्य ही महात्मा था । परन्तु मुझे तो इसी बात 
का दु ख रहा कि उसका साथ कुछ थोर काल तक मेरे भाग्य 
में न था । 
___ इसी रातको मैं यहाँसे चल पडा । कैम्पमें पहुँच कर मने 
अपने सकुशल लौटनेकी सूचना दी । मुझको इस प्रकारसे 
आया हुश्रा देखकर लोगोंके हर्पकी सीमा न रही । मुझे 
यस्त्र तथा अश्व आदि भी उसो समय दिये गये । 
____ इस बीचमें सम्राट्का उत्तर भी प्रागया । उसने धर्मवीर 
फारफे स्थानमै गुलाम सुवुल नामक पुरुषको नियत पर 
यात्रा करते रहनेका श्रादेश भेजा था । परन्तु यहॉरर मेरा 
बन्दी होजामा अशुभ सूचक समझ कर उन लोगों ने सम्राटको 
यात्रा स्थगित करनेका प्रार्थनापत्र भेज दिया था । यात्रा बन्द 
न करनेके सम्बन्धमें सम्राटका आदेश आ जाने पर मैंने बल 
देकर यात्राका विचार और भी दृढ करना चाहा, पर सबने 
यह कहना प्रारम्भ किया कि यात्रा प्रारम्भमें ही उत्पात 
प्रारम्भ होनेके कारण , या तो यात्रा की वन्द कीजिये या 
सम्राटके उत्तरकी प्रतीक्षा कीजिये, परन्तु मेने ठहरना उचित 
न समझा और यह कह दिया कि सम्राट्का उत्तर हमगे 
राहमें ही मिल सकता है । 


दिल्लास मालावारका यात्रा 


५ - ग्रजपुरा 
कोलसे चल फर दूसरे दिन हमने प्रजपुरा ( बजपुर ) 
में पड़ाव किया । यहाँपर एक अत्यन्त उत्तम खानकाह ( मठ ) 
में मुहम्मद उरियाँ ( नग्न ) नामक शैख़ रहते थे । यह महा . 
शय जैसे देखने में सुन्दर थे वैसा ही उत्तम इनका स्वभाव भी 
था । जय हम इनके दर्शनार्थ गये तो शैख महोदयके शरीरपर 
एक तैमदफे अतिरिक्त और कोई वस्त्र न था । मालूम हुना 
कि यह सदा इसी प्रकारसे रहते हैं । 

शैल महोदय मित्रदेशीय कराफ़ा नामक स्थानके 
प्रसिद्ध तत्ववेत्ता और ईश्वरभक महात्मा शेख सालह चली 
अल्लाह मुहम्मद उरियाँके शिष्य थे । यह गुरुदेव भी नामि 
प्रदेशसे लेकर पादपर्यन्त चौड़ा केवल एक तेमद बाँधा 
करते थे । कहते हैं कि यह महात्मा इशाकी नमाज़के पश्चात् 
प्रति दिन मठका अनाज आदि सब कुछ दीन- दुखियोंको 
बाँट दिया करते थे और दीपकी बत्ती तक निकाल कर फेंक 
देते थे और प्रातःकाल होते ही ईश्वरपर भरोसा कर नया 
कार्यक्रम प्रारम्भ कर देते थे । अपने भृत्योंको सर्वप्रथम रोटी 
तथा वाकला खिलाते थे । इस स्वभावसे परिचित होनेके 
धारण घाला वचनेवाले प्रातःकाल होते ही मठमे श्रा 
बैठते थे और शेखजी श्रावश्यकतानुसार भाजी मोल लेकर 
यह आश्वासन दे देते थे कि इसके मूल्यमें तुमको प्रथम पुरुष 
को न्यूनाधिक सम्पूर्ण भेट दे दी जायगी । 

जब सम्राट ग़ाज़ाँ तातारी सैन्य सहित शाम ( सीरिया ) 
में पहुँच दमिश्कको अधिकृत कर लेने पर भी गढ़को न ले 
सका , तो उसका सामना करनेके लिए मलिक नासिर 


२८० 

इन्नबतूताको भारतयाना 
मैदानमें अाया । दमिश्फकी दूसरी ओर कशहय नामक 
स्थानमें दोनोंका युद्ध ठना । 
। नासिर इस समय युया था और इसके पहले उसको 
किसी युद्धमें भाग लेनेका अवसर नहीं प्राप्त हुआ था । शैख 
मुहम्मद उरियो भी उस समय सेनाके साथ ही थे । उन्होंने 
यह विचार कर कि नासिरके रुके रहनेसे मुसल्मान भी रसे 
रहेंगे, नासिरके घोडे के पाँवों में शृंखलाएँ डाल उसको भागने में 
असमर्थ कर दिया । इसका फन यह हुआ कि मलिक अपने 
स्थानसे तिल मान भी न हट सका और तातारियोंकी वुरी 
तरह हार हुई , बहुतसे जानसे मार दिये गये और बहुनाने 
नदीमें डूब कर माण दे दिये । इसके पश्चात् तातारियोंने शाम 
( सीरिया ) तथा मिश्रकी और कभी मुख तक न फेरा । 

भारत निरासी शैख मुहम्मद उरियाँ मुझसे कहते थे 
कि में भी उस युद्धमें उपस्थित था और उस समय युवा . 
वस्थामें थी । 

६ - काली नदी और कन्नौज 
ब्रजपुरासे चल कर आरेस्याह अर्थात् कालीनदी 
पार कर हम लोग कन्नोज नामक अत्यंत प्रसिद्ध नगरम 

(१ ) कालीनदी - इस नामकी दो मदियाँ हैं - एक पूर्वीय और 
दूसरी पश्चिमीय । ग्रंयकारका अभिप्राय यहाँ दूसरीसे ही है जो मुजा 
फ्फरनगरके जिले से निकल कर मेह, बुलंदशहा , अलीगढ़ एटा तथा 
फरखाबादके जिलों में बहती हुई कौनसे चार मी आगे पदका गणाम 
जा मिलती है ।गिज साहव के अनुसार यह कालिन्दी अर्थात् यमुना था । 
. ( २) कन्नौज - फरुखागारके जिनमें एक अन्यत प्रामीन नगर है । 
प्रमिद यवन भौगोलिक पतलोमूमः ( ई . सन् १५ . ) और प्रसिद 


दिल्लीसे मालावारकी यात्रा २८१ 
पहुँचे । यहाँका गढ़ अत्यंत ही चढ़ घना हुधा है । , यहाँपर 
खॉई सूब उत्पन्न होती है और सस्ती होनेके कारण दिल्ली 
तक जाती है । नगर प्राचीर भी खूब ऊँचा बना हुआ है । इस 
नगरका वर्णन मैं इससे पूर्व भी कर चुका है । नगर निवासी 
शैत मुईन -उद्दीनने यहाँ पाने पर हमको एक भोज दिया । 
यहाँका हाकिम फीरोज़ बदलशानी ( वखशा-निवासी ) 
बहरामचोधी किसरा नामक सम्राट्का वंशज है । 

शर्फे जहॉके बहुनसे विद्वान् एवं धर्मात्मा वंशज भी यहीं 
रहते हैं । उनके दादा दौलतायादमें काज़ी- उल -कुजात थे 
और धर्मात्मा तथा पुण्यात्मा होने के कारण वे चारों ओर 
प्रसिद्ध हो गये थे । कहा जाता है कि एक बार इनके पदहीन 
होने पर किसी व्यक्तिने स्थानापन्न काजीके यहाँ इनपर सहन 
दोनार ( मार लेने ) का भारोप कर इनको शपथ दिलानेके 
अभिप्रायसे यह कह दिया कि मेरा कोई अन्य व्यक्ति साक्षो 
नहीं है । काज़ी द्वारा धुलाये जाने पर इन्होंने भारोपका 
स्वरूप जानना चाहा और यह मालूम होते ही कि दस सहन 
दीनारका थारोप मुझपर लगाया गया है, काजी शरफ़े - जहोंने 
तुरंत ही यह रकम काजीके पास चादीको देने के लिए भेज 
दी । इस घटना की सूचना मिलतेही सम्राट् श्रला-उद्दीनने , 
चीनी यात्री फाहियान ( ई . सन् ४०० ) तथा हुएन्सग ( ई० सन् 
६३४ ) से लेकर मुसलमान शासकोंके समय तकके सभी पर्यटकों ने 
इस नगरका वर्णन किया है और इसे गंगातटपर ही यसा हुआ बताया 
है । परंतु गंगा यहाँसे इस समय घार मीलकी दूरीपर है और काली . 
नदी नगरके नीचे बहती है । यहाँका अंतिम स्वाधीन हिंदू-नपति जय 
चन्द मुहम्मद गोरीसे पराजित होने पर गंगा नदी पार करते समय इष 
कर मर गया ; और उसी समयसे इस नगरका ह्रास होना प्रारंभ हुभा । 


२८२ इन्नबतूताकी भारतयात्रा 
अभियोग मिथ्या होने के कारण , काज़ी शरफे जहाँको पुनः 
उसी पदपर प्रतिष्ठित कर राजकोपसे उनके पास दश सहस्र 
दीनार भेज दिये । - 

फन्नौजमें हम तीन दिन ठहरे और इस चीचमें सम्राट्का 
यह उत्तर मीश्रा गया कि शैख इग्नेयतताका पता न लगने 
पर दोलतावादके काज़ी वजीह उल-मुल्क उनके स्थानमें 
दूत बन कर जायें । 

७ - हनौल , वज़ीरपुरा , वजालसा और मौरी 

कन्नौजसे चल कर हन्नौल, घजीरपुरा, वजालसा होते हुए 
हम मौरी पहुँचे। नगर छोटा होने पर भी यहाँ के बाज़ार 
सुन्दर बने हुए हैं । इसी स्थानपर मैंने शैख़ कुतुब उद्दीन हैदर 
गाज़ीके दर्शन किये । शैख़ महोदयने रोग- शय्यापर पड़े रहने 
पर भी मुझको श्राशीर्वाद दिया , मेरे लिए ईश्वरसे प्रार्थना 
की और एक जोकी रोटी मेरे लिए भेजनेकी कृपा की । यह 
महाशय अपनी अवस्था डेढ़ सो वर्षकी बताते थे । इनके 
मिनोंने हमें बताया कि यह प्रायः व्रत तथा उपवासमें ही 
रत रहते है और कई दिन बीत जाने पर कुछ भोजन 
स्वीकार करते हैं । यह चिल्ले ( चालीस दिन-व्यापी चत . 

ने पर प्रत्येक दिन एक खजूरके हिसायसे 
केवल चालीस खजूर खाकर हो रह जाते हैं । दिल्लीम शख 
रजब घरकई नामक एक ऐसे शैखको मने स्वयं देखा ह जा 
चालोस खजूर लेकर चिल्लेमें बैठते है और फिर भी अंतम 
उनके पास तेरह खजूर शेप रह जाते हैं । 

( 1 ) मौरी या मानीका ठीक पता नहीं । शायद भिंड ( ग्वालियर 
राज्य ) के पासके मावरी नामक स्थानका ही उस समय यह नाम रहा हो । 


दिल्लीसे मालावारका यात्रा 

२८३ 
इसके पश्चात् हम मरह नामक नगरमें पहुंचे । यह नगर 
बड़ा है और यहाँके निवासी हिंदू भी ज़िमी है ( अर्थात् धार्मिक 
फर देते हैं । यहाँपर एक गढ़ भी बना हुआ है । गेहुँ भी 
इतना उत्तम होता है कि मैंने चीनको छोड़ ऐसा उत्तम लंबा 
तथा पीत दाना और कहीं नहीं देखा । इसी उत्तमताफे कारण 
इस अनाजकी दिल्लीकी ओर सदा रफ्तनी होती रहती है । 
___ इस नगरमै मालव जाति निवास करती है । इस जातिके 
हिंदू सुन्दर तथा बड़े डील डौलवाले होते हैं । इनको त्रियाँ 
भी सुन्दरता तथा मृदुलता थादिमें महाराष्ट्र तथा मालद्वीप . 
की स्त्रियोंकी तरह प्रसिद्ध है । 

८ - अलापुर 
इसके अनन्तर हम अलापुर नामक एक छोटेसे नगरमें 
पहुँचे । नगर-निवासियोंमें हिन्दुओंकी संख्या बहुत अधिक 
है और सव सम्राट्के अधीन हैं । यहाँसे एक पड़ाचकी 
दूरीपर कुशम ( कुसुम ? ) नामक हिन्दू राजाका राज्य 

( 1 ) अलापुर - यह नगर ग्वालियाके निकट कहीं रहा होगा । 
भाईने अश्यमें लिखा हुआ है कि सकार ग्वालियरमें इस नामका एक 
दुर्ग था , और उसका प्राचीन नाम उरवारा या भरवारा था । सम्भव है , 
बतूताका अभिप्राय इसी नगरसे हो । 

(२ ) कुसुम - बहुत सम्भव है कि नगरका नाम कुसुम और सम्राटका 
नाम जावीलदा हो , किन्तु इब्नबतूताने भूलसे ये नाम परिवर्तित कर 
दिये हो , क्योंकि यमुना नदीपर , इलाहाबादसे ३३ मील इधर, कोसम 
( कौशाम्बी ) नामक एक प्राचीन नगरके भग्नावशेष भय भी मिलते हैं । 
सुर सानपुर नामक एक गाँव भी यहाँसे 10 मीलकी दूरीपर, गंगाके 
दूसरे किनारेपा , यता है । 


इनरतूताका भारतयाना 
प्रारम्भ हो जाता है । जंगल " उसकी राजधानी है । ग्यालि 
यरका घेरा डालनेके पश्चात् इम नृपतिका वध कर दिया 
गया था । 

इस हिन्दु नृपतिने यमुना- तटस्थ रावडी नामक स्थान 
का भी एक धार अवरोध किया । वहॉ हाश्मि खितारे 
अफगानकी शरोमें गणना होती थी और नगर तथा 
थासपाम बहुतसे ग्राम तथा मज़रे ( खेत ) उसके प्रयोन 
थे । राजा कुसुम को सुलतानपुर के अधिपति रजु 
की सहायता प्राप्त कर अपने ऊपर याने देप ( मुसल 
मान ) हाकिमने सम्राटसे सहायता चाही परन्तु राजधानोसे 
यह स्थान चालीस पडायकी दूरीपर होनेके कारण सहायता 

(1) जबील - कहीं यह पतंभन कालीन धोरपुर ता नहीं है । 

( २ ) रावदी - परगना शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी में यमुनानदीके 
किनारे मैनपुरीसे आग्नेय कोणमें 1 मील की दूरीर या गांव इस 
समय भी विधमान है । कहा जाता है कि जोरावर सिंह वपनाम रावह 
सेनने इसको बसाया था । सन् १९४ में सम्राट मुहम्मद गोरीने 
इसको उसके वंशजोंसे डोन रिया । मुसलमान शासकों के समयमें यह 
बडा समृदिशाली नगर या । यह स्थान भागरते ४ . मीलको दूरीपर 
है । मालूम होता है कि क्तूनाने भ्रमव इसको दिलीसे ४ . पदावकी 
दूरीपर लिख दिया है । 

(३ ) सुलतानपुर - यद नगर इस समय भी भवध वर्तमान 
है । हिजरी सन्धी छठी शताप यहाँग विहार राजपूतों का श्राधिरत्य 
था और तत्पश्चात् सम्राट् मुहम्मद गोरी द्वारा इनका राज्य नष्ट प्रष्ट 
होने पर मुसलमानोंका प्रमुख स्थापित हो गया । उस समय नगरका 
नाम कोसापुर था परतु विपक्षियोंने अपनी विजयके बाद इसको भी 
सुल्तानपुर में परिवर्तित कर दिया । 


दिल्लीसे मालावारकी यात्रा २८५ 
भानेमें विलम्ब हुश्रा और इधर दोनों अधिपतियोंने नगरको 
चारों ओरसे घेर लिया । यह देख खिताये अफगानने इस 
भयसे कि कहीं हिन्दू हमपर विजय प्राप्त न कर लें , तीन सौ 
पठान, इतने ही दास तथा चार सौ अन्य पुरुष एकत्र कर 
सबको साथ ले लिया और घोड़ोफे गलेसे साफे याँध नगरसे 
बाहर निकल पड़ा । ( इस देशमें ऐसी प्रथा है कि मरनेको 
उतारू होने पर लोग अपने घोड़ोंके गलोंमें साफा बाँध 
युद्ध करने जाते हैं । ) इस छोटेसे समुदायने घोर युद्ध द्वारा 
पन्द्रह सहन हिन्दुयोको पेसा परास्त किया कि भगोड़कि 
अतिरिक्त दोनों सेनाओंमें एक भी पुरुप जीता न बचा । दोनों 
राजाओं सहित सारी सेना मारी गयी । राजाओंके सिर काट 
कर सन्नाटकी सेवामें दिल्ली भेज दिये गये । 
____ सम्राटका दास यदर नामक एक हयशी अलापुरका 
हाकिम था । वीरता और साहसमें यह व्यक्ति अद्वितीय था । 
हिन्दुओंको यस्तियोंमें सदा अकेला ही चला जाता और लूट 
पाट करता था ; पहुनसे लोगोंका वध कर डालता और बहु 
तोको चाँध कर ले श्राता था । धीरे धीरे समस्त देशमै 
इसकी प्रसिद्धि हो गयी और हिन्दू इसके नाम तकसे भयभीत 
हो काँपने लगे थे । इस व्यक्तिका डीलडौल भी खूब लम्या 
चौड़ा था । यह एक ही स्थानपर बैठ समूची अफरी 
हड़प कर जाता था । लोग तो यहाँ तक कहते थे कि 
हवाशियोको प्रयानुसार यह नररूप दानव भोजनके 
पश्चात् पका तीन पाय धी पी जाया करता है । इसका 
पुत्र भी अपने पिताके तुल्य शूरवीर था । एक बार संयोग . 
यश दासों सहित किसी हिन्दू गाँवपर आक्रमण करते 
समय इसके घोड़े की टाँग गडेमें आ पड़ी और इतनेमें 


२८६ 

इटनबतूताकी भारतयात्रा 
गाँववालोंने फत्तारह ( कटार ) द्वारा इसका वध कर दिया । 
स्वामीको मृत्युके उपरान्त भी दास घडी घोरतासे लडे । 
उन्होंने गाँववालोका वध कर उनकी बधुनोंको बन्दी बना 
लिया और स्वामी अयफे साथ उन्हें पुनके पास ले आये । 
देवयोगसे पुन भी इसी अश्यपर सवार हा दिल्लीको ओर जा 
रहा था कि राहमें ही काफिरोने आक्रमण कर उसका वध 
कर डाला और घाडा भाग फर सामोके अनुयायियोंके 
पास आगया । घर पाने पर जर जामाता इसी अश्वपर 
सवार हुश्रा तो हिन्दुओंने उसका भी इसी श्रश्वपर वध 
कर डाला । 

8 - ग्वालियर 
इसके पश्चात् हम गालियोर को ओर चल दिये । इसको 
ग्वालियर भी कहते हैं । यह भी अत्यत विस्तृत नगर है । 
पृथक् चहानपर यहाँ एक अत्यत दृढ़ दुर्ग बना हुआ है । 
दुर्गद्वारपर महावत सहित हाथोकी मूर्ति खडी है । नगरके 
हाकिमका नाम अहमद विन शेरखा था । इस यात्राके पहले 
मैं इसके यहाँ एक बार और ठहरा था । उस समय भी 
इसने मेरा बहुत आदर- सत्कार किया था । एक दिन में 
उससे मिलने गया तो क्या देखता हूँ कि वह एक काफिर 
( हिंदु ) के दा टूक करना चाहता है । शपथ दिलाकर मैंने 

घन करने दिया क्योकि आजतक मैंने किसी. 
का वध होते हुए अपनी आँखोंसे नहीं देखा था । मेरे प्रति 
आदर भाव होनेके कारण उसने उसको घदी करनेकी आशा 
दे दो और उसकी जान बच गयी । 

(१) इस नगर के सम्बन्धमें पहले एक नोट दिया जा चुका है । 


दिल्लीसे मालावारकी यात्रा 

२८७ 
१० - वरौन 
___ ग्वालियरसे चल कर हम बरौन पहुँचे । हिन्दू जनताके 
मन्य बसा हुओ यह छोटा सा नगर मुसलमानोंके आधिपत्य . 
में है और मुहम्मद बिन बैरम नामक एक तुर्क यहाँका हाकिम 
है । हिंसक वन्य पशु भी यहाँ यहुतायतले हैं । एक नगर 
निवासी तो मुझसे यहाँ तक कहता था कि रात्रिको नगर 
द्वार बन्द हो जाने पर भी न मालुम किस प्रकारसे एक 
वाघ यहाँ आकर मनुष्योंका संहार कर देता है । मुहम्मद 
तोफ़ीरी नामक एक नगर निवासीने मुझे बताया कि 
वाघ मेरे पड़ोसीके घरमें प्रवेश कर चालकको चारपाईसे 
उठाकर लेगया । एक अन्य व्यक्ति मुझमे कहता था कि 
एक बार हम सब एक विवाहमें एकत्र थे , उसी समय 
एक आदमी किसी कार्यवश बाहर गया तो याधने उसको 
चीर डाला पर वह आदमी याजारमें पड़ा पाया 
गया : याघने उसका रुधिर पान कर योही , विना मांस खाये 
ही , छोड़ दिया था । लोग कहते है कि बाघ सदा ऐसा 
ही करता है । 

( १) परीन - इछ समय इस नामका कोई भी नगर नहीं है । 
आईने- अकवरीमें सूबे आगरेकी नरवर नामक सर्कारमें वरोई मामक एक 
गढ़ और महालका उल्लेख है । ग्वालियरसे मऊको जानेवालो वर्तमान 
सहक इसी नरवाके इलाके से होकर जाती है । सम्मन है, भवुटफज़लका भी 
इसी नगरसे तात्पर्य हो । नरवर ग्वालियर में सिन्धु नदीके किनारे 
पसा हुआ है । यह भी संभव है कि यह बौन यही नरवर नामक स्थान 
हो । नरवाके पास २५ मील पूर्वोत्तर दिशामें परबई नामक एक स्थान 
भी मिलता है । 


२८८ इनरतूतापी भारतयाना 

११ - योगी और डायन 
कुछ पुरुषोंने मुझसे यह भी कहा कि ये वास्तव में हिंसक 
पशु नहीं है प्रत्युत योगी बाधका रूप धारण कर नगरमें श्रा 
जाते है । पर मुझको इस कथनपर विश्वास नहीं हुआ । 

योगीजन भी घडे बडे अद्धत कार्य कर डालते हैं । कोई 
कोई तो कई मास पर्यन्त बिना कुछ खाये पिये वैसे ही रह 
जाते हैं , और कोई कोई धरतीके भीतर गड्ढे में बैठ ऊपरसे 
चुनाई करा कर वायुके लिए केवल एक रन्ध्र छुडवा देते है । 
वे कई मास तक कुछ लोगोंके क्थनानुसार ता पूरे वर्ष भर, 
इसी प्रकारसे रह सकते हैं । 

मौर ( मगलोर ) नामक नगरमें मुझे एक ऐसा मुस 
लमान दिखाई दिया जो इन्हीं योगियोंका शिष्य था । यह 
व्यक्ति एक ऊँचे स्थानपर ढोलके भीतर बैठा हुनाथा । पच्चीस 
दिन पय्यंत तो हमने भी इसको निराहार भोर बिना जल 
पानके योही बैठे देसा, परतु इसके पश्चात् वहाँ से चले आने 
के कारण फिर हमको पता न चला कि वह और कितने दिन 
इस प्रकारसे उपवास करता रहा । 

कुछ लोगोंका कथन है कि एक तरहकी गोली नित्यप्रति 
खा लेनेके कारण इन योगियोंको भूख-प्यास नहीं लगती । ये 
लोग अप्रकाश्य घटनाओंकी भी सूचना दे देते हैं । सम्राट् मी 
अत्यत श्रादर सत्कार कर इनको सदा अपने पास विठाता 
है । कोई कोई योगी केवल शाकाहार ही करते हैं और काई 
कोई मासांहार परतु मास माजियोंकी सप्या अत्यत अप 
है । प्रकाश्य रूपसे तो यह प्रतीत होता है कि तपस्या द्वारा 
चित्तको वशमें कर लेनेके कारण संसारके ऐश्वर्यसे इनका 
कुछ भो सबध नहीं रहता । इनमें कोई कोई तो ऐसे है कि यदि 


उनकी ताल अवलोकन कलमा लिगाकर 


दिल्लीसे मालावारफी यात्रा २८९ 
वे एक यार भी किसीकी भोर दृष्टि भरफर देख ले तो उस 
व्यक्तिकी तुरंत ही मायु हो जाय । सर्वसाधारणके विचारा 
नुसार इस प्रकारके दृष्टिपात द्वारा मृत पुरुषोंके वक्षःस्थल 
चीरने पर हृदयका नामनिशान तक न मिलेगा । कारण यह 
बताया जाता है कि दृष्टिपात करनेवाले मनुष्य इन पुरुषों 
हृदय सा जाते हैं । इस प्रकारका कार्य स्त्रियाँ ही अधिक 
करती हैं और इनको कछार ( जिनकी हड़ियाँ चलते समय 
चोलती हो ) अर्थात् डायन कहते हैं । 
___ भारतमें घोर दुर्भिक्ष पड़नेके समय सम्राट् तैलिंगानेमें 

( 6) दुर्भिक्ष इतिहासका अवलोकन करने पर जिम दुर्भिक्षीका 
पता चलता है उनकी तालिका यहाँ दी जाती है । 

- सम्राट मुहम्मद तुग़लक्के राजस्व - काल ( हिजरी सन् 

७३९ - ०४५ ) में ; 
२ - तैमूरके दिल्लीसे लौटने पर हिजरी सन् ८ . १ में ; 
३ - सम्राट महमूद शाह सुगरक भोर सिज़रखों के समय ( हिजरी 

सन् ८ . . ) में 
४ - सम्राट मुबारक शाहके राजस्व काल ( हिजरी ८२० ) में ; 
५ - सम्राट् मुहम्मद सादिल के शासनकाल ( हिजरी ९६२ ) में , 
६ - सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल ( ई . सन् १६३१ ) में ; 
1 -- सम्राट मौरंगजेब आलमगीर के शासन काल ( ई. सन् १६५१ ) में , 
८ - सम्राट् मुहम्मदशाहके शासनकाल ( ई० सन् १७१९ ) में 
९ - सम्राट शाहमालम दितीयके शासनकाल ( ई . सन् 

१७७ . ) में और 
1 . - वारेन हेस्टिगजके शासनकाल ( ई . सन् १७८३ - ८४ ) में । 
- इसके पक्षात् १९ वी शताबीके दुर्मिक्षोंकी सूची भाधुनिक 
प्रन्यों में देखनी चाहिये । 


२९२ 

जनतूताको भारतयाग 

१२ – अमवारी और कचराद 
बरौन नामक नगरसे चलकर , श्रमवारी होते हुए , हम 
कचराद नामक स्थानमें पहुँचे । यहॉपर एक मील लम्ये 
सरोवरके किनारे यहुतसे मन्दिर बने हुए है , परन्तु इन 
मन्दिरोंकी प्रत्येक प्रतिमाको आँख, नाक और कान मुसल 
मानोंने पार लिये है । 

सरोवरखे मध्यमें रत पापाणके तीन गुम्बद बने हुए है । 
इनके अतिरिक् प्रत्येक कोरापर भी इसी प्रकारके गुम्बद 
निर्मित हैं जिनमें योगी लोग निवास करने है । यागियोक फेश 

( 1 ) अमवारी - माइने अकबरी में इस नाम के एक नगरका उल्लेख 
बयानाकी सारमें मिलता है जो पदेशके पूर्वीय भागमें थी । परतु 
इस समय इसका चिह्न मन भी अवशिष्ट नहीं है । 

( २ ) कवराद इग्नबतूनाका तारपर्य यहाँपर बुदलसहक पतमान 
स्त्रपुर नगरसे २० मीट पूर्वकी दिशामें स्थित खचरावा नामक 
म्यानसे है । अमिहाँने १०२२ ई . में कालिंजर युद्धक समय 
महमूद गजनवीक साय यहाँ आकर सवप्रथम इस नगरका वर्णन बजु 
राहा कह का किया है । इनबतूता द्वारा वर्गित सरोवर भी यहाँ 
इम समय तक बना हुआ है और खजूर सारक नामसे प्रसिद 
है । वहॉपर सरोवर के चारो और उपर्युक्त बहुतसी गुदाएं भी बनी हुई 
है । अचूरिहाके समयमें तो यह नगर झिोटो ( प्राचीन बुदेलखड ) 
की राजधानी था । परसु इस समय यह क्वल गाँव मात्र है । प्राचीन 
मग्नावशेष चार मोलकी परिधि में फैल हए है निससे इसका महत्व 
भली मानि विदित होता है । माईने अफीमें भी इसका काई उलं 
न हानेके कारण हमारा अनुमान है कि सम्राट अकबर के बहुत पहिर ही 
यह नगर उनाह हो गया था । 


२ 


HES 


२९३ 


दिल्लीसे मालावारकी यात्रा 
पेर तक लम्बे होते हैं । सारे शरीरमें भभूत लगी रहती है और 
तपस्याके कारण उनका वर्ण तक पीत हो जाता है । चमत्कार 
दिखाने की शक्ति प्राप्त करनेके इच्छुक बहुतसे मुसलमान भी 
इनके पीछे पीछे लगे फिरते हैं । लोगोंका तो यह कथन है कि 
गलित तथा श्वेतकुष्ठ तकसे पीड़ित पुरुष योगियोंको सेवामें 
उपस्थित होने पर ईश्वर-कृपासे श्रारोग्य लाभ करते हैं । 
मावरा उन्नहरके सम्राट् तरम शोरी के कैम्पमें मुझको इनके 
सर्वप्रथम दर्शन हुए । गिनतीमें ये पूरे पचास थे । इनके 
रहने के लिए धरतीके भीतर गुफाएँ बनी हुई थी और वहीं 
धरातलके नीचे यह अपना जीवन व्यतीत करते थे, फेवल 
शौचके लिए बाहर आते थे और प्रातः सायं तथा रात्रिमें 
शृङके सदश किसी वस्तुको बजाया करते थे । इन लोगोंको 
जीवनचर्या भी अतीव विचित्र थी । 

एक योगीने मप्रवर ( अर्थात् कर्नाटक ) के सम्राट 
ग़यास -उद्दीन दामगानीके लिए लौह-मिश्रित कुछ ऐसी 
गोलियाँ बनवा दी थीं जिनके सेवनसे स्तंभन शक्ति बढ़ 
जातो है । गोलियों में कुछ अद्भुत सामर्थ्य देख मात्रासे 
अधिक सेवन करनेके कारण सम्राटका देहान्त हो गया । 
तदुपरांत सम्नाटका पुन नासिर-उद्दीन सिंहासनपर बैठा , 
और यह भी इस योगोका बहुत श्रादर किया करता था । 

१३ -- चन्देरी 
इसके पश्चात् हम चंदेरी पहुँचे । यह नगर भी बहुत 
बड़ा है और बाजारोंमें सदा भीड़ लगी रहती है । 

( . ) चदेरी - बुलफज़नके कथनानुसार इस नगरमें किसी 
समय चौदह सहस्र पापाण-निर्मित गृह , तीन सौ चौरासी बाजार , तीन 


इन्नरतूताकी भारतयाना 
यह समस्त प्रदेश अमीर- उल उमरा घन -उद्दीन मुल. 
तानीके अधीन है । यह महाशय अत्यंत दानशील एव विद्वान् 
है और अपना समय विद्वानोंके ही समागममें व्यतीत करते 
है । इनके सहवासियोंमें धर्मशाखके माता अज्ज उद्दीन 
जुबैरी तथा बजीह उद्दीन ययानची ( ययाना निवासी ), फाजी 
रत्नास्सा ओर माम शमस उद्दीन विशेषतया उनोखनीय हैं । 
गर्नर महोदयके वास्तविक नामको न लेकर लोग उनको 
श्राजम मलिक कह कर पुकारा करते हैं और उनका यही 
उपनाम अधिक प्रसिद्ध भी है । उनका उप कोषाध्यक्ष कमर 
उद्दीन है तथा उप सेनानायके पदपर तैलग देश निवासी 
सश्रादत है । यह उप सेनानायक अत्यन्त साहसी एव शुरवीर 
है । यही सेनाकी उपस्थिति लेता और कवायद देवता है । 
शुक्रवारके अतिरित शायद ही किसी दिन मलिक आजम 
याहर नगरमै निकतने हों । 
सौ साठ पाच निवास ( सराय ) और बारह सहस्र मसजिदें थीं । 
सैरदल मुताखरीनका लेखक कहता है कि यहाँ एक ऐसा विस्तृत मन्दिर 
बना हुआ था कि नगाढा वजार पर उसका शब्द तक बाहर न जाने 
पाता था । इस पथनमें कुछ अत्युक्ति मान देने पर भी यही निष्कर्ष 
निकलता है कि मध्यकालीन युगमें यह एक बहा वैभवशाली नगर था । 
हिंदुओंके प्राचीन धार्मिक अथ महाभारत में इसका उल्लेख है । यहाँ 
के राजा शिशुपालका वध श्री कृष्णचन्द्र द्वारा युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें 
हुआ था । उस समय भी यह सहा शक्तिशाली राज्य समझा जाता था । 

यह प्राचीन नगर ग्वालियरसे १०५ मील दूर तवा नदाके तटपर 
एक छोटेसे गाँव के रूप में जब भी वर्तमान है । पहाडी निमित एक दृढ़ 
दुर्गको छोड़कर इसके प्राचीन वैमन का स्मरण करानेवाला भव यहाँ कोई 
पदार्थ नहीं है । 


दिल्लीसे मालावारकी यात्रा 


२९५ 


१४ - धार 
चंदेरीसे चलकर हम मालवा प्रांतके सबसे बड़े नगर 
जहार ( धार ) में पहुँचे । 

सेतीके फाममें इस प्रान्तकी सूप प्रसिद्धि है । यहाँका 
गेहूँ विशेष रूपसे उत्तम होता है और यहाँ के पान भी दिल्ली 
तक जाते हैं । यह नगर दिल्लीसे चौबीस पड़ावकी दुरीपर है 
और मार्गपर सर्वत्र पत्थरके खंभोंपर मील रखते हुए जिनके 
कारण यात्रियोंको यहुन सुविधा होती है और उनको यह 
जानने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती कि दिनमरमें कितनी 
राह समाप्त हुई और कितनी शेष रही । संभोपर दृष्टि डालते 
ही पता चल जाता है कि अभीष्ट स्थान कितनी दूरीपर है । 

यह नगर मालद्वीप-निवासी शेप इमाहीमकी जागीर में 
है । कहा जाता है कि शैव महोदयने यहांपर ा नगरके बाहर 
यंजर जोतकर उसमें खरबूजा घो दिया और उसमें अत्यंत 
स्वादिष्ट फल लगे । लोगोंने भी उनकी देखादेखी अन्य धरती 
जोत ख़रवृजे बोये परंतु उनके फल उतने मीठे न थे । शेख 

( 1 ) धार अपया धारा नगरी प्रसिद्ध राजा मोजकी राजधानी थी । 
इसके पहले पंवार नृति उज्जैन में राज्य करते थे । भोज देवने ही प्राचीन 
राजधानीश परित्याग कर इस नगरीको अपना निवासस्थान पनाया 
था । मुसलमानोंके समय में भी बहुत फाल तक तो यही नगर माळवा 
प्रदेशको राजधानी रहा पर पीठ मंडू नामक स्थान राजधानी बना दिया 
गया । इस समय भी यह नगर पंचार राजाभोंके वंशजोंके पास है और 
धार नामक राज्य की राजधानी है । मुसलमान शासकोंके समय में भी यह 
बड़ा महत्वपूर्ण नगर समझा जाता था और उस समयकी दो रक्तराषाग 
निर्मित मसजिद भी यहाँ भयतक धर्तमान हैं । 


२९६ इनरतूताकी भारतयाना 
महोदयका एक यह भी नियम था कि यह दीन दुखियों तथा 
साधु सतोको भोजन दिया करते थे । सन्नाटके मनपर 
को और जाते समय यहाँ श्राने पर शेखने वरपूजे ही भेग्में 
अर्पित किये । सम्राट्ने अत्यत प्रसन्न हो धार नामक नगर 
जागोरमें प्रदान फर नगरसे भी ऊचे टीलेपर एक मठ निर्माण 
करनेका ( उनको ) श्रादेश किया । 

सम्राटकी भाशानुसार मठ बनवा कर शैप घाँतक 
प्रत्येक यात्रोको रोटी देते रहे । एक बार उन्होंने तरह लक्ष 
दीनार ला सम्रान्से निवेदन किया कि दीन दुखियोका भोजन 
देनेके पश्चात् मेने अपनी प्रायमें यह सम बचायी हे और यह 
नियमानुसार राज कोपमें जमा होनी चाहिये । सम्राटने यह 
धन तो कोपमें जमा करनेको श्राशा दे दो , पर दीन दुखियोंको 
सम्पूर्ण धन न खिलाकर इस प्रकार यचानेको नीति उसका 
अच्छी न लगी । 

इसी नगरमें वजीर रवाजा जहॉक भाँजने अपने मामाका 
कोप बलात् हस्तगत कर विद्रोही हसनशाहके पास मश्रपर 
चने जानेका निश्चय क्यिा था परतु इस पड्यनकी सूचना 
पहले ही मिल जाने के कारण मामा ( वजीर ने भॉजे तथा 
अन्य पड़यत्रकारियोका तुरत ही पाडवा कर सम्राटक 
पास भेज दिया । सम्राट्ने अन्य अमीरोका वध करवा 
भॉजेको पुन लौटा दिया । यह देख वजीरने स्थय उसके 
बधकी श्राज्ञा दी । कहा जाता है कि भाजा अपनी एक 
लोडीसे प्रेम करता था । वधको श्राज्ञा सुन कर उसने इस 
दासीसे मिलना चाहा और उसक श्राने पर उसका गले 
लगाया , उससे एक पान बनवा कर स्वय साया और एक 
पान अपने हाथसे बनाकर उसको दे विदा ली । तदनतर 


दिल्लीसे मालावारकी यात्रा २९७ 
हाथोके सम्मुस डालकर उसका वध कर दिया गया और 
खालमें भूसा भर दिया गया । रात होते ही दासीने याहर 
बाकर बधस्थलके निकट एक कृपमें कूदकर जान दे दी । 
अगले दिन लोगोने उसका शव कृपमें तैरते देख बाहर 
निकाला और दोनों को एकही फत्रमें गाड़ दिया । यह श्रय 
प्रेमियोंकी समाधि ( गोरे प्राशिकां ) के नामसे पिरयात है । 

१५ - उज्जैन 
धारसे चलकर हम उजैन पहुँचे । यह नगर अत्यन्त 
सुंदर है और यहाँ के भवन भी सूच ऊँचे बने हुए है । प्रसिद्ध 
विद्वान् एवं दानशील मलिक नासिर उद्दीन बिन ऐन-उल 

( . ) उजैन - यह नगर प्रसिद्ध भायंकुल -कमल , शकारि विममा. 
दिस्यकी राजधानी था । पंवार नरतिराग मी यहाँ बहुत कातक राज्य 
करते रहे । हिन्दु नृपतियोंका गौरव नष्ट होने पर अलाउद्दीन खिलजीने 
इस नगरको सर्वप्रथम अधिगत किया । १३८७ ई० से १५३ . तक 
मालया प्रदेश के शासक स्वच्छंद रहे । तत्पश्चात् गुजरात प्रसिद्ध शासक 
बहादुरशाहने यह समस्त प्रांत जीतकर अपने राज्य में मिला लिया । 
१५७१ ई० में मुग़ल सम्राट अकबरने पुनः इसे जीतकर दिल्ली साम्राज्यके 
अधीन किया । औरंगजेध और दाराशिकोहका इतिहास प्रसिद्ध युद्ध भी 
इसी नगरके निक्ट ११५८ ई . में हुभा या । मुगलों के भाग्य - सूर्यके अस्त 
होने पर यह प्रदेश मराठोंके अधीन होगया और १८१० तक सिंधिया 
वंशीय राजाओंकी यही नगर राजधानी रहा । तत्पश्चात् ग्वालियरके राज . 
धानी हो जाने पर इसका महत्व कुछ कम हो गया । भारतीय ज्योतिषी 
अक्षांश भादिको गणना भी इसी नगासे प्रारम्भ करते हैं । प्रसिद्ध नृपति 
जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला या अबतक धत्त मान है । यहाँ के 
प्राचीन ध्वंसावशेष अब भी पुरानी कोर्तिका स्मरण दिलाते हैं । 


२९८ इनरतूतारी भारतयाना 
मुरक भी इसो नगरमें रहा करते थे और सन्दापुर ( गोवा ) 
विजय समय चीरगतिको प्राप्त हुए । धर्मशास्त्रका ज्ञाता 
और वैध जमाल उद्दीन मगरवी गरनानी भी यहीं रहता था । 

१६ - दौलताबाद 
___ उर्जनसे चलकर हम दौलतागट पहुंचे । विस्तारमें यह 
नगर दिल्ली के परार है । इसके तीन दिमाग हैं - जहाँ सम्राट 
भी सेना रहती है वह दौलतायाद कहलाता है । द्वितीय भाग 
फो कतकना कहते हैं और तृतीय भागको देवगिरि । देव 
गिरिमें एक दुर्ग बना हुआ है जो दृढ़तामें अद्वितीय समझा 
जाता है । सम्राटके गुर पाने आजम ( उपाधिविशेष ) कत 
लू साँ भी इसी में निवास करते है । सागरसे लेकर तैलिंगाने 
तक समस्त प्रदेश इन्हींकी अधीनतामें हैं । इस विस्तृत 
इलाक्की याना करनेमे तीन मास व्यतीत हो जाते हैं । स्थान 
स्थानपर प्राचार्य महोदयकी ओरसे शासक नियत हैं । 

देवगिरिका दुर्ग चहानपर बना हुआ है । चहाने काटकर 
पर्वत शिखरपर दुर्गका निर्माण किया गया है । चमकी 
सोढियों द्वारा इस दुर्गमें प्रवेश होता है और रानि होने पर 
ये सीढ़ियाँ ऊपर खींच ली जाती है । फिर इसमें कोई 
प्रवेश नहीं कर सकता ) । दुर्गरक्षक कुटम्स सहित यहीं 
नियास करता है । घोर अपराधियोंक लिए यहाँ भयानक 
गुफाएँ बनी हुई है, और इनमें इतने बडे बड चूहे है कि पिल्ला 

( A ) दवगिरि अथवा दौलताबाद निनाम सर्कार औरगाबादमे 
दस नीलकी दूरी एक गाँवक रूपमें रह गया है । परनु वहाँका दुर्ग 
भर मी यतमान है । यहाँ मे - ८ मोलका दुरीपर रोना नामक स्थान 
में प्रसिद मुगल सम्राट और गजब अपनी क्षतिम नौद से रहा है । 


दिल्लीसे मालावारकी यात्रा २९९ 
भी उनसे भयभीत रहती है और उपाय तथा कोशलफे विना 
उनका श्रापेट नहीं कर सकती । मलिक खिताय अफगान 
यह कहता था कि एक बार दुर्भाग्यवश में इस गढ़ की गुफामें 
चंदी कर दिया गया । गुफा क्या थी , चूहोंकी पान थी । वे 
दलके दल एकत्र होकर मुझपर थाममण करते थे और सारी 
रात उनके साथ युद्ध करनेम ही व्यतीत होती थी । एफ 
रात में सो रहा था कि किसीने मुझसे कहा कि सरह 
इसलास ( कुरानके अध्यायविशेष ) का एक लाख बार पाठ 
फरने पर ईश्वर तुमको यहाँसे मुक्त कर देगा । ( देवी ) 
आदेशानुमार मैंने उक्त सुरह । अध्याय ) का उतनी ही चार 
पाठ किया और मुझको मुक्त करने के लिए सम्राटका श्रादेश 
श्रागया । पीछे मुझको पता चला कि मेरे निकटकी गुफाम 
एक घन्दीफे रोगी होजाने पर चूहोंने उसकी उँगलियाँ और 
नेन तक भक्षण कर लिये थे । सूचना मिलने पर सम्राट्ने इस 
विचारसे कि कहीं चूहे मुझको भी इस प्रकार भक्षण न कर 
लें , मुझे मुक्ता फ्रनेका श्रादेश किया था । 
____ सम्राटसे युद्ध में परास्त होने पर नासिर उहीन विन 
मलिक मल तथा फाजी जलाल- उद्दीनने इसी गढमें श्राश्रय 
लिया था । 
__ दौलताबादमें मरहटे रहते है । इस जातिकी खियाँ 
अत्यंत सुन्दर होती है । उनकी नासिका तथा भौह तो विशेष 
तया अद्वितीय मालूम होती है । सहनासमें इन लियोसे 
चित्त अत्यन्त प्रसन्न होता है । 

यहाँके हिन्दू निवासी व्यापार द्वारा जीविका चलाते 
है , कोई कोई रत्न थादिका भी व्यवसाय करते हैं । जिस प्रकार 
मिश्रदेशमें व्यापारियोंको मकारम कहते हैं उसी प्रकार यहाँ 


३०० 

इटनरतूताको भारवयाना 
पर भी अत्यत धनाढ्य व्यक्ति शाह ( साह, साहकार ) पहा 
लाते है । फलोंमें ग्राम और अनार यहाँ बहुतायतसे होते है 
और वर्ष में दो यार फलते है । 
___ जन संरया तथा विस्तार अधिक होनेके कारण यहाँकी 

आय भी अन्य प्रान्तोसे कहीं अधिक है । एक हिंदूने संपूर्ण 
इलाकेका तेरह परोड रुपयेमें ठेका लिया था , परंतु कुछ शेप 
रह जाने के कारण समस्त धन सपत्ति जन कर लेने पर भी 
उसकी साल चिंचवा दी गयी । 

दौलताबादमें गानेवाले व्यक्तियोंका भी एक बाजार है 
जिसको तरवायाद कहते है । यह बहुत ही सुन्दर एवं विस्तृत 
है और दुकानोंकी संख्या भी यहाँ बहुत अधिक है । प्रत्येक 
दूकान में एक द्वार गृहकी ओर लगा होता है , इसके अतिरिक्त 
गृह द्वार दूसरी और भी होता है । दूकानों में बहुत बढिया 
फर्श लगा होता है और मध्यमें एक पालना लगा रहता है । 
गानेवाली नियोंके इसमें बेठ अथवा लेट जाने पर दासियों 
इसको हिलाती रहती है । कहना न होगा कि यह गहबारह 
( पालना ) विशेष रूपसे सुसजित किया जाता है । 

इस बाजारके मध्य में एक बडा गुम्बद है । यह भी 
फर्श श्रादिसे खूब सुसजित किया रहता है । गानेवाली स्त्रियों 
का चौधरी इस गुम्बदमें प्रत्येक वृहस्पतिवारको प्रस्त्रकी 
नमाजके पश्चात् अपने दासों तथा दासियोंसे परिवेष्टित हो 
कर चैठता है और प्रत्येक वेश्या बारी बारीसे पाकर उसके 
संमुख मगरिबके समयतक ( अर्थात् सूर्यास्तके उपरांत तक ) 
गाती है । इसके बाद वह अपने घर चला जाता है । इस 
बाजारकी मसजिदोंमें भी गायक एफन होते हैं । बहुधा 
हिंदू तथा मुसलमान नृपतिगण याजारकी सैर करने आते 


दिल्लीसे मालावारका यात्रा 

३०१ 
समय इसी गुंबदमें आकर ठहर जाते हैं और वेश्याएं भी 
यहीं आफर उनको अपने गीत- नृत्यादिकी फला दिखाती हैं । 

१७ - नदरवार 
दौलताबादसे चलकर हम नदरवार र पहुँचे । इस छोटेसे 
नगरम अधिकनया मरहटे ही रहते है और कला-कौशल द्वारा 
अपना जीवन निर्वाह करते हैं । इनमेंसे कोई कोई वैद्यक तथा 
ज्योतिषके भी अपूर्व ज्ञाता हैं । ग्राह्मण तथा सबी ( क्षत्रिय ) 
जातिके मरहटे कुलीन समझे जाते हैं । चावल , हरे शाक -पात 
और सरसोका तेल इनके प्रधान साद्य पदार्थहैं । यह जाति 
न केवल मांसाहारी नहीं है, प्रत्युत फिसी पशुको पीड़ा तक 

( १ ) नदरवार - यह वतमान कालमें नन्दनवारके नामसे विग्यान 
है और बम्बई प्रेसीडेंसीके खानदेश ( प्राचीन दानदेश ) नामक जिलेमें 
तापती नदीके दक्षिण तटस्थ तहसीलका मुख्य स्थान है । कहावत तो यह 
है कि इस नगरको सर्वप्रथम नन्दागावनीने बसाया था , इसके अतिरिक्त 
नगरका नाम भी प्राचीनताका घोतक है । परन्तु फरिश्ता क्थनानुसार 
देवल देवीको लेने जाते समय मलिक काफूरने नदनवार और सुल्तानपुर 
नामक दो नगर बसाये थे । चाहे जो हो , प्राचीनकाल में इस नगरका 
म्यवसाय खूब जोरोंपर था । भाईने अपरीके अनुसार अकबर के राज्य में 
भी यह मालमा प्रान्तकी एक सर ( कमिश्नरी ) या । भवुलफज़ल 
यहाँ खरबूजोंकी यही प्रशंसा करता है । 

ओवा नामक तेल भी यहाँ एक प्रकारकी घाससे निकाला जाता है 
जो गठिया रोगमें भरयन्त लाभकारी है । सन् १६६६ ई० में यहॉपर 
ईस्टइण्डिया कम्पनीकी एक व्यापारिक कोटी बनी हई थी परन्तु पीछे 
यहाँसे हटाकर वह महमदाबाद लायी गयी । बाजीराव पेशवाके पतनो 
परान्त सन् १८१८ में यह स्थान अग्रेजी राज्य में भागया । 


३०२ 

इन्नयनूताकी भारतयाना 
नहीं देती । जिस प्रकार सम्भाग पश्चाम् स्नान करना 
आवश्यक है , उसी प्रकार यह जाति भोजनस प्रथम भी अपश्य 
स्नान करती है । इन लोगोंमें निकटस्थ सम्बन्धियोसे , सात 
पोली वीतनेसे प्रथम , विगाह सम्पन्ध नहीं हाते । मदिरा पान 
दूपण ममझा जाता है और कोई आदमी मद्य सेवन नहीं 
करता । 

भारतवर्षके मुसलमानोंकी दृष्टि में भी मदिरा-पान एक 
यडा दूपण है । मदिरा पान करने पर मुसलमानको अस्सी 
दुएँ ( कोडे) लगाकर तीन दिन पर्य्यत तहसानेमें बन्द रसा 
जाता है और केवल भोजनके समय ही द्वार खालते हैं । 

१८ - सागर 
यहाँसे चलकर हम सागर पहुँचे। यह एक बडा नगर है 
और सागर नामक नदीके तट पर बसा हुआ है । नदीके तट 
पर रहदों द्वारा श्राम, केले और गन्ने के उपवन अधिकतासे 
सींचे जात है । नगर निवासी भी धर्मात्मा और सदाचारी 
हैं । यात्रियों के विधामके लिए इन सजनोंने उपपनोंमें तकिये 
( ठहरने योग्य स्थान , विशेषतया उपरों में , जहाँ कृप 
इत्यादि बना देते है )ोर मठ ना रखे है । 

मठ निर्माण कर लेने पर प्रत्येक व्यक्ति एक उपरन भी उसके 
चारों ओर अवश्य लगाता है और अपनी सन्तानको इसका 
प्रवन्धकर्ता नियत कर देता है । सन्तान शेष न रहने पर काजो 
प्रवन्धकर्ता हो जाते हैं । नगरमें इमारतें भी बहुत अधिक है । 
बहुतसे लोग इस नगरकी यात्रा करने आते है और फर न 
लगनेके कारण यात्रियोकी यहाँ खासी भीड भो रहती है । 

(6 ) सागर - वर्तमान सोनाद है । 


दिल्लास मालावारफा यात्रा 


३०३ 


१६ - खम्बायत 
सागरसे चलकर हम सम्बायत पहुँचे । यह नगर समु . 
द्रकी साडीपर स्थित है । खाड़ी भी समुद्रके ही समान है । 
यहाँ पोत भो पाते हैं और ज्वारभाटा भी होता है । भाटेके 
समय मैने यहाँ कीचमें सने हुए पतसे वृक्ष देगे जो ज्वार 
श्राने पर पुन. जलमें तैरने लगते है । 
___ समस्त नगरोंकी अपेक्षा यह नगर अधिक सुन्दर और 
दृढ़ बना हुआ है । यहाँ के गृह और मसजिदें दोनों ही अत्यन्त 
सुन्दर है । यहाँके रहनेवाले भी अधिकतया परदेशी ही है । 
भव्य प्रामाद तथा विस्तृत मसजिद भी प्रायः इन्हीं व्यक्तियोंने 
निर्माण करायी है । इस कार्य में यापसकी प्रतियोगिता अत्यंत 

( 1 ) खन्यायत - यह एक परयन्त प्राचीन नगर है । हिन्दुओंके धर्म 
प्रत्योंके अनुसार यह नगर कई सहन धर्ष पुराना है । उस समय इसका 
नाम नम्बापती या और ग्रम्य नामक राजपुग्न यहाँ शासन करता 
था । इस राजाके वंशज मभयकुमारके समय में ईश्वरीय कोपके कारण इस 
नगरमें घोर आँधी छा गयी , यहाँ तक कि गृह , उपवन , राजप्रासाद तक 
सभी इसमें दप गये । परन्तु राजा शिवजीका भक्त था , और उनकी निस्य 
प्रति पूजा करता था । देवादिदेव महादेवने राजाको स्वप्न में इस घटनासे 
सचेत कर दिया , भतएव कुटुस सहित राजा शिवकी मूर्ति ले जहाजमें 
चद उत्पातसे पहले ही समुद्र में चला गया , परन्तु लहरोंके चेगसे जहाज 
टूट गया और राजा शिवके सिंहासनके लकडीके खम्भेके ही आधारपर 
समुद तैरने लगा और किनारे भा लगा । और लोगोंको एकत्र करनेके 
लिए उसने यही स्तम्भ यहाँ लगा दिया । धीरे धीरे यहाँ बस्ती हो 
गयी और नगरका माम पहले तो स्तंभावती , फिर विगढ़ कर धीरे धीरे 
खंभावती और खम्बायत होगया । 


३०४ इन्नबतूतारी मारतयात्रा 
अधिक हो जाती है और प्रत्येक व्यक्ति दूसरेसे अधिक 
इमारत बनानेका प्रयत करता है । 
____ यहाँ सबसे सुन्दर भवन उस फुलीन सामरीश है जिसने 
सम्राटके संमुख मुझको हनुपके मम्मन्य लजित करने का 
प्रयत्न किया था । इस प्रामादमें लगी हुई लकड़ीसे अधिक 
मोटी और दृढ़ लकड़ी मेरे देखने में नहीं पायी । भवनका द्वार 
भी नगरवारफी भाँति विशद और मन्य यना हुआ है । द्वारके 
एक ओर एक विशद मसजिद पनी हुई है जो सामरीकी मस 
जिद कहलाती है । मुल्कउल तन्नार गाजरानोका भग्न मी 
अन्यन्त विशाल है और उसके पायमें भी इसी प्रकारसे 
एक मसजिद बनी हुई है । शम्स - उद्दीन कुलाहदोज़ ( टोपी 
सीनेवाले ) का गृह भी अत्यन्त भव्य है । 

काज़ी जलालके विद्रोह करने पर इमशम्स-उद्दीन , नाखुदा 
इलियास ( जो पहले इसी देशका एक हिन्दूथा ) और मलिक 
उल हुपमाँ ने इसी नगरमै आश्रय लेकर नगर प्राचीर न 
होने के कारण पाई सोदना प्रारम्भ कर दिया था , परन्तु उनकी 
हार होने पर जय सम्राट्ने नगरमें प्रवेश किया तो यह तीनों 
पुरुष यन्दी हो जाने डरसे एक घरमें आ घुसे । यहाँ एम्ने 
दुसरेका कटारसे अन्त पर देना चाहा । दो तो इसी प्रकार 
मर गये, परन्तु मलिक -उल हुक्माँ फिर भी वच रहा । 

इस नगरके धनाढ्य एवं सौम्यमूर्ति नहमउद्दीन जीलानी 
नामक व्यापारीने भी विस्तृत गृह शोर मसजिद निर्माण करायी 
थी । सम्राट्ने बुला कर इसको खन्यायतका शासक नियत कर 
नगाडे तथा निशानप्रदान किये । इसी कारणवश मलिक-उल 
हुस्मॉने विद्रोह कर अपनाजीचन और धन सब कुछगॅवा दिया । 
___ जब हम यहाँ आये तो मकवल निलंगी नामक एक व्यक्ति 


दिल्लीसे मालावारकी यात्रा 

३०५ 
इस नगरका शासक था । सम्राट इसका अत्यधिक सम्मान 
फरता था । शैख़ज़ादह अस्फ़हानो भी शासकके साथ रहता 
था और समस्त फाय्योंकी देखरेख उसीके सुपुर्द थी । शेन 
भी शासन कार्यमें अत्यन्त दक्ष एवं निपुण होनेके कारण 
अत्यन्त धनाढ्य हो गया था । यह अपनी समस्त संपत्ति निर 
न्तर स्वदेश भेज कर स्वय भी किसी न किसी बहाने यहाँ भाग 
जाना चाहता था । इतनेमें सम्राटको भी इसको सूचना मिल 
गयी; किसीने उससे यह निवेदन किया कि वह भागना 
चाहता है । बस फिर क्या देर थी , तुरन्त ही सनाट्ने मक 
बलको लिख दिया कि उसको डाकद्वारा राजधानी भेज दो । 
सम्राटका श्रादेश पाते ही शैख़ तुरन्त हो दिल्ली भेज दिया गया 
और सम्राटकी सेवा में उपस्थित होने ही वह पहरे में दे दिया 
गया । इस देशकीकालीप्रया है कि पहरे में देनेके पश्चात 
शायद ही किसो व्यक्ति को जान बचती है । हाँ , तो पहरे में 
आने पर शैखने पहरेदारसे गुप्त मंत्रणा की और उसको बहुत 
धनसंपत्ति देनेका वचन दे अपनी श्रोर मिला लिया और 
दोनों भाग निकले । एक विश्वसनीय आदमी कहता था कि 
मेने उसको ( शेखको ) कलहात ( मसकृत प्रांत के नगरविशेष ) 
की मसजिदमें देखा और वहाँसे यह अपने देशको चला गया । 
इस प्रकार उसके प्राण सुरक्षित रहे और समस्त संपत्तिपर 
भी उसका प्राधिपत्य होगया । 

मलिक मकवलने अपने गृहपर हमको एक भोज दिया , 
जिसमें एक बड़ी श्रानन्ददायक घटना घटित हुई । नगरके 
काज़ी और बगदादके शरीफ दोनों ही इसमें सम्मिलित हुए 
थे । शरीफ़ महाशयको प्राकृति भी फाजी महोदयसे बहुत 
कुछ मिलती- जुलती थी , यहाँ तक कि काजीके सदृश शरीफ़ 

२० 


३०६ इटनरतूतासी भारतयाना 
के भी केवल एक ही नेत्र था । परन्तु भेद केवल इतना ही था 
कि फ़ाज़ी दायें नेत्रसे हीन थे और यह यायें नेग्रसे । मोजके 
समय संयोगरश दोनों एक दूसरेके संमुप बैठे । काजीकी 
और देव देसकर शरीफ्ने पारम्गर हँसना प्रारम्भ किया । 
इसपर काज़ीने उनको यूर झिड़का । यह देख शरीफ़ने कहा 
किश्यों अकारण मोघ करने हो , मैं तुमसे तो कहीं अधिक 
सुन्दर हूँ । काज़ीने ( यह सुन ) पूछा कि किस प्रकारसे ? 
उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तो पायें ही नेत्रसे हीन है , परन्तु 
तुम्हारे तो दाहिना नेत्र नहीं है । सुनते ही मारल और 
समस्त उपस्थित सभ्य जन ठट्टा मार कर हँस पहे ओर काली 
जीने लजित हो कुछ भी उचर न दिया । कारण यह है कि 
भारतवर्ष में शरीफ़ोको अत्यन्त सम्मानकी दृष्टिसे देखते हैं । 

दयार करके निवासी घमात्मा काजी नासिर भी इस 
नगरकी जामे - मसजिदको एक कोठरीमें रहते हैं । हम 
लोगोंने भी जाकर उनके दर्शन किये और उनके साथ साथ 
भोजन क्यिा । 

विद्रोह करने पर काज़ी जलाल भी इस नगरमें श्रा इनकी 
सेवामें उपस्थित हुया था । इसपर किसीने सम्राटसे यह कह 
दिया कि इन्होंने भी काजी जलालके लिए प्रार्थना की है । 
इसी कारण सम्राट्क नगरमें पधारते हो माणोंके भयसे 
यह महाशय यहाँसे निकल कर चले गये कि कहीं मेरे साथ 
भी हैदरी जैसा बर्ताव न हो । 

इस नगरमें एजाजा इसहाक नामक एक और महात्मा 
है । इनके मउमें प्रत्येक यानीको भोजन, और साधु तया दु पी 
पुरुपोंको द्रव्य भी मिलता है, परन्तु इसपर भी लोग कहते 
हैं कि इनकी धनसंपत्तिम उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती जाती है । 


दिल्लीसे मालावारको यात्रा 

३०७ 
२० - कावी और फन्दहार 
यहाँसे चलकर हम पाड़ी तटस्थ फावी नामक एक नगर 
में पहुँचे जहाँ ज्वार - भाटा भी पाता है । यह प्रदेश जालनसी . 
के एक हिन्दू राजाके ( जिसका वर्णन हम अभी करेंगे ) 
अधीन है । 

काधीसे चलकर हम फन्दहार पहुँचे । समुद्र तटवर्ती यह 
विस्तृत नगर हिन्दुओका है । यहाँ के राजाका नाम जालनसी 
है । परन्तु यह भी मुसलमान शासकोके अधीन है और प्रत्येक 
वर्ष राजस्व देता है । इस नगरमें आने पर राजा हमारे स्वाग 
तको चाहर पाया और हमारा प्रत्यधिक आदर- सत्कार किया , 
यहाँ तक कि हमारे विश्रामके लिए अपना राजप्रासाद तक 
पाली कर दिया । हम लोगोंने वहीं विश्राम किया ओर अत्यन्त 
कुलीन मुसलमान अमीरोने - जिनमें राजा बुहरके पुन ओर 
छ। पोतोक स्वामी नाखुदा इब्राहीम विशेषतया उल्लेखनीय 
है - राजाकी श्रोरसे हमारी श्रभ्यर्थना की । 


( १ ) अब इन दोनों बन्दरोंका चिन्ह तक शेष नहीं है । अकरके 
समय तक तो इनका पता चलता है । परन्तु इसके पश्चात् इनका कहीं 
उल्लेख नहीं मिलता । भाईने भरीमें लिखा है कि ये दोनों बन्दर 
नर्मदा नदीके किनारे बसे हुए थे और यात्री तथा वस्तुओंसे लदे हुए 
विदेशी पोत यहाँ भाकर लंगा दालते थे । 


इनरतूताकी भारतयावा 

नवाँ अध्याय 
पश्चिमीय तटपर पोत-यात्रा 

१ - पोतारोहण 
इसी नगरसे हमारी समुद्र-याना प्रारम हुई । इब्राहीम 

नामक मल्लाहके जागीर नामक पोतपर हम सवार 
हुए । भेटके घोडोंमेंसे सत्तर घोडे तो इसी पोतपर चढा 
लिये गये, स्न्तुि भृत्यादि सहित शेष अभ्य इब्राहीमके भ्राताके 
मनोरत ( मनोरथ १ ) नामक जहाजपर सवार कराये गये । 
राय जालनसीने हमारे मार्गव्ययके लिए भोनन, जल तथा 
चारे इत्यादिका प्ररन्ध कर, गरार नोकाके समान आकार 
गले परतु उससे बडे अकीरी नामक जहाजमें अपने पुत्रको 
भी हमारे साथ कर दिया । इस पोतमें साड चप्पू ( पतवार ) 
थे । युद्धके समय चप्पुमालाको पत्थर और याणी चांसे 
यचाने के लिए पोतपर छत डाल देते थे । राय ( राजा ) के ही 
एक अन्य पोतपर भृत्यों सहित सुबुल और जहर-उहीनके श्रध्व 
सवार हुए । जागीर नामक जहाजमें धनुषधारी तथा पचास 
हरशी मैनिक नियत थे । इन पुरुषों को समुद्र का स्वामी 
समझना चाहिये । इनमें से एक व्यक्ति के भी उपस्थित रहने पर 
हिन्दू डायुओं या चिद्राहियोग कुछ भी पटका नहीं रहता । 

२ - - चरम और कोका 
दो दिन पर्यन्त यात्रा करनेके पश्चात् हम स्थलसे चार 
मील दूर घेरम नामक एक जनहीन द्वीपमें पहुँचे । यहाँ 
विधाम पर हम लोगोंने जल- संग्रह किया । 

( 1 ) रम - इस नामका घीष स्वायतका नाम है । यह ०० 


पश्चिमीय तटपर पोत-यात्रा ३०९ 
कहा जाता है कि मुसलमानोंके अाक्रमणके कारण यह 
स्थान जनहीन होगया और हिन्दू पुनः इस स्पानमें या 
फर नहीं बसे । मलिक -उलनुजारने , जिनका वर्णन में ऊपर 
कर आया हूँ , इस स्थानपर प्राचीर निर्माण करा कर उसपर 
मंजनीक चढ़ा मुसलमानोंको बसाया था । 

यहाँसे चलकर हम दूसरे दिन कोका नामक एक बड़े 
नगरमें पहुँचे । यहाँ के बाजार यूव विस्तृत थे । भाटा होनेके 
कारण हमने चार मोलकी दूरीपर लंगर डाला और नायमें 
बैठकर नगरकी घोर चले । जब नगर फेवल एक मील 
रह गया तो जल न होनेके कारण नाव फीचमै धंस गयी । 
लोगोंके यह कहने पर कि कुछ ही काल पश्चात् यहाँपर जल 
यहने लगेगा, भली भाँति तैरना न जाननेके कारण मैं नावसे 
उतर दो पुरुषोंके सहारे तटको ओर चल दिया , जिसमें 
जल श्राजाने पर भी कोई कठिनाई न हो । मैंने भीतर प्रवेश 
कर नगरकी भी खूब सैर की और हज़रत खिज़र और हज़रत 
इलियासके नामसे प्रसिद्ध एक मसजिद भी देखो और वहीं . 
पर मैंने मगरिव ( अर्थात् सूर्यास्तके समय ) की नमाज़ पढ़ी । 
मील लंबा तथा ३०० - ५०० गज तक चौड़ा है । बुटिश सरकारने यहाँ 
पर सन् १८६५ ई० में एक प्रकाश-स्तंभ ( लाइट हाऊस ) निर्माण 
करा दिया । 

( 1 ) कोका अर्यात् गोवा - यह स्थान अब सहमदाबादके जिले. 
के अंतर्गत बंबई से १९३ मीलकी दूरीपर है । यहाँ के निवासी बहुधा 
जहाजों में सुशासी अथवा लेकर (Laskars ) का काम करते हैं , 
और पोत चलानेमें बड़े दक्ष होते हैं । इस समय तो यह नगर भवनति 
पर है, परंतु भवुलफज़लके कथनानुसार सम्राट अकबर के समय में यह 
मोर सार ( कमिश्नरी) में एक पहन ( बंदरगाह ) था । 


- 


- 


- 


३१० इन्नरतूताको भारतयात्रा 
इस मसजिदमें हैदरी साधुथोंका एक समुदाय भी अपने 
शैप सहित रहता है । यहॉकी सैर करनेके बाद में पुनः 
जहाजपर आगया । 

नगरके राजाका नाम दकोल है । यह नाम मानको 
ही सम्राटके अधीन है । वास्तवमें वह उसकी एक भी 
श्राक्षाका पालन नहीं करता । 

३ - संदापुर 
यहाँसे चल कर तीन दिन पर्यंत यात्रा करनेके पश्चात् 
हम सदापुर पहुँचे । इस द्वीपमें छत्तीस गाँव है और इसके 
चारों ओर खाडीमा जल भरा रहता है । भाटेके समय तो यह 
जल मीठा हा जाता है परतु ज्वार आने पर पुन खारा हो 
जाता है । द्वीपके मध्यमें दो नगर हैं , जिनमेसे प्राचीन तो 
हिंदुओंके समयका यसा हुना है और अर्याचीनकी स्थापना 
मुसलमानोंके शासनकालमें द्वीपके प्रथम बार रिजित होने 
पर हुई है । नतीन नगरमें बगदादकी मसजिदोंके समान 
एक विशाल जामे मसजिद भी बनी हुई है । हनोरके सम्राट 
जमाल उद्दीनके पिता हसन ( मल्लाह ) ने इसका निर्माए 
कराया था । द्वितीय यार इस द्वीपकी विजय फरने जाते 
समय में भी उनके साथ गया था । इस क्थाका घर्णन में 
अन्यत्र करूँगा । 

इस द्वीपसे चरा फर हम स्थलके अत्यत निकटस्थ एक 
छोटेसे द्वीपमें पहुँचे , जहाँ पादरियोंका गिजांघर , उपया 
तथा एक सरोवर बना हुश्रा था । यहाँ हमने एक यागीको 

( 1 ) सदापुर - आधुनिक अनुसन्धानसे पता धरता है कि गोवा 
को मध्ययुगमें इस मामसे पुकारते थे । 


पश्चिमीय तटपर पोत- यात्रा ३११ 
मंदिरकी दीवारके सहारे दो मूर्तियों के मध्य यैठे हुए देखा । 
योगीके मुख-मंडलको देखनेसे ऐसा प्रतीत होता था कि 
उसने उपासना और तपस्या बहुत की है । यहुत कालतक 
प्रश्न करने पर भी उमने हमको कुछ उत्तर न दिया । योगीके 
पास कोई भी खाने योग्य वस्तु न होने पर भी उसके चीख 
मारते ही वृत्तसे एक नारियल टूट कर उसके संमुख वा गिरा 
और उसने उठा कर वह हमको दे दिया । यह देख हमारे 
आश्चर्यकी सीमा न रही । हमने दीनार और दिरहम बहुत 
कुछ देना चाहा और भोजनके लिए भी कहो , परंतु उसने 
स्वीकार न किया । योगीके संमुख ऊँटके उनका बना एक 
चोगा पड़ा हुया था । उठा कर उलट - पलट कर देखने के पश्चात् 
उसने वह मुझे ही दे दिया । मेरे हाथमें जला नामक 
नगर ( जो अदनके संमुख अफ्रीकाके तटपर स्थित है ) की 
बनी हुई एक तसबीह ( माला ) थी । योगीके उलट पलटकर 
उसको देखने पर मैंने यह उसोको भेंट कर दी । योगीने 
मालाको अपने हाथमे लेकर सूंघा और अपने पास रख 
कर आकाशकी ओर दृष्टिपात किया , फिर किवले ( मका . 
की प्रधान मसजिद में एक स्थान है ) की ओर संकेत किया । 
मेरे साथी तो इन संकेतोंको न समझ सके परंतु मैं समझ 
गया कि यह मुसलमान है और द्वीप -यासियोंसे अपना धर्म 
छिपाकर नारियल खा जीवन निर्वाह कर रहा है । विदा होते 
समय योगीका हात - चुम्बन करनेके कारण मेरे साथी मुझसे 
अप्रसन्न भी हुए । परंतु उनकी प्रसन्नताको जानते हुए भी 
उसने मुस्किरा कर मेरा हस्त चुम्बन कर हमको विदा होनेका 
संकेत किया । लौटते समय सबके अंतमें होनेके कारण उसने 
मेरा वन चुपकेसे पकड़ कर खींच लिया और मेरे मुख मोड़ . 


३१२ 

इन्नयनूताको भारतयाना 
कर देखने पर दस दीनार दिये । थाहर आने पर जर मेरे 
साथियोंने वस्त्र सींचनेका कारण पूछा तो मैंने दस दीनार 
पानेको त कह तीन दीनार जहीर-उद्दीनको और तीन 
सुबुलको दे दिये । श्रर मेने उनको बताया कि यह व्यक्ति 
मुसलमान था , क्योंकि आकाशको ओर उँगली द्वारा सकेन 
करनेसे उसका अभिप्राय यह था कि मैं एक ईश्वरपर विश्वास 
रसता हूँ औरकिले की ओर सफेत परनेसे यह तात्पर्य था 
कि में पैगम्बर साहका अनुयायी है । तसरोह लेनेसे इस 
यातकी ओर भी पुष्टि हो गयी । मेरे इस कथन पर ये 
दोनों पुन लोटकर यहाँ गये परतु योगीका पता न था । 
उसी समय हम सवार होकर यहाँसे चल पडे । 

. ४ - हनोर 
दूसरे दिन प्रात काल हम हनोर में पहुँच गये । यह 

( 1 ) हनोर - इसका आधुनिक नाम हीनार है । यह स्थान भय 
यम्बई सकारमें उत्तीय कनादा निलेको एक तहसीलका प्रधान स्थान 
ण्व बन्दरगाह है । अबुल फिदाने हि सन् ०३1 में इसका वर्णन किया 
है । उस समय यह बडा समृद्धिशाली नगर या । १५वीं शताब्दीके 
प्रारंभमें पुर्तगाल निवासियों ने यहाँ एक गढ़ निर्माण कराया था परत 
विजयनगर के महारानके साथ युद होने पर उन्होंने नगरमें अग्नि का 
दी । इसके पश्चात् इस नगरका उत्तरोत्तर ह्रास ही होता गया । पुरंगाल 
निवामियोंका पतन होने पर इस नगरपर मिदनोरके राजाका भाधिपत्य 
होगया ! तपश्चात् हैदरमतीने इसको जोन कर अपने में सम्मिलित 
कर लिया । टीरक प्रतिम युबके पाद यह नगर इंए इटिपा करनी 
अधिकारमें मा गया । यह नगर जरसीया नामक नदीक सटपर, समुदसे 
दो मील दूर एक सादर स्थित है । यह नदी नगरसे ३१ मोलकी 


पश्चिमीय तदपर पोत -यात्रा ३१३ 
नगर खाड़ी में स्थित है और जहाज़ भी यहाँ श्रा जा सकते 
है । समुद्र यहाँसे आधे मीलकी दूरीपर है । वर्षा ऋतुमें समुद्र 
बहुत बढ़ जाता है और उसमें तूफ़ान आनेके कारण चार 
मास पर्यन्त कोई व्यक्ति भी मछलीका शिकार करने के अति . 
रिक किसी अन्य कार्यके लिए समुद्रमें नहीं जा सकता । , . 
___ हनोर पहुँचने पर एक योगी हमारे पास श्राफर मुझे 
छः दीनार दे कहने लगा कि जिसको तूने माला दी थी 
उसीने यह दोनार भेजे हैं । दीनार लेकर मैंने एक उसको 
भी देना चाहा परन्तु उसने न लिया और चला गया । 
अपने साथियोंसे यह बात कह मैंने उनको पुनः उनका भाग 
देना चाहा परन्तु उन्होंने लेना स्वीकार न किया और मुझसे 
कहने लगे कि तुम्हारे दिये हुए छः दीनारोंमें छः ओर 
दीनार अपनी ओरसे मिला हम उसी स्थानपर रख आये थे 
जहाँ योगो बैठा हुआ था । यह सुनकर मुझे और भी श्राश्चर्य 
हुश्रा । ये दीनार मैंने बड़ी सावधानीसे अपने पास रख लिये । 

हनोर-निवासी शाफ़ई ( मुसलमानोंका पन्ध विशेष जो 
इमाम शाकुईका अनुयायी है ) मतावलम्बी हैं और अपने 
धर्माचरण तथा सामुद्रिक बलके कारण प्रसिद्ध हैं । संदापुर 
की विजयके पश्चात् दुर्दैववश ये लोग किस प्रकार दीन 
होगये, इसका वर्णन मैं अन्यत्र करूँगा । 
- नगरके धर्मात्मा पुरुपोंमें शैख़ मुहम्मद नागौरी ( नागौर. 
निवासी ) का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इन्होंने अपने 
मठमें मुझको एक भोज भी दिया था । दास तथा दासियोंके 
अशुद्ध हायका स्पर्श होने पर भोजन अपवित्र होजानेके भय . 
दूरीपर एक पहाड़ परसे गिरती है और वहाँका दृश्य भी अत्यंत 
मनोहर है । 


३१ .. ननतूताको मारतयात्रा 
से यह स्वयं ही भोजन बनाते हैं । इनके अतिरिक्त कलामे 
अल्लाह ( कुरान ) पढ़ानेवाले सदाचारी तथा धर्मशास्त्र के 
शाता इस्माईल भी अत्यन्त दानी तथा सुन्दर स्वमायके हैं । 
काज़ीका नाम नूर-उद्दीन अली है । ख़तीवका नाम अब मुझे 
स्मररा नहीं रहा । 
___ नगर ही नहीं, बल्कि इस सम्पूर्ण तटकी त्रियाँ विना 
सिला हुमा कपड़ा ओढ़ती हैं । चादरके एक छोरसे अपना 
सारा शरीर ढंक कर दूसरे अंचलको सिर तथा छातीपर डाल 
लेती हैं । नाकमें सुवर्णका घुलाक पहिननेकी प्रथा है । यहाँको 
सभी खियाँ सुन्दर तथा संदाचारिणी होती है । इनके सम्ब 
न्यमें विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि संपूर्ण कुरान इनको 
कण्ठस्थ है । इस नगरमें मैंने तेरह लड़कियोंकी और तेइस 
लहकोंकी पाठशालाएँ देखीं । यह यात किसी अन्य नगरमें 
दृष्टिगोचर न हुई । नगर निवासी फेवल सामुद्रिक व्यवसाय 
द्वारा ही जीविका-निर्वाह करते हैं । कृषि-कार्य कोई भी 
नहीं करता । - 

डामुद्रिक यल तथा छः सहन स्थल सैनिक होने 
के कारण समस्त मालाबार प्रदेश जमाल उद्दीन नामक राजा. 
को कुछ नियत कर देता है । इसका पूरा नाम समालउद्दीन 
मुहम्मद विन हसन है । यह यहुत ही धर्मात्मा है शोर हरीव 
नामक हिन्दू राजाके अधीन है । ईश्वरेच्छासे में उसका यरान 
भी शीघ्र ही करूंगा । 

जमाल -उद्दीन सदा जमाअतके साथ ( पंक्तिरख ) हरे 
नमाज पढ़ा करता है और पात. काल होने से पूर्व ही मस. 
जिदमें जा प्रातःकाल पय्यत तलावत ( कुरानका पाठ ) करता 
है । इसके बाद प्रथम कालमै ही नमाज़ पढ़ अश्वारूढ़ हो 


पश्चिमीय तटपर पोत-यात्रा ३१५ 
नगरके याहेर चला जाता है । चाश्त ( अर्थात् प्रातःकाल नौ 
यजे ) के समय लौट कर मसजिदमें प्रथम दोगाना ( नमाज़में 
दो यार उठने बैठने की क्रिया ) पढनेके पश्चात् वह महलमें 
जाता है । वह रोज़ा भी रखता है । जिस समय में उसके 
पास ठहरा हुआ था , इफ्तार ( व्रत भंग ) के समय यह सदा 
मुझको बुला भेजता था । धर्मशास्त्रके ज्ञाता अली ओर 
इस्माईल भी उस समय वहाँ उपस्थित रहते थे । ज़िमीनार 
चार छोटी छोटी कुर्सियाँ डाल दी जाती थीं , इनमेंसे एकपर 
तो स्वय यह वैठता था ओर शेष तीनपर हम तीनों व्यक्ति । 

भोजनकी विधि यह थी कि सर्वप्रथम खाँचा नामक ताये. 
का एक बड़ा दस्तरख्वान लाकर उसपर ताँचेका एक तवाक , 
जिसको इस देशमें तालम कहते हैं, रख दिया जाता है । 
तत्पश्चात् रेशमी वस्त्रावृता दासी भोज्य पदार्थोसे भरी हुई 
देगचिया तथा तॉयेके बडे बड़े चमचे ला , एक एक चमचा 
चावल तवाक ( बडे टोकने ) में एक ओर रख कर ऊपर• 
से घृत डाल देती है और दूसरी ओर मिर्च, अद्रक , नीबू तथा 
श्रामके अचार रख देती है । इन अचारोंकी सहायतासे 
चावलके पास मुखमें डाले जाते हैं । चावल समाप्त हो 
जाने पर , द्वितीय चार पुत . चमचा भर कर चावल तवाकमें 
रखा जाता है, परन्तु इस बार उसपर मुर्गका मांस और सिर 
का डाला जाता है और इसीकी सहायतासे चावल साया 
जाता है । इसके भी चुक जाने पर तृतीय यार चावल परोस 
कर मिन भिन्न प्रकारका मुर्गका, तथा मत्स्य -मांस रखा जाता 
है । तत्पश्चात् हरेशाक पात आते है और उनकी सहायताले 
चावल खाते है । इस प्रकार भोजन करनेके उपरांत दासी 
कोशान् ( दहीकी लस्सी ) लाती हे और भोजन समाप्त होता 


५ . . । मना 
है । इस पदार्थके नाते ही समझ लेना चाहिये कि समस्त 
भोज्य पदार्थ समाप्त हो गये । भोजनके अंतम , शीतल जल 
पीनेसे हानि होनेका मय होनेके कारण, वर्षा ऋतुमें उपय 
जल दिया जाता है । 

दूसरी बार यहाँ श्राने पर मैं राजाका ग्यारह मास 
पय्यंत अतिथि रहा और इस कालमें भी मने, इन लोगों 
प्रधान खाद्य पदार्थ केवल चागल होने के कारण, मी एक 
गेटी तक न खायी । इसी प्रकार मालद्वीप, नीलोन ( लका ) 
तथा मप्रवरम तीन वर्ष तक रहने पर भी मेंने निरतर चावलों 
काही उपयोग किया , किसी अन्य पदार्यके दर्शन तक न 
हुए । चावलॉको यह दशा थी कि मुखमें चलते न थे, जलके 
सहारे ज्यो त्यों करके गलेके नीचे उतारता था । 

राजा रेशम तथा यारीक क्तों के वस्त्र पहनना और कटि 
प्रदेशमें चादर याँधता है । इसका शरीर दोहरी रजाइयोंसे 
हँश रहता है , और गुंधे हुए केशोपर एक छोटा सा साफा 
चॅधा रहता है । सवारीके समय यह करा ( एक प्रकारका 
चोगा ) पहिन कर ऊपरसे रजाई श्रोढ लेता है और उसके 
आगे आगे पुरुष नगार्ड तथा ढोल जाते चलते हैं । 
__ इस चार हम लोग यहाँपर केवल तीन ही दिन ठहरे । 
चिदाके समय उसने हमको मार्गव्यय भी दिया । 


५ - मालावार 
यहाँसे चलकर तीन दिन पश्चात् हम मालागार पहुँचे । 
काली मिर्च उत्पन्न करनेवाले इस देशमा विस्तार दो मास 

( 6 ) मालागार - मल्य पर्वतक कारग इस देशका यह नाम पद 
गया है । प्राचीन कालमें इस देशको र कहते थे । आधुनिक टावना 


३१७ 


पश्चिमीय वटपर पोत-यात्रा 
चलने पर समाप्त होता है । संदापुरसे लेकर कोलम 
नगर पयंत यह प्रांत नदीके किनारे किनारे फैला हुआ है । 
राहमें दोनों ओर वृक्षोंकी पंक्तियाँ लगी हुई है । प्राधे मीलके 
अंतर पर हिन्दू तथा मुसलमान यात्रियोंके विश्राम करने के 
लिए काष्ठ गृह बने हुए हैं और इनके चबूतरेपर दूकानें लगी 
होती हैं । इसके अतिरिक्त प्रत्येक गृहके निकट एक कूप 
होता है जहाँपर हिंदुओंको पानमें और मुसलमानों को प्रोक 
द्वारा ( मुखके निकट हाथ लगाकर उसमें जल डालनेकी 
क्रिया विशेष ) जल पिलाया जाता है । श्रोक द्वारा जल 
पिलाते समय हाथके संफेतसे निषेध करने पर जल दाता 
जल डालना बंद कर देता है । 
___ इस प्रदेशमें मुसलमानोंका न तो घरके भीतर प्रवेश ही 
होने देते है और न उनको अपने पात्रोंमें ही भोजन कराते है । 
पात्रमें भोजन कर लेने पर या तो उसे तोड़ देते हैं या भोजन 
करनेवाले मुसलमानको ही प्रदान कर देते हैं । किसी 
स्थानपर मुसलमानका निवास न होने पर आगन्तुक विधर्मीके 
लिए केले के पत्तेपर भोजन परोस देते है । सूप भी उसी 
पत्तेपर डाल दिया जाता है । भोजन - समाप्ति पर बचा हुआ 
अन्न पक्षी या कुत्ते खाते हैं । 

सराहमें सभी पडावोपर मुसलमानोंके घर बने हुए हैं । 
मुसलमान यात्री इन्हींके पास आकर ठहरते हैं और ये ही 
उनके लिए भोज्य पदार्थ मोल लेकर भोजन तैयार करते हैं । 
इनके यहाँ न होने पर मुसलमानोंको इस प्रदेशमें याना धारने 
में बड़ी कठिनाई होती । 
कार तथा कोचीनका राज्य इसी प्रदेशके अतर्गत समतना चाहिये । 
हिजरी सन् २० . के लगभग यहाँ भुसचमान धर्म फैर। । 


३१८ इन्नरतूताकी भारतयाना 

दो मास तक इस समस्त देशमें एक छोरसे लेकर दूसरे 
छोर तक जाने पर एक चप्पाभर धरती भी ऐसी न मिली जहाँ 
श्राबादी न हो । प्रत्येक श्रादमीका घर पृथक् बना हुया है । 
गृहके चारों ओर उपचन होता है और उसके चारों ओर काष्ठकी 
दीवार सारी राह इन्हीं उपवनोमें होकर जाती है । उपवनकी 
समाप्ति पर दीवारकी सोढियों द्वारा दूमरे उपवनमें प्रवेश 
होता है ( और इसी प्रकार चलकर सारी राह समाप्त होती 
हे ) राजाके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति इस देश घोडे या 
क्सिी अन्य पशुपर सवार नहीं होता । पुरप बहुधा डोले 
{ एक प्रकारको पालकी ) पर अयना पैदल ही यात्रा करते 
है । डालेपर यात्रा करनेकी दशामें यदि दाम न हो तो उसे 
ढोनेरे लिए मजदूर रख लिये जाते है । 

व्यापारी नीर बहुत अधिक वाझ रखनेवाले यात्री किराये 
के मजदूरोंपर सामान लदवा कर यात्रा करते हैं । प्रत्येक मज 
दूरके पास एक मोटा डडा रहता है, नीचेकी श्रोर तो लोहेकी 
कील और ऊपरको श्रोर मिरेपर एक अॉकदा लगा होता है । 
सामान ये लोग पीठपर लादते है । राह चलते चलते 
थप जानेपर विश्राम करने के लिए. जर कोई दुकान तक पास 
धनी हुई नहीं होती, ता ये इसी डडेको धरतीमें गाडकर 
सामानकरी गटरी इसपर लटफा देते है और पुन विश्राम 
लेकर चलते है । 

इस प्रांतमें जैसी शांति है वैसी मैने किसी अन्य राहपर 
नहीं दखी । यहॉपर तो एक नारियलकी चोरी कर लेने पर भी 
माण-दड होता है । पेडसे फल गिर जाने पर भी स्वामीके 

ति उसे नहीं उठाता । पहते है कि 
क्सिी हिन्दूने एक यार एक नारियल इसी प्रकार उठा लिया 


पश्चिमीय तटपर पोत-यात्रा ३१९ 
था । शासकने इसकी सूचना पाते ही लोहकी अनीदार लकड़ी 
पृथ्वीपर इस प्रकारसे गड़बायी कि अनी ऊपरकी भोर रही , 
अनीपर एक काठका तख्ता रपा गया और उसपर अपराधी 
लिटा दिया गया । लोहेको अनी तस्ता चोरकर अपराधीके 
पेटके वारपार होगयो । इसके पश्चात् अन्य लोगोंको भय 
दिखानेके लिए अपराधीका शव इसी प्रकारसे यहाँ लटकाना 
रखा गया । यात्रियों की सूचनाके लिए इस प्रकारको बहुतसी 
लकड़ियाँ राहपर लगी हुई हैं । 
____ राहमें हमको यदुतसे हिन्दू मिलते थे परन्तु हमको पाते 
देख वह सब एक ओर पड़े हो जाते थे और हमारे निकल 
जाने पर पुनः चलना प्रारम्भ करते थे । मुसलमानोंके साथ 
भोजन न करने पर भी यहाँ उनका बहुत ही श्रादर - सत्कार 
किया जाता है । 

इस प्रान्तमें बारह राजा राज्य करते हैं । सबसे बड़ेके 
पाम पन्द्रह सहस्र श्रोर सबसे छोटके पास तीन सहन 
सैनिक है , परन्तु इनमें श्रापसमें कभी शत्रुता नहीं होती और न 
बलवान् निर्यलका राज्य छीनने का ही प्रयल करते हैं । एक 
राज्यकी सीमा समाप्त होने पर दूसरे राज्यमें काष्ठ के द्वारसे 
प्रवेश करना होता है । इस राज्यके द्वारपर राजाका नाम भी 
अंकित रहता है । इसका तात्पर्य यह है कि द्वारमें प्रवेश करने 
पर यानी अमुक राजाके श्राश्रयमें श्रागया । एक राज्यमें 
अपराध कर अन्य राज्यद्वारमें प्रवेश करते ही प्रत्येक हिन्दू 
अथवा मुसलमान अपराधीको दण्डका भय नही रहता । ऐसो 
दशाम बलवान् राजा भी निर्वल शासकको अपराधी लौटानेके 
लिए बाध्य नहीं कर सकता । 

राजाओंकी मृत्युके उपरान्त उनके उत्तराधिकारी भागिः 


३२० इन्नबतूताको भारतयात्रा 
नेय होते हैं , वे ही राज्य शासक नियत किये जाते हैं , पुत्र 
नहीं । सूडान देशकी मसूफा जातिके अतिरिक्त मैंने यह 
प्रथा किसी अन्य देशमें नहीं देखी ( में इसका वर्णन भी 
अन्यत्र करूंगा ) । इस देशके राजा जय किसी व्यापारीको 
विक्रो बन्द करना चाहते हैं तो उनके दास उक्त व्यापारीकी 
दूकानपर वृक्षॉकी शाखाएँ लटका देते है । जय तक ये शाखाएँ 
दूकानपर लटकती रहती है, कोई व्यक्ति यहाँपर फिमो 
पदार्थका क्रय-विक्रय नहीं कर सकता । 

काली मिर्चका बूटा अंगुरकी चेल जैसा होता है परंतु 
उसमें शापा प्रशाखाएँ नहीं होती । यह नारियलके वृक्षक 
निकट बोया जाता है और यढ़कर वेलको भाँति उसी वृक्षपर 
फैल जाता है । इसके पत्ते घोड़ेके कानके सदृश होते हैं , 
किसी किसो पधेिके पत्ते अलोक ( घास विशेष जिसकी 
खाकर पशु खूब मोटे ताले हो जाते है ) के पत्तोंके समान 
होते हैं । 
___ इसके फल छोटे छोटे गुच्छोंके रूपमें लगते हैं और जिम 
प्रकार किशमिश बनाते समय अगर सुखाये जाते हैं , उसी 
प्रकार इन फलोंके गुच्छे भी खरीफ़ ( उत्तरीय भारतको वर्षा 
ऋतु ) पाने पर धूपमें मुपाये जाते हैं । कई बार पलटे जाने 
के कारण ये सूखकर काले हो जाते हैं और फिर पारियोंके 
हाध बेच दिये जाते हैं । हमारे देश निवासियोका यह विचार 
कि अग्निमें भुनने के कारण फन काले और करारे हो जाते है , 
ठीक नहीं है । कगरापन तो बास्तबमें धूपमें रखने के कारण 
श्रा जाता है । 
जिस प्रकार हमारे देशम जुनार एक माप द्वारा नापी 
( 1 ) नैयर जातिम भरता यह प्रथा पली भाती है । 


पश्चिमीय तटपर पोत -यात्रा 
३२१ 
जाती है उसी प्रकार मैंने इस फलको फालकृत ( फालीकट ) 
नामक नगरमें नपते हुए देखा था । 

६ - अबी- सरुर 
सबसे प्रथम हम इस प्रदेशके खाडीपर स्थित श्रयीस 
रुर नामक छोटेसे नगरमें पहुँचे । यहाँ नारियलके वृक्षोंकी 
बहुतायत है । यहाँ मुसलमानों में अत्यंत लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति 
शेख जम्मा है, जो अवी सत्ता के नामसे विख्यात है । यह 
पुरुप बड़ा दानशील है । इसने अपनी समस्त संपत्ति फकीरों 
तथा दीन -दुखियोंको बाँट दी है । 

दो दिन पश्चात् हम खाड़ी स्थित फाकनोर नामक 
नगरमें पहुँचे । यहाँका सा उत्तम गन्ना देश भरमें नहीं होता । 
यहाँ भी मुसलमानोंको संख्या बहुत है । हुसैन सलात 
नामक व्यक्ति इनमें सबसे बड़ा गिना जाता है । इसने 
यहाँ एक जामे मसजिद भी बनवायी है । नगरमें काज़ी तथा 
प्रतीय भी है । नगरके राजाका नाम वासुदेव है । इसके पास 
तीस युद्ध-पोत है, परंतु उनका अफसर लूला नामक एक 
मुसतमान है । यह व्यक्ति पहले समुद्री डाकू था ओर 
व्यापारियों को लूटा करता था । 

( 1 ) अधीसकर - यह अब बारसिलोर कहलाता है । 

(२ ) फाळनोर -- यह अब बरकोर कहलाता है । यह मदरास 
अहातेके दक्षिणीय कानड़ा नामक जिलेमें है । बतूनाके समय यह नगर 
विजयनगरके राजाभों के अधीन था । ई० स० १५६५ में दक्षिणीय मुसल . 
मानों द्वारा विजयनगरकी पराजयके पश्चात् इसपर बिदनोरके राजाका 
भाधिपत्य हो गया । आधुनिक नगर हंगर-कवा कहलाता है और वह 
माचीन याकोर या बॉकनोरसे पाँच मील दूर सीला मदीके मुखपर स्थित है । 


नगरके निकट लंगर डालने पर राजाने अपने पुत्रको हमारे 
पास भेजा । उसको अपने जहाज़में प्रतिभूको भाँति रखकर 
हमने नगर- प्रवेश किया । " 

कुछ तो भारत-सम्राटके प्रति आदरभाव दिखाने और 
कुछ अपने धर्म , हमारे अातिथ्य तथा जहाजोंके व्यापार द्वारा 
लाभ उठाने के विचारसे राजाने तीन दिन पय्यंत हमको 
भोज दिया । 

नगरमें श्राने पर मन्येक जहाज़ को यहाँ टहर कर ( राजा 
को ) हके यंदर नामक एक नियत कर देना पड़ता है । 
अपनी इच्छासे कर न देने पर राजामजिहाज़ बलपूर्वक श्राग . 
न्तुक जहाज़ को वन्दरमें ले लाते है और कर चुक्ता न होने 
तक श्रागे नहीं चढ़ने देते । 

७ - मजोर 
तीन दिन पश्चात् हम मंजौर पहुँचे । यह विस्तृत नगर 
इस प्रांतकी सबसे बड़ी दनप ( प ) नामक खाड़ीपर 
यसा हुअा है । फारिस तथा यमन ( अरयका मांत-विशेष ) 
के व्यापारी यहाँ बहुधा पाते है । कालीमिर्च और सोट यहाँ 
सुध होती है । नगर के राजाका नाम रामदेव है और यह 
मालाबारमें सबसे बड़ा गिना जाता है । 

मुसलमान भी मरया में लगभग चार पाँच सहन है , और 
नगरके एक अोर रहते हैं । व्यापारियोंपर निर्भर रहने के 
कारण राजा नगर निवासियों तथा हमारे सहधर्मियोम 
नापसका झगडा हो जाने पर पुन दोनोका मेल करा देता है । 
मेयरके रहनेवाले यदर-उद्दीन नगरके फ़ाज़ी मी यहीं थे और 

(6) मौर --यह भर अब मंगौर कहताहै । 


पश्चिमीय तटपर पोत- यात्रा ३२३ 
बालकोको शिक्षा देते थे । हमारे यहाँ आते ही यह महा. 
शय जहाज़पर " आये और हमसे नगरमै अपने यहाँ चलनेको 
कहने लगे । हमारे यह उत्तर देने पर कि जबतक फार्फनोरके 
राजाकी तरह यहाँका राजा भी अपने पत्रको प्रतिभ रुपम 
जहाज़पर न भेजेगा, तबतक हम नगरमें कदापि प्रवेश न 
करेंगे । इन्होंने कहा कि फाफनोरकी यातं और है, यहाँ 
नगरस्थ मुसलमानोंकी संख्या अल्प होनेके कारण उनका कुछ 
भी बल नहीं है, परंतु यहाँ तो राजा हमसे भय खाता है , 
फिर प्रतिभूकी क्या आवश्यकता है ? परंतु हम न माने । 
राजपुनके जहाज़में आने पर ही हमने नगर- प्रवेश किया , 
और वहाँ हमारा तीन दिन पय्यंत खूय श्रातिथ्य - सत्कार 
हुआ । इसके पश्चात् हम यहाँ से चल पड़े । 

८ - - हेली 
हेली की और चल हम दो दिनमें वहाँ जा पहुँचे । विस्तृत 
खाडीपर बसे हुए इस विशाल नगरमें सुंदर गृह अधिक 

(१) हेली - भव इस नामका कोई नगर नहीं मिलता । परन्तु 
कनानौरसे १६ मील उत्तरकी भोर एक पर्वतका कोण समुद्रमें निकला 
हुमा है जिसको एली कहते है । अबुल फिदा तथा रशीद- उद्दीन नामक 
माचीन मुसलमान लेखकोंके कथनसे इसकी पुष्टि भी होती है । । 

फारसी भाषामें इलायचीको हेल तथा संस्कृतमें एला कहते हैं । 
सम्भव है, इस नगरका नाम इन्हीं शब्दोमसे किस्ती एकप्ते पना हो । 
मखज़न नामक पुस्तकमें यह भी लिखा है कि छोटी इलायची 
मालावारके हेली नामक स्थानमें उत्पन्न होती है । 

श्री हंटरके मतसे यह नगर पायन गाड़ी नामक एक वर्तमान गाँव 
के निकट था । 


३२४ 


इब्नबतूताको भारतयात्रा 
संख्याम बने हुए हैं । यहाँ बड़े बड़े जहाज़ पाकर ठहरते हैं , 
यहाँतक कि चीनके जहाज़ भी , जो कालकूत ( कालीकट ) 

और कोलमके अतिरिक्त और किसी स्थानमें नहीं ठहरते , 
इस नगरम भाकर सकते हैं । 

हिन्द तथा मुसलमान दोनों ही जातियाँ इस नगरको 
पवित्र समझती है । यहाँ एक जामे मसजिद भी है जो ऋद्धि 
सिद्धि -दायिनी समझी जाती है । जहाज़के यात्री कुशलपूर्वक 
यात्रा समाप्त होनेकी मिन्नतें मांगकर इस मसजिदमें प्रचुर 
मैंट देते हैं । ममजिददा कोप सतीय हुमैन और हसन बांके 
अधीन है । द्वितीय महाशय मुसलमानोंमें सर्वश्रेष्ठ समझे 
जाते हैं । मसजिदमें पालकोंको प्रतिदिन शिक्षा तथा कुत्र 
धन दोनों ही नियमित रूपसे मिलते रहते हैं । यहाँपर मध्यमें 
एक रमाई घर भी बना हुआ है जहाँपर प्रत्येक यात्री तथा 
मुसलमान फकीरको भोजन दिया जाता है । 
___ मदमोके रहनेवाले सईद नामक एक धर्मशास्त्रोस में इस 
मसजिदम मिला । इनकी पवित्र मूर्ति तथा सुंदर स्वमार देय . 
कर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुया । यह निन्य प्रति रोजा रखते 
है और कहते थे कि मैं श्रेष्ठ ( मुयन्जमा ) मका और प्रशदायक 
( मुनन्यरा ) मदीनामें चौदह वर्ष पय्यन रहा है । मैं इन 
दोनों नगरोंमें प्रमसे अमीर श्र नमी तया श्रमीर अदममूरसे 
भी मिला है । यह चीन तथा भारती भी यात्रा कर चुके थे । 

६ जुर-फत्तन 
हलासे तीन कोस चसकर हम जुरचन पहुँचे । 
यहां मुनाको यग़दाद-निवासी पक धर्मशाखी मिस्सा, जो सर. 

(1) ज्ञा -पचन - कुछ गोंगी सम्मति र बटिया रचन 


पश्चिमीय तटपर पोत - यात्रा ३२५ 
सरी के नामसे प्रसिद्ध है । सरसर नामक नगर घगदादसे 
दस मोलकी दूरीपर कूफ़ा की सड़कपर घसा हुआ है । यहाँ 
इसका एक भ्राता रहता था जो अत्यन्त धनाढय थो । देहांत 
होते समय पुनोंकी अपस्या अल्प होने के कारण वह इसोको 
अपना मेनेजर ( वसी ) नियत कर गया । मेरे चलनेके समय 
यह उनको बग़दाद ले जा रहा था । सूडानको तरह भारतमें 
भी यही प्रथा है कि किसी यात्रीका इस देशमें देहान्त होजाने 
पर सहस्रोंकी संपत्ति भी न्याय्य उत्तराधिकारीफे न आने तक 
किसी मुसलमानके पास थातीके रुप में रहती है । अन्य कोई 
व्यक्ति इसका कोई अंश व्यय नहीं कर सकता । 
____ यहाँके राजाका नाम कोयल है । यह मालाबारका एक 
बडा राजा समझा जाता है । इसके पास जहाज भी अधिक 
संख्या है और अमान, फारिस तथा यमन पर्यन्त घाणिज्य 
व्यवसायके लिए जाते है । दह फत्तन और वुदपत्तन नामक 
नगर भी इसी राजाके राज्यमें है । 

१० - दह- फत्तन 
जुरफत्तनसे चल कर हम दहफच्चन पहुँचे । यह नगर 
प्राचीन नाम है जो कनानीरसे चार मीलकी दूरीपर बसा हुभा है , परन्तु । 
श्री हंटरकी सम्मतिमें मालावारके चेराकल नामक ताल्लुकमें श्रीकुंदापुर . 
मका प्राचीन नाम है । इस गाँवमें मोपले नामक मुसलमानों की 
चात्ती हे । गिजके अनुसार कनामोर ही जुरफत्तन है 

( १ ) दह फ़चन - दरमा पत्तन - - प्री हंटर महोदयके कथनानुसार 
यह स्थान " टेटीचरो बन्दरके निकट ही था । उत्तरीय मालावारमें 
टेलीचरी इस समय एक यदा सन्दरगाह है । इने दीनारकी मी 
मसजिदोमसे एक यहाँपर भी धनी हुई थी । 


- 


- 


३२६ 

इन्नतूताकी भारतयांना 
एक नदीके किनारे बसा हुआ है । यहाँ उपवनोंको सख्या 
बहुत अधिक है ! यहाँ कालीमिर्च, सुपारी ओर पान भी होते 
है । अरवी ( घुइयाँ ) भी यहाँ सूच होती है और मांसके 
साथ पकायी जाती है । यहाँ जेसे अधिक और सस्ते केले 
मैने अन्य किसी स्थानमें नहीं देखें । 
___ नगरमें एक सुदीर्घ - पाँच सौ पग लम्बी ओर तीन सौ 
पग चौडी - रक्त पापाणकी वाई ( वापिका ) भी बनी हुई 
है । इसके तटपर अट्ठाईस बडे बडे गुम्बद बने हुए हैं और 
प्रत्येकमें बैठनेके लिए पापाणके चार चार स्थान बने है । 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक गुम्बद के भीतरसे वापिका तक जाने के 
लिए सीढियाँ है । मध्यमें एक तीन खडका बडा गुम्बद 
यना हुआ है जिसके प्रत्येक खडमें बैठने के लिए चार चार 
स्थान है । कहा जाता है कि राजा कोयलके पिताने यह 
वापिका वनवायी थी । 

वापिका समुख जामे-मसजिदकी सीढियाँ भी दूसरी 
और जलमें उतरती हैं और हमारे सहधर्मी भी नीचे उतर 
कर यहीं स्नान या घजू करते हैं । । 
, धर्मशास्त्रज्ञ हुसैन मुझसे कहते थे कि यह धापिका और 
मसजिद राजाके दादाने मसलमान होने पर निर्माण करायी 
थी । उसके मुसलमान धर्ममें दीक्षित होनेकी कथा भी घडी 
अद्भुत है । मैंने स्वय जामे मसजिदफे संमुख एक यष्ठा वृक्ष 
देखा है, जिसमें पत्ते अजीरकी तरह होने पर भी उसस 
अपेक्षाहत अधिक कोमल है । वृक्षके चारों और दीवार 
तथा एक महराय बनी हुई है । 

इसी स्थानके समीप पेठ पर मैने दोगाना पड़ा । यह वृक्ष 
दरख्ते शहादत ( साक्षी-वृक्ष ) पहलाता है । इसकी फ्था 


नि 


म 


पश्चिमीय तटपर पोत -याना 
इस प्रकार कही जाती है कि खरीफ़ वृक्षको पत्ता पोला 
होने के पश्चात् जर लाल होकर गिरता है तो प्रकृति देवी 
अपने हस्तरुमलसे उसपर अरबी भाषामै ला इला श्ल 
लाह मुहम्मद- र- 

रसूलल्लाह लिख देती है । धर्मशास्त्रज्ञ 
हुसैन तथा अन्य धर्मात्मा और सत्यवादी मुझसे कहते 
थे कि हमने पामें कल्मा लिखा हुआ स्यं अपनी आँखों 
से देखा है । गिरने पर पत्तेका अधंभाग मुसलमान ले जाते 
हैं ओर शेष राजकोपमें रखा जाता है । उसके द्वारा 
बहुतसे रोगियोंको श्रारोग्य लाभ होता है । इसी पत्तेके 
कारण राजा कोयलने मुसलमान धर्ममें दीक्षा ले जामे मस : 
जिद तथा बाई बनवायो । यह राजा अरबी भाषा पढ़ 
सकता था ,, और पत्तेपर लिसा हुआ कल्मा ( मुसल्मान 
धर्मका दीक्षा-मंत्र ) पढ कर ही यह मुसलमान - - पका 

मान - हुया था । हुसैन कहते थे कि ऐसी कहा 
चत चली, पाती हे कि कोयलको मृत्यु के बाद उसके पुत्रने 
धर्मपरिवर्तन कर वृक्षको ऐसा जडसे निकाल कर उखाड 
फेंका कि कोई चिन्ह तक शेष न रहा । इसपर भी वृक्ष पुनः 
उग पाया और प्रथम वारसे भी अधिक फूला फला, परन्तु 
राजा तुरन्त ही मर गया । 


११ - गुद- पत्तन 
. इसके अनन्तर हम वुद पत्तन नामक एक बडे नगरमें 
पहुँचे जो एक घडी नदोके तटपर बसा हुआ है । नगरमे एक 

(१) इस नगरका कुछ पता नहीं चलना कि कहाँ है । मसजिदके 
होनेसे तो चालग्राम का संदेह होता है जो वर्तमान वेपुर नामक 
नगरके निकट था । इस स्थानपर भी इब्नेदीनारकी एक मसजिद थी । 


H 


. 


. 


२ . ८ 

२ ता .. . 
भी मुसलमान न होनेके कारण जहाजके मुसलमान यात्री 
समुद्र- तटपर बनी हुई एक मसजिदमें श्राकर ठहरते है । यह 
बन्दर अत्यन्त ही रमणीक है . यहाँका जल भी अत्यन्त मीठा 
है । अधिक मात्रामें उत्पन्न होनेके कारण सुपारियाँ यहाँसे 
चीन तथा ( उत्तर ) भारनको भेजी जाती हैं । 
___ नगर-निवासी बहुधा ब्राह्मण ही हैं । हिन्दू जनता इन 
लोगोंको बड़े श्रादरकी दृष्टिसे देखती है । परन्तु मुसलमानोंके 
प्रति इमका घोर द्वेप होने के कारण एक भी मुसलमान यहाँ 
निवास नहीं करता । मसजिद विध्वस्त न करनेका यह कारण 
बतलाया जाता है कि एक ब्राह्मणने कमी इसकी छत तोड़कर 
कड़ियाँ निकाल अपने गृहमें लगा ली थी । उसके घरमें भाग 
लगने पर कुटुंब धनसम्पत्ति सहित वह यहीं जलकर राख हो 
गया । इस घटनाके पश्चात् समस्त जनता मसजिदको श्रादर 
भावसे देखने लगी और इसके याद क्सिीने उसका अपमान 
नहीं किया । यात्रियोंके पानी पीनेके लिए मसजिदके बाहर 
एक जलकुण्ड तथा पक्षियोंका प्रवेश रोक्नेके लिए द्वारोंमें 
जालियाँ भी नगर निवासियोन बनवा दीं । 

१२ - फन्दरीना 
यहाँसे चलकर हम फन्दरीना नामक एक अन्य विशाल 
नगरम पहुँचै जहाँपर उपयन तथा बाजार दोनोंकी ही भरमार 
यो । यहाँ मुसलमानोंके तीन मुहल्ले है और प्रत्येस्में एक एक 
मसजिद बनी हुई है । समुद्र तटपर यनी हुई जामे मसमिदमे 
पैठनेका स्थान समुदकी ही ओर होनेके कारण अयंत अद्भुत 

(1 ) फन्दरीना - वर्तमान कारमें इसको पन्दारानी भया पत्ता 
छानी हते हैं जो कारीटमे १ मील उत्सरको है । 


५ भा . . . . .. 

३२० 
दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं । काज़ी और ख़तीय श्रमालके रहने 
वाले हैं । उनका एक अन्य विद्वान् भ्राता भी इसो नगरमें 
निवास करता है । चीनके जहाज़ इस नगरमें ग्रीम तुम 
प्राकर ठहरते हैं । 

१३ - कालीकट 
यहाँसे चलकर हम मालाचारके सबसे बड़े यन्दर फाली . 
कट में पहुँचे । चीन ओर जावा, सीलोन ( लंका ) और 
मालद्वीप , यमन और फारिसके ही नहीं प्रत्युत समस्त संसा 
रके व्यापारी यहाँ श्राफर एकत्र होते हैं । संसारके बड़े बड़े 
बंदर-स्थानोमें इस नगरकी गणना की जाती है । 
__ यह स्थान सामरो नामक एक अत्यंत वृद्ध हिंदू राजाके 
अधीन है । नगरनिवासी फरंगियो ( फ्रकका अपभ्रंश जो 
यूरोपवासियोंके लिए व्यवहत होता है ) के एक समदाय . 
की तरह राजा साहब भी दाढ़ी मड़वाते हैं । 

बदरीन निवासी इब्राहीमशाह यन्दरको अमीर-उल 

( 1 ) कालीकटको इब्नेबनाने कालकूतके नामसे लिखा है । इस 
मगरम मोपला नामक मुसलमान जातिको यस्तो अधिक है । कहा जाता है , 
पसिद्ध पैरामन पेरुमल्ल नामक सरने वर्तमान नगरकी नींव डाली थी । 
उसीके साम नामक वंशजोंने यहाँपर ई० १७६६ ( हैदर अलीके 
भाक्रमणकं समय ) तक राज्य किया । उक्त मैमूर नरेशके घेरा डालने पर 
सामरी-घशज नृपतिने समस्त कुटुम्ब सहित अग्नि - प्रवेश किया । मैसूर 
का पतन होनेके पश्चात् यह नगर अंग्रेजोंके अधीन हो गया । 

वास्कोडिगामा नामक प्रसिद्ध पुर्तगाल-यात्री यूरोपसे भाकर सर्व 
प्रथम यहीं रुका था , और अंग्रेजोंके पूर्व पुर्तगाल-निवासियोंकी ही 
कोठियाँ यहाँ पनी हुई थीं । 


३३० इनबतूतासी भारतयाना 
तुजार ( सनष्ट व्यापारी ) की उपाधि प्राप्त है । यह महा 
श्य यहे विद्वान् एव दानशील है । इनके दस्तररवानपर 
चारों ओरके व्यापारी आकर भोजन किया करते हैं । 

नगरके काजीको नाम फम्बर-उद्दीन उस्मान है । यह भी 
यहा दानशील हे । शत शहार-उद्दीन गाजरौनी महाशय यहाँ 
पर मठाधिपति है । चीन तथा भारतरपमें शैख अबूइसहाक 
गाजरोनीकी मानता माननेवाले पुरष इन्हींसमेंट चढाते हैं । 
सुप्रसिद्ध धनाढ्य और जहाजके स्वामी ( नासुदा ) मशाल 
भी इसी नगरमै रहते हैं । इन महाशयके जहाज हिन्दुस्तान 
और चीन तथा यमन और फारसमें व्यापार करते हैं । 

इस नगरके निकट पहुँचने पर शेख शहार-उद्दीन तथा 
इनाहीम शाह प्रभृति बहुतसे व्यापारी पोर राजाकै प्रति 
निधि ( जिनको यहाँ कलाज कहते ह ) नौरत , नगाई और 
ध्वजा पताका सहित जहाजॉम हमारा स्वागत करने आये 
और जनसके साथ हमने नगर प्रवेश किया । 

ऐसा विस्तृत यन्दर स्थान मेंने इस देशम और यहीं नहीं 
देखा । हमारे यहाँ लगर डालने के समय नगरमें चीनके तेरह 
जहाज टहरे हुए थे । जहाजसे उतरने पर नगरमें आ कर 
हमने एक मकान किरायेपर ले लिया और तीन मास पयन 
चीन देश जाने के लिए अताल मृतुकी प्रतीक्षा करते रहे । 
इतनी अधि तक हमारा भाजन राजप्रासादसे हो माता 
रहा । 

१४ – चीनके पोतोंका वर्णन 
चीन देश समदमें तद्देशीय जहार के यिना यात्रा परना 
गन्य नहीं है । चीनी पाताशे तीन श्रेणियाँ हाती है । सरसे 


पश्चिमीय तटपर पोत-यात्रा 

३३१ 
यड़ी श्रेणी के पोत जंक , मध्यमके जो और लघु श्रेणीके 
फकम कहलाते हैं । प्रथम श्रेणीके पोतोंमें यारह और लघु 
श्रेणीवालोंमें तीन मस्तूल होते हैं जो सेज़रान ( येत ) की 
लकड़ीके बनाये जाते हैं । बोरियोंकेसे चुने हुए बादयान 
कभी नीचे नहीं गिराये जाते, प्रत्युत सदा घायुके बहावकी 
श्रोर फेर दिये जाते हैं । जहाजोंके लगर डालने पर भी ये 
यादवान खड़ खड़े वायुम या हो उड़ा करते है । 

प्रत्येक जहाज़म एक सहस्र पुरुष होते हैं । इनमें छः सौ 
तो केवल पोत चलानेका कार्य करते हैं और शेष चार सौ 
सैनिक होते है । सैनिकोंमें कुछ धनुषधारी तथा चक्र द्वारा 
छोटे गोले फेंकनेवाले भी होते हैं । प्रत्येक बड़े जहाज़के नीचे 
तीन अन्य छोटे जहाज़ भी रहते हैं । इनमेसे एक तो बड़े पोत 
का प्राधा, दूसरा तिहाई और तीसरा चौथाई होता है । 

जहाज या तो महान चीन या जैतून नामक नगरमें 
बनाये जाते है । बनाने की विधि यह है कि सर्वप्रथम काष्ठकी 
दो दीवारे यनो अन्य स्थूल काष्ठभागोंसे मिला कर उनकी 
लंबाई और चौड़ाई में तीन तीन गज़की लोहेकी कीलें ठोक 
देते हैं । इस प्रकार मिल जाने के उपरांत इन दोनों दीवारोपर 
फर्श चना पोतके सबसे निचले भागका फर्श तैयार कर ढाँचे. 

(1) जंक - चीन देशमें पोतको अब भी अंक ही कहते हैं । यह 
ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि चीन देश-निवासियोंने किस समय 
मालावारमें माना छोड़ दिया । जोसफ मोनोरी नामक एक ईसाई 
लेखकका कथन है कि सन् ११५५ ई. में काली हटके राजाने चीनियों के 
साथ दुर्व्यवहार किया, इस पर चीनियोंने दूसरी वार आक्रमण का जनता 
का खूब वध किया और फिर इस , तरफ भाना , छोड़ पूर्वीय तटस्य 
मदलीपहन नामक नगा व्यापार करना प्रारंभ कर दिया । 


३३० 


. . . a tal 
को समुद्रतटके निकट ही जनम डाल देते हैं । जनता इसपर 
आकर स्नान तथा शोचादि करती रहती है । निचले लट्ठोकी 
करबटम स्तंभोंकी तरह स्थूल चप्पू लगाये जाते हैं । प्रत्येक 
चप्पूपर दस पन्द्रह मल्लाहोको खड़े होकर काम करना पड़ता है । 

प्रयेक पोतम चार छतें होती हे और व्यापारियोंके लिए 
घर, कोठरियॉ, ( मिसरिया ) और खिड़कियाँ इत्यादि भी 
उनी होती हैं । मिसरिया अर्थात् कोठरीमें रहनेका स्थान 
( गृह ), संडास तथा ताला डालनेके लिए कपाट-युक्त द्वार 
तक यने होते हैं । मिसरिया ले लेने पर पुरुप द्वार बंद कर 
लेते है और इस प्रकारसे त्रियाँ तक उनके साथ जा सस्तो 
है । कभी कभी तो मिसरियाम रहनेराले पुरुषको पोतके 
अन्य पात्री मी नहीं जान पाते । पोतके लंगर डालने पर यदि 
स्सिी यानीकी इनसे नगरम भेट हो जाने पर जान-पहचान 
हो गयी तो वातही दूसरी हे । 
___ मल्लाह तथा सैनिक इन पोतोंमें हो सकुटुम्य निवास 
करते हैं । ये लोग काष्ठके बृहत् कुण्डॉम यहुधा शाक , भाजी 
तथा अद्र श्रादि भी वो देते हैं । 

जहाजरा वकील भी एक यहा संम्रान्त व्यक्ति होता है । 
जर यह स्थलपर उत्तरता है तो धनुषधारी तथा हम्मी अर 
शखादिसे मुमजित हो इसके आगे आगे चलते हैं और 
नौयत - नगाड़े धादिमी यसले जाते हैं । 

पडायपर पहुँचने पर यहाँ ठहरनेकी इच्छा हुई तो पलके 
दोनों ओर भाले गाउ दिये जाते हैं और जबतक यहाँसे आगे 
नहीं जाते तयतक यह यहाँ इसी प्रकार गडे रहते है । .. 

चीन निवासी यहुधा अनेक पोतोंके स्वामी होते है 
और इनके जहाजोपर सदा प्रतिनिधि ( पकोल ) उपस्थित 


३३३ 


पश्चिमीय तटपर पोत-यात्रा 
रहते हैं । संसारके किसी देशमें भी चीन निवासियों कैसे 
धनाढ्य व्यक्ति नहीं है । 

१५ – पोत - यात्रा और उसका विनाश 
चीनकी और यात्रा करने का समय निकट पाने पर नगर 
के राजा सामरी ने यन्दर स्थानमें ठहरे हुए तेरह जंकॉमसे, 
सीरिया ( शाम ) निवासी सुलेमान सफदी नामक प्रतिनिधि 
का एक जक हमारे घास्ते सुसजित कराया । 

दासियोंके बिना में कभी यात्रा नहीं करता । इस यात्रामें 
भी दासियाँ सदैवके अनुसार मेरे साथ थी , अतएव प्रतिनिधि 
महाशयसे परिचय होने के कारण मैने अपने लिए एक ऐसा 
मिसरिया चाहा जिसमें कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित न हो । 
परंतु उनसे पता चला कि चीन देशवासियोंके समस्त मिस . 
रियोको पहिलेसे ही आने-जानेके लिए किरायेपर ले लेनेके 
कारण उस समय एक भी रिक्त न था , फिर भी उन्होंने अपने 
जामातासे एक मिसरिया खाली करा देनेका वचन दिया 
और इसमें संडास न होने पर मेरे लिए उसका विशेष प्रबन्ध 
करने की भी प्रतिज्ञा की । श्रय मेने अपना सामान जहाजपर 
ले जाने की याज्ञा दी और दास तथा दासियाँ तक जंकपर चढ़ 
गया । वृहस्पतिवार होने के कारण मैंने अगले दिन अर्थात् 
शुक्रवारको स्वयं चढनेका निश्चय कर लिया । जहीर-उद्दीन 
तथा सुवुल भी राजदूत संबंधी सब सामान तथा पशु आदि 
लेकर सवार हो गये । शुक्रवारके दिन प्रातःकाल ही हलाल 
नामक अपने दास द्वारा अपने मिसरियेके संकीर्ण तथा फाम . 
चलाऊ भी न होनेकी बात सुन कर मैंने कप्तानसे जाकर 
सब कथा फही , परंतु उसने भी इससे अधिक उत्तम प्रबन्ध 


३३० 


इनबतूताकी भारतयाना 
करनेमें अपनी असमर्थता प्रकट कर मुझको ककम अर्थात् 
सबसे छोटे जहाजमें एक अच्छा मिसरिया लेनेकी राय दी । 
उसकी नसीहत मुझको भी अच्छी लगी और मैंने अपने 
दासों तथा दासियोको शुक्रवारकी नमाजसे पहले ही 
समस्त सामान सहित जस्से उतर ककममें डेरा डालने की 
श्राज्ञा दे दी । 

इस समुहमें कुछ ऐमा नियमसा है कि मन ( अर्थात् 
तृतीय प्रहर ) के पश्चात् लहरी आपसमें टकराने के कारण 
फाई व्यक्ति सवार नहीं हो सकता ! अतएव दोत्य - सवधी 
उपहारवाले जर तथा फन्दरीनामें ठहरनेका विचार करने 
गाले एक अन्य जहाज और मेरे सामानवाले काम के 
अतिरिक्त सभी यहां से चल पडे । शनिवारको रात्रिको हम 
समुद्रनटपर ही रहे , न तो काई व्यक्ति ककमसे उतर कर 
हमारे पास ही यासका और न हमसे काई उसपर जाकर 
सवार हो सका । बिछोनेके अतिरिक्त मेरे पास रात्रिमें कोई 
अन्य सामान न था । प्रात साल जक और करम दोनों ही 
चन्दर स्थानसे बहुत दूरीपर जा पडे थे, और फदरीना जाफर 
ठहरनेशला जक तो लहरोसे टकरा कर टूट भी गया । 
इस पर सवार कुछ व्यक्ति तो बच गये और कुछ डूब 
गये । इसी जहाजमें एक व्यापारीकी दासी भी रह गयी थी 
और जो पिछले भागी लकडी पक्डे हुए अब तक 
जीपित थी । अत्यत प्रेम हानेके कारण व्यापारीने दासीस 
जीरन बचानेवाले प्रत्येक पुरुषको दस दीनार देनेकी धापणा 
कर दो । जहाजके हुरमुन निवासी एक कर्मचारीने उसका 
उद्धार रिया पर पारितापिस लेना यह कह कर अस्वीकार 
कर दिया कि मैंने यह कार्य ईश्वरये नामपर किया है । 


. ३३५ 


५ . . . : पात-यात्रा 
जिस जकमें दौत्य संबंधी समस्त उपहार लादे गये थे, 
सके भी समुद्रकी लहरोंसे टकरा कर रानिमें चूर चूर हो 
पानेके कारण पोतके सभी यात्रियों का प्राणान्त हो गया था । 
गत काल मैंने इन सवको तटपर पड़े देखा । जहीर 
उद्दीनका सिर फट जानेके कारण भेजा याहर निकला पड़ा 
था और मलिक सुंदुलके कानोंमें लोहेको कीलें घुसकर बार 
पार हो गयी थी । जनाज़े की नमाज़ पढ़कर हमने उनको दफन 
कर दिया । 
___ नंगे पॉव , धोती पहिने और सिरपर छोटीसी पगड़ी 
धारण किये कालीकटके राजा साहब भी वहाँ पधारे । 

जा साहबके संमुख अग्नि जलती हुई पाती थी और 
एक दास उनपर छत्रच्छाया किये हुए था । राजसैनिक 
जनताको पीट पीट कर समुद्रतटपर पड़ी हुई वस्तुओंको 
उठानेसे रोक रहे थे । मालाबार देशकी प्रथानुसार ऐसे 
समस्त पदार्थ राजकोषमें धर दिये जाते है । केवल कालीकटमें 
ही यह पुनः जहाज़वालोको लौटा दिये जाते हैं । इसी कारण 
यह नगर अत्यंत समृद्धिशाली एवं जन संख्यासे पूर्ण रहता 
है और जहाज़ भी यहाँ सूब आते-जाते रहते है । 

जरकी यह दशा देख ककम चलानेवाले मल्लाह भी 
अपने यादवान उठाकर चल पड़े और दास - दासियों सहित 
मेरा समस्त सामान भी उन्हींके साथ चला गया केवल मैं 
ही अकेला तटपर रह गया । मेरे पास एक मुक्त दास और 
था परन्तु श्रय वह भी मुझे छोड़कर कहीं चल दिया । मेरे 
पास योगीफे दिये हुए इस दीनारों तथा बिछौनेक अति 
रिक्त अय पुछ भी न था । लोगोंसे यह पता चलने पर कि 
यह यकम कोलम नामक यन्दरमें अवश्य ही ठहरेगा, मैने 


३३६ इननतूताको भारतयात्रा 
उस और स्थल की ही राह यात्रा करने की ठान ली । नदी 
तथा स्थल दोनों ही ओरसे कोलम दस पडावकी दूरी पर है । 
इन दोनों पथों से मेने नहर मार्ग द्वारा यात्रा करना ही 
निश्चित कर एक मुसलमान मजदूर अपना बिछौना उठानेको 
रख लिया । नहरमार्गके यात्री दिन भर यात्रा करनेके उप 
रान्त रात होने पर किसी निकटके गॉरमें जाकर विश्राम 
करते हैं । प्रात काल होते ही पुन नावमें बैठकर यात्रा प्रारम्भ 
हो जाती है । मैंने भी इसी प्रकारसे याना की । नावमें मेरे 
तथा मजदूरके अतिरिक्त अन्य कोई मुसलमान न था । परन्तु 
पडावपर पहुँच कर हिन्दुओंके सहवासमै य६ मदिरा पान 
कर लिया करता था और मुझमे खूप झगडारष्टा रिया 
करता था , इस कारण मेरा मन और भी अधिक खिम हो 
जाता था । 

१६ - कंजीगिरि और कोलम 
पाँच दिन हम पर्वत चोटोपर स्थित कजीगिरि नामर 
नगरमें पहुँचे । यहाँ यहूदी जातिके लोग भी रहते हैं । ये कोन 
मये राजाको राजम्ब देते हैं और इनका धमीर भी पृथक है । 
इस स्थानमें नहरके किनारे दारचीनो श्रोर यकम अर्थात् 
पतगके वृक्ष अन्यन्त अधिक्तासे हानेके कारण इन्हीं की 
लकड़ी जलानेक काममें आती है । 

( 1) कौगिरि - इसका पतनकार में कोहगलर कहता । यह 
कोचीन राज्य में है । ईसाई और यहूदी यहाँ भाया माया हाउस पहन 
चल पाय है । कहते है कि ईमाई ई . सन् ५२ में यहाँ आये थे । 
पुरंगास नियाहियों भायापारके कारण यही १ . सन् १५. २ में 
याँमे निकल कराधान में जा घस । 


- 


पाश्चमाय तटपर पोत -याना ३३७ 
दसवें दिन हम कोलम पहुँच गये । मालावारके समस्त . 
नगरों में यह नगर अत्यन्त सुन्दर है । यहाँका बाज़ार भी बहुत 
अच्छा है । व्यापारियोंको यहाँ सूली के नामसे पुकारते हैं । 
ये लोग अत्यन्त धनाढ्य हाते हैं । इनमेंसे कोई कोई तो माल 
से भरा हुआ पूराका पूरा जहाज़ व्यापारके लिए मोल 
लेकर घरमे डाल लेते है । मुसलमान व्यापारी भी यहाँ 
अधिक संख्यामें है । पावा नामक नगरका रहनेवाला अला 
उद्दीन श्रावजी नामक व्यक्ति इनमें सबसे अधिक धनाढ्य है 
परन्तु वह राफजी है ( सुन्नी इस अपमान- सूचक शब्द द्वारा 
शिया लोगोंका सम्बोधन करते है ) । उसके अनुयायी तथा 
अन्य साथी भी उसीका अनुसरण करते हैं । ये लोग तक्किया 
नहीं करते । 

नगरका काज़ी कजदैन नामक नगरका निवासी है । मुह 
म्मदशाह बन्दर भी मुसलमानों में एक यडा संभ्रान्त व्यक्ति 
समझा जाता है । उसका भ्राता तकी - उद्दीन मी उद्भट विद्वान् 
है । राजा महज़ब द्वारा निर्मित इस नगरकी जामे मसजिद 
भी अत्यन्त प्रभुत है । 

( 1) कोलम - यह नगर इस समय ट्रावणकोर राज्य में है । प्राचान 
कालम यह नगर चीन और फारसके साध मापारके कारण अत्यंत प्रसिद्ध 
था । ई . सन् १५०० तक तो इस स्थानका पापार खून चमकता रहा , 
पर इसके बाद दिनपर दिन दैठना ही गया । 

( २ ) यह शिया धर्मका प्रधान अंग है । इसके अर्थ होते है बुद्धिमत्ता 
पूर्वक सायको प्रकट न होने देना । सुनियों द्वारा पीडिन किये जाने पर 
मुहम्मद साहपकी मायुके उपरान्त यह इसी प्रकार भाचरण करते थे । 
महाभारतके द्रोण पर्व में मायामा इत कहकर युरिटिरने भी कुछ ऐसा 
ही भाचरण किया था । 

२२ 


३३८ 


इननतूताकी भारतयाना 
चीनके निकटतर होनेके कारण वहाँके निवासी मालाचार 
अन्य नगरोंकी अपेक्षा यहाँ अधिर सल्याम पाते हैं । मुसल 
मानोंका भी यहाँ बहुत श्रादर होता है । यहाँक राजाका नाम 
तिरपरी है । वह भी हमारे सहधर्मियोका सम्मानको दृष्टिसे 
देखता है और दस्युओं तथा मिथ्यावादियोंसे बड़ी कठो 
रताका व्यवहार करता है । 

मेरी आँखों देखी बात है कि ईराक निवासी एक धनुप 
धारी किसी अन्य व्यक्तिस वध कर श्रावजी नामक एक 
बड़े घनाट्य पुरुषर्क घरमें जा घुसा । मुसलमानोंने मृतकका 
दफ्न भी करना चाहा परनु राजाके प्रतिनिधिने निषेध कर 
कहा कि जस्तक वधिक हमारे सुपुर्द न किया जायगा तयतक 
हम इसको गाडने की बाना न देंगे । अतएर मृतककी श्ररर्थी 
श्रारजोके द्वारपर रख दी गयी । उसमेंसे दुर्गन्धि निकलने 
पर शारजीने लाचार हो अपराधीको राजाके समुख उपस्थित 
पर प्रार्थना की कि इसकी जान न लेकर मृतकके उत्तरा 
धिकारियोंको धनसपत्ति ही दे दी जाय । परन्तु राजकर्मचारी 
इस प्रार्थनाको न मान अपराधीश वध कर ही शात हुए , 

और इसके पश्चात् साकर यहीं मृतकको अन्तिम मिया हुई । 
कहा जाता है कि कोलममा नृपति अपने जामातार साथ , 
जा किसी अन्य नृपतिका पुन था , नगरके बाहर उपयार 
मध्यमें एक दिन सवार हार जा रहा था कि जामाताने 
एक वृक्षके नीवेसे पकश्राम उठा लिया । राजाने थपन जामा 
ताका यह कृत्य देख उसके शरीरके दो सरड करा राहणे 
दोनों ओर एक एक पान- पण्ड के साथ रस जानेको यात्रा 

( 1 ) सम्मद है , यह मिट -संपत र नि का विकृत 
सरहो । 


पाश्चमीय तटपर पोत- यात्रा ३३९ 
दी जिससे देखनेवालोको शिक्षा मिले । कालीकट में एक बार 
राजाके प्रतिनिधिके भतीजेने किसी मुसलमान व्यापारीकी 
तलवार यलपूर्वक अपहरण कर ली । व्यापारीके उसके विरुद्ध 
आरोप करने पर न्याय करनेकी प्रतिज्ञा कर पितृव्य महाशय 
हारपर ही बैठ गये । इतने में भतीजा भी तलवार याँधे वहाँ 
श्रा पहुँचा । आते ही प्रश्न किये जाने पर उसने उत्तर दिया 
कि यह तलवार मैंने एक मुसलमानसे मोल ली है । प्रतिनिधि 
महाशयने यह सुनते ही पकड़ कर उसी तलवार द्वारा उसका 
सिर तनसे पृथक् करनेका श्रादेश दे दिया । 
___ कोलममें मैं माननीय वृद्ध शैख शहाव- उद्दीन गाज 
रौनी ( जिनका मैं कालीकट -वर्णनके समय उल्लेख कर पाया 
हूँ ) के पुत्र शैख़ फाखर उद्दोनके मठमें ठहरा था । अपने काम 
का मुझे यहाँपर कुछ भी पता न चला । इतनेमें हमारे साथी 
चोग- सम्राटके राजदूत भी अन्य जंक द्वारा कोलममें श्रा 
पहुँचे । इनका जहाज़ भी द्रट गया था और चीन -निवासियोंने 
इनको पुनः वस्त्रादि दे स्वदेशकी ओर भेजा । इसके पश्चात् 
यह मुझे चीन देशमें भी पुनः मिले थे । 

१७ -~- इनौरको पुनः लौटना 
मेरे मनमें श्रय कोलमसे पुनः दिल्ली लौट कर सम्राट्स 
सय वार्ता सुनानेका विचार उठ रहा था , परन्तु भय केवल इस 
यातका था कि यदि उसने मुझसे भेंट और उपहारसे पृथक 
होनेका कारण पूछा तो मैं क्या उत्तर दूँगा । पारम्बार सोचनेके 
उपरांत में इसी अतिम निश्चयपर पहुँचा कि ककमका पता 
लगने तक हनौरके सम्राट् जमाल -उद्दीन के ही श्राश्रयमें रहूँ । 
यह दृढ़ निश्चय फर मैं अब पुनः कालीकटको लौटा तो सम्राट 


३४० इब्नबतूताकी भारतयात्रा 
के यहुतसे जहाज़ वहाँ दिखाई दिये । इनमें पहरेदार सय्यद 
श्रधुल हसन उसको ओरसे बहुतसा धन तथा संपत्ति लेकर 
हरमुज़ तथा कनीफ नामक स्थानोंके परयोको भारतमें 
लानेके लिए जा रहा था । कारण यह था कि सम्राट श्ररय 
देश निवासियोंसे अत्यंत प्रेम करता था और उसकी यह इच्छा 
थी कि जितने भरव देश-निवासी यहाँ आ सके , अच्छा है । 
अवुल हसनके पास जाने पर पता चला कि वह तो फाली . 
फटमें ही सारी ग्रीष्म ऋतु बिता कर अरब जानेका विचार 
कर रहा है । जब उससे सम्राटके पोस लौट कर जाने श्रथया 
न जाने के सम्बन्धमें मैंने मंत्रणा की तो उसने मुझसे दिल्ली 
न जानेके लिए ही कहा । 

अंतमें मैं कालीकटसे जहाज़में सवार होकर चल दिया । 
यह इस ऋतुका सबसे अंतिम जहाज़ था । आधा दिन तो 
हम यानामें व्यतीत करते थे और शेप श्राधेमे लंगर डाले सड़े 
रहते थे । गहमें हमको डाफुओंको चार ना मिलीं । उनको देख 
फर हम भयभीत भी हुए पर ईश्वरकी कृपासे उन्होंने हमको 
कुछ भी पट न दिया और हम सफुशल हनौर पहुँच गये । 
____ यहाँ श्राफर मैं सनाटकी सेवामें प्रणाम करने उपस्थित 
हुना और उसने मेरे पास कोई भृत्य न होनेके कारण मुझो 
एक श्रादमीकै घरमें ठहरा कर फहला भेजा कि मैं भविष्यम 
उनीफे साथ नमाज़ पढ़ा फहँगा । श्रय में मसजिदमें दी येठ 
पर कलाम -उल्लाह ( कुरान शरीफ ) का एक पाट रोज़ ममाप्त 
करने लगा । फिर कुछ दिनोंके थनंतर मैंने एक दिन में दो 
यार मंपूर्ण पाठ करना प्रारंभ कर दिया । एक तो प्रातःकालसे 
प्रारंभ होकर जहरके समय ( तीसरे पहर ) तफ समाम हो 
जाता था और दूसरा जुहरसे लेकर मगरिय तक तीन मास 


पश्चिमीय तटपर पोत-यात्रा ३४१ 
पय्यंत यही क्रम रहा । इसके अतिरिक्त चालीस दिन पर्यंत 
मैने एकांतवास भी किया । 
___ सम्राट् तथा सन्दापुरके राजामें कुछ मतभेद और निजी 
झगड़ा होनेके कारण राजाके पुत्रने सम्राटको लिख भेजा था 
कि सन्दापुरकी विजय कर लेने पर उसकी भगिनीका विवाह 
सम्राट्के साथ कर दिया जायेगा और स्वयं वह ( राज- पुत्र ) 
भी मुसलमान मतको दीक्षा ग्रहण कर लेगा । यह समाचार 
पाकर सन्नाट जमालउद्दीनने भी वावन जहाज़ सुसजित कर 
संदापुरपर आक्रमण करनेकी आयोजना कर दी । तैयारी 
हो जाने पर मेरे मनमें भी इस ( धर्मयुद्ध ) के श्रेय तथा पुण्यमें 
भाग लेनेका विचार हुआ और मैंने कलाम-उल्लाह जो खोल 
कर देखा तो मेरी दृष्टि सर्वप्रथम " युज़करो फ़ीहा इस मुल्लाहे 
फसीरन वलयन सुरोनल्लाहो मई यन सुरव " इस आयत पर 
पड़ी और मुझको भावी विजयका आभास होने लगा । 
अस्रकी नमाज़के समय सम्राटके मसजिदमें आने पर मैंने 
जय अपना विचार प्रकट किया तो उसने मुझको इस धर्म 
युद्धका प्रधान ( अमीर ) नियत कर दिया । अब मैंने उससे 
फलाम -उल्लाहमें शकुन निकलने की बात कही । सुनकर वह 
बहुत प्रसन्न हुया और पहले युद्ध- भूमिमें न जानेका निश्चय 
कर लेने पर भी अब तुरन्त यहाँ जानेको उतारू होगया । 
__ हम दोनों एक ही जहाज़पर शनिवारको सवार हो मंगल 
धारको संदापुर जा पहुँचे । खाड़ीम प्रवेश करते ही सूचना 
मिली कि यहाँके निवासी भी युद्ध करनेको उद्यत है और 

( 1) इस भायतका अर्थ यह है कि परमे घरके नामका बहुस 
भधिकताले वर्णन किया जाता है । जो उसकी सहायता करते हैं ईश्वर 
उनकी सहायता करता है । 


इन्ननतूताकी भारतयाना 
मुजनीक लगाये हुए येठे है । रात्रिभर तो हमने विश्राम 
किया । प्रात काल होते ही नौरत तथा नगाडोके शन्दसे युद्ध 
प्रारम्भ होगया । शनुने हमारे जहाजोपर मुंजनीक द्वारा पत्थर 
फेंकना प्रारम्भ कर दिया और एक पत्थर सम्राट्के निकट 
खडे हुए पुरुपको भी लगा । हमारी ओरके पुरुष भी ढाल 
तलवारसे सुसजित हो जहाजोपरले जलमें कूद पडे । सम्राट 
अकीरी तथा मैने उनका अनुकरण किया । 

हमारे पास दो जहाज ऐसे थे जिनके पिछले भाग गुले 
हुए थे । इनमें घोडे पॅधे हुए थे । इनको चनाचट इस प्रकारकी 
थी कि सैनिक भीतर ही भीतर इनपर सवार होकर कवच 
धारी अश्वारोहीके रूपमें ही बाहर निकलता था । हमने इस 
रीतिसे भी कार्य किया । 
__ ईश्वरकी सहायता और अनुग्रहसे मुसलमानोंने तलवार 
हाथमें लेकर नगर प्रवेश क्यिा । कुछ हिन्दू भय पाकर राज 
प्रासादमें जा छिपे । हमने अग्निवर्षा द्वारा उनको बदौ वना 
लिया , परतु सम्राट्ने उनको अभय वचन देकर उनकी स्त्रियाँ 
तक उनको लौटा दी । इसके अतिरिक्त इन पुस्पोको, जिनकी 
सख्या लगभग दस सहन रही होगी , रहने के लिए नगरसे 
पाहास्थान भी दिया गया । सम्राट स्वय राजप्रासादमें जा 
रहा ओर अासपासके घर उसने अपने भृया तथा अमीरोको 
प्रदान कर दिये । मुझको भी ममकी नामक एक दासी दी 
गयी । इसका स्वामी धन देकर इसको लौटाना चाहता था 
परतु मैंने अस्वीकार कर दिया और इसका धर्म परिवर्तन पर 
मुबारका नाम रखा । इसके अतिरिक्त सम्राट्ने राजाके घना 
गारसे प्राप्त एक मित्रदेशीय चुगा मी मझको प्रदान किया । 

( 1) घुगा - बोलचालमें इसको लवादा करते हैं । 


५ - . . .. . पात- ना ३४२ 
संदापुर में मैंने सम्राटके पास तेरह जमादीउल - अचलसे 
लेकर अर्ध शाश्रयान ( मास ) पयंत ( अर्थात् लगभग तीन 
मास ) रह कर पुनः यात्रा करनेकी आज्ञा चाही और सम्राट 
ने पुनः वहाँ श्रानेकी प्रतिक्षा ले मुझको विदा किया । 

१८ - शालियात 
मैं पुनः जहाज़पर चढ़ हनौर, फाकनोर, मंजौर , हेली, 
जुरफत्तन , दहफ़तन वुद -फत्तन, फन्दरीना और कालीकट 
होता हुश्रा शालियात नामक सुंदर नगरमें जा पहुँचा । इसी 
नगरमें शालियात नामक सुन्दर वस्त्र बनाया जाता है । बहुत 
दिनों तक इस नगरमें रहने के पश्चात् जब मैं कालीकट लौटा 
तो ककम नामक जहाज़पर बैठनेवाले मेरे दो दास मुझको 
मिल गये । उनके द्वारा मुझे पता चला कि मेरी गर्भवती 
दासीका, जिसकी मुझे पड़ी चिन्ता रहती यो , प्राणान्त हो 
गया और जाबाके राजाने मेरी समस्त धन- संपत्ति तथा 
दास दासी तक छीन ली और मेरे कुछ साथी जावा , 
चौन तथा बंगालमें धुरी दशामें पड़े हुए है । संपूर्ण सामाचार 
मिल जाने पर में प्रथम तो हनौर गया और वहाँ से चलकर 
फिर मुहर्रम मासके अंतमें संदापुर आया । रबी -उम्सानीकी 
दूसरी तिथि तक वहाँ ही रहा । इतनेमें वहाँका वह पराजित 
राजा भी , जिससे हमने यह नगर छीना था , कहाँसे उधर श्रा 

( 1) जजीरा नामक द्वीपके निकट कोलादा जिलेमें दण्डापुर के 
नगासे तो कहीं अभिशय नहीं है ? इस स्थानपर शिवाजी और सिदिया . 
में सूर्य युद्ध हुआ था । 

(२ ) शालियात -- यह स्थान कालीकट के निकट यही हुआ है और 
भय शालिया कहलाता है । 


३ . ४ 


६ हो भारतयाना 
निरला और वहाँ के समस्त हिंदू उसके चारो ओर भार 
एकर हो गये । इस समय ( सम्राट ) सुलतानसी सेनाको गॉवों 
में बुरी दशा हो रही थी । हिन्दुओंने भी अच्छा श्ररसर देख 
सन्नाटको चारों ओरसे ऐसा पेरा कि माने जाने का मार्ग ना 
बन्द हो गया । बडी कठिनतासे में किसी प्रकार यहाँसे याहर 
श्राया और कालोकर पहुँच कर मालद्वीपकी ओर चल दिया । 


दसवाँ अध्याय 


कर्नाटक 


१ - पनवरकी यात्रा 
समालद्वीपले इब्राहीम जहाजमें बैठ, सरलद्वीप ( लका ) 

होते हुए हम मनमर को ओर चल दिये । परन्तु 
वायुसी गति तीन हानेके कारण जहाजमें जन आने लगा । 
जानकार रईस ( क्तान ) की अनुपस्थितिमें हम पत्थरोंमें जा 

( 1 ) मवाताहवी तया चौदावी इताब्दीक अरव तथा ईरान 
निवासी भाधुनिक कारोमदर ता तथा कनकको मभवर कहा काहे थे । 
इस समयमे प्रथम इस नामक अस्तिावका काई प्रमाण नहीं मिलता । 

अवुल फिदा नाम हम्मका अनुसार कन्याकुमारी अतरीपसे एर 
बालोर पय्यंत संगमग सौ कास या देश इस नामसे पुकारा पाता 
था । प्राचीनकालमें यहाँ पोट्य नामक हिंदू राजा राज्य करत थे, मोर 
मदरा इनकी राजधानी थी । उहान खिलजीके दास मलिक कापा 
हजार दीनारीने सर्व प्रथम इस देशको भरने भधीन कर सहयों या 
प्राचान पाहय नाम राजा मत कर दिया । 


कर्नाटक 

३४५ 
पहुँचे और जहाज़ उनसे टकरा कर चकनाचूर हो जानेको ही 
था कि हम पुनः एक छारी सी खाड़ी में श्रागये । जहाज़ भी 
अब धीरे धीरे बैठने लगा, ओर हमको साक्षात् मूर्तिमान 
मृत्यु दृष्टिगोचर होने लगो । यात्री अपने पासके समस्त पदार्थ 
फेंक कर वसीयत ( अंतिम आदेश ) करने लगे । हमने 
जहाज़के मस्तूल तक काट कर फेंक दिये और जहाज़वाले 
दो मील दूर तटपर पहुँचने के लिए काष्ठकी एक नौका निर्माण 
करने लग गये । मुझका भी नाव उतरते देख साथकी दोनों 
दासियाँ चिल्ला कर कहने लगी कि तुम हमको छोड कर कहाँ 
जाते हो । इसपर नौकावालोंको केवल दासियोंके साथ ही 
तटपर जानेको कह मैं स्वयं जहाज़में ही ठहर गया । मेरा 
ऐसा निश्चय सुन एक दासीने कहा कि मैं सूब तैरना जानती 
हैं, नाव परसे एक रस्सी लटका देनेते मैं उसीके सहारे तैरती 
चली जाऊगी । मुहम्मद विन फरहान , मिश्र देश निवासी 
एक पुरुष और एक दासी यह तीन व्यक्ति तो नाव बैठ गये 
और दूसरी दासी जलमें तैर कर आगे बढ़ने लगी । जहाज़ - . 
वाले भी श्रव नाचकी रस्सियाँ बाँध तैरने लगे । मुका, अंबर 

आदि अपने समस्त बहुमुल्य पदार्थाको तटकी ओर इसी 
नावमें भेज मैं स्वयं जहाज़में ही बैठ रहा । अनुकूल वायु 
होनेके कारण जहाज़का स्वामी तथा नायवाले दोनों ही 
कुशलपूर्वक स्थलपर पहुँच गये । 

इधर जहाज़वालोफे नाव निर्माण करते करते ही संध्या हो 
गयी और जहाज़में जल बढ़ने लगा । यह देख मैं पृष्ठ भागमे चला 
गया और प्रातःकाल पश्यंत वहीं रहा । दिन निकलने पर यात . 
से हिन्द नाच लेकर थाये और उन्हींकी सहायतासे हम किनारे 
तक पहुँचे । यहाँ श्राकर मैने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे सम्राट 


३४६ 

इब्नबतूताकी भारतयात्रा 
का नातेदार हूँ । प्रजा होनेके कारण उन्होंने तुरंत ही इसकी 
सूचना सम्राट्को दे दो । वह यहाँसे दो दिनकी राहपर थे । 
__ यहाँसे यह लोग हमको जंगलमें ले गये और वहाँ जाकर 
मुंदर मछली तथा गुग्गुलके वृक्षका अरबूजे कासा फल 
भोजनको दिया । इसके भीतर रुईके गालेके सदृश एक पदार्थ 
होता है जो शहदकी भाँति मधुर लगता है । शहद निकालकर 
इसका हलुया बनाया जाता है जो तिल कहलाता है और 
चीनी के सदृश होता है । 

तीन दिवस पय्यंत यहाँ ठहरनेके पश्चात् मनवरके सम्राट 
की ओरसे कमर- उद्दीन नामक एक अमीर कुछ अभ्यारोही 
तथा पैदल नैनिकोंके साथ दस घोड़े तथा पफ होला लेकर 
हमारे पास पाया । जहाजका स्वामी , मैं और मेरे अनुयायी 
तथा एक दाग्नी तो सवार होकर चले और दूसरी दासी 
डोलेमें बैठा दी गयी । संध्या समय हम हरकातू के दुर्गमें जा 
पहुँचे और रात भर यहीं विश्राम किया । अपने माथियों 
तथा दाम -दासियोंको इमी स्थानपर छोड़ कर मैं मम्रादक 
वैम्पमें अगले ही दिन पहुँच गया । 

२ – पयवरके सम्राट् 
यहाँके सम्राट का नाम ग़यास-उहीन दामगानी है । यह 
सर्वप्रथम सम्राट् तुग़लकके सेवफ मलिक मंजीर-बिन अपी. 
उल रजाफे अभ्यारोहियों में नौकर था और तत्पशात् समाद 
जनालउद्दीनके पुत्र अमीर हालीचा भृत्य रहने अनंतर 
मनार यन घंटा । उस समय रसश नाम सरासरीन 
था परन्तु मम्राद होने पर इसने सम्राट गपाम -उदानी 
उपाधि धारण कर ली । 


कर्नाटक --- 
मत्रपर देश प्रथम दिल्ली -सम्राटके ही अधीन था । परन्तु 
मेरे श्वशुर जलाल -उद्दीन अहसन शाहने सम्राट्से विद्रोह कर 
पाँच वर्ष तक शांतिपूर्वक यहाँका शासन किया । इसके पश्चात् 
उनका वध कर दिया गया और एक अमीर अलाउद्दीन ऊँजी 
यहाँका सम्राट हो गया । इसने एक वर्ष पर्यंत राज्य करने 
के अनन्तरकिसी हिन्दू राजापर आक्रमण कर खूब धनसंपत्ति 
प्राप्त की । प्रथम विजयके अनंतर द्वितीय वर्ष भी इसने पुनः 
आक्रमण कर काफिरोका वध कर उनको पराजित किया था । 
परन्तु युद्ध में एक दिन जल पीने के लिए शिरसे शिरस्त्राण 
उठाते समय वाण लग जानेके कारण इसका प्राणान्त हो 
गया । तदनंतर इसका जामाता कुतुव - उद्दीन सम्राट बनाया 
गया, परन्तु अनचा स्वभाव न होनेके कारण चालीस दिन 
पश्चात् हो इसका वध कर गयास उद्दीन सम्राट् धनाया 
गया । इसने सम्राट् जलाल-उद्दीनकी पुत्री - दिल्लीमें परिणीता 
मेरी स्त्रोकी भगिनी - फे साय विवाह कर लिया । 

मेरे कैम्प पहुँचने पर सन्नाट लकड़ीके में आसीन था 
परन्तु उसने स्वागत करने के लिए एक हाजिय मेरे पास 
भेजा । प्रथानुसार सम्राटफे संमुख कोई व्यक्ति विना मोजे 
धारण किये नहीं जा सकता । मेरे पास उस समय मोजे न 
होने के कारण, यातसे मुसलमानोंके वहाँ एकत्र होते हुए भी 
एक हिन्दूने अपने मोजे मुझे दे दिये । इस प्रेमके यवसे 
मुझको अत्यंत प्राधर्य हुआ । 

इस प्रकार सुसजित हो सम्राट्य संमुप उपस्थित होने 
पर उसने मुझको यैठनेका आदेश दे फाज़ी हाजी सदर 
उज्जमां पहर-उद्दीनको युला उनके निकट ही विधाम करने के 
लिए मुझको तीन डेरे दिये, और फर्श तथा भोजन अर्थात् 


३४८ 

इनरतूतारी भारतमाना 
चारल और मांस भी मिजरा दिया । हमारे देशको माँ ति 
यहाँपर भी भोजन पथात् यकी लस्मी पौनेकी प्रथा है । 
___ इसमें अनतर मेंने सम्नाटक निस्ट सा उसको मालद्वीप 
पर सेना भेजने के लिए उद्यन क्यिा , और ऐसा करनेका दृढ 
निश्चय हो जाने पर उसने जहाज टोक कर यहाँकी सम्नानी 
लिए उपहार तथा अमीरोंके लिए पिलत बनवा साम्राज्ञी 
का भगिनीके साथ अपना विवाह करने लिए मुझको वकील 
क नियत कर दिया । युद्ध सामग्री अतिरिक सम्राटने 
दीपक दीन- दुनिया के लिए भी तीन जहाज भर कर दान 
भजवानेको आशा दे मुझसे पाँच दिन बाद श्रानेसे कहा । 

परन्तु अमीर-उल -यहर ( नानध्यक्ष - सामुद्रिक सेनापति ) 
पाजा सर मलक्के तीन मास पर्यंत मालद्वीपको और याना 
रना असभर बताने पर उसने ( सम्राट्ने ) मुझो पट्टनकी 
र जानेश अादेश दे कहा कि अवधि बीत जानेके पश्चात् 
राजधानी मतरा ( मदुरा ) लौट कर पुन यात्राको चला 
ना । 
__ सम्राझे आदेशानुसार होप -याना स्थगित कर में कुछ 
लि देशम ही ठहरा रहा और इस धीचमै मेरे साथी तथा 
सियाँ भी मुझसे था मिली । 
जिस भागमें होकर सम्राटने हमारी याना निर्धारित की 
यहाँ नितान्त वन ही बन था , और वाँसके वृक्ष इतनी 
घेतासे थे कि पुरुप पैदल याना भी नहीं कर सकता था । 
काटनेके लिए प्रत्येक सनिश्वं पास सम्राटके आदेशसे 
एक बुरहाडा रहता था । किसी स्थानपर पहुँचते हो 
स्ति सैनिक सवार होकर वनमें घुस , चाश्त ( प्रात कालीन 
बजेकी नमाज ) के समयसे तेकर जवाल ( स्याल ) 


हरा रहा सपथाना स्थल 


सियाँ 


कनोटक 

३४९ 
के समय तक वृक्ष ही काटा करते थे । इसके पश्चात् एक 
दल भोजन बनानेमें जुट जाता था ; और तदुपरांत पुनः संध्या 
समय तक वृक्ष काटे जाते थे । 

किसी हिन्दूके वहांपर देख पड़ने पर, दोनों छोरसे 
नुकीली धनी हुई लकड़ी उसके कंधेपर लाद , तुरंत ही स्त्री 
पुत्रादिके साथ कैम्प भेज दिया जाता था । यहाँ पहुँचने पर 
इनसे कैम्पके चारों ओर फघर नामकी लकड़ीकी दीवार 
बनवायी जाती थी जिसमें चार द्वार होते थे । सम्राट्का 
टेरा इसी कठघरके भीतर लगता था और उसके चारों ओर 
इसी प्रकारका एक अन्य कठघर वनाया जाता था । कठघरके 
याहर पुरुपकी श्राधी ऊँचाईके यरावर चबूतरे बनाकर रात्रिको 
अग्नि प्रज्वलित की जाती थी और समस्त पदाति तथा दासों 
को जागरण करना पड़ता था । रात्रिमें हिन्दुओंके छापा मारने 
पर प्रत्येक पुरुष अपने हाथकी याँसकी छड़ी प्रज्वलित कर 
लेता था जिससे ऐसी प्रचड अग्निशिखा निकलती थी कि 
मानों दिन ही निकल पाया हो । इसीके प्रकाशमै अश्वा 
रोही आक्रमण कर शत्रुको पकड़ चार भागोंमें विभक्त कर 
चारो द्वारोपर भेज देते थे । वहाँपर इनके कंधापर लायी हई 
उपर्युक्त नुकीली धनकी लकड़ी गाड़ कर प्रत्येक चंदोको 
उसमें पिरो देते थे और स्त्रीको केश द्वारा उसमें बाँध नन्हें नन्हें 
यालकोका उन्हाँकी गोदमें वध करनेके अनंतर सयको उसी 
दशामें छोड़ पुनः पन काटने लग जाते थे । किसी अन्य सम्राट . 
को ऐसा निष्ठुर एवं घृणित व्यवहार करते मैंने नहीं देखा । 
इन्हीं दुराचारोके कारण इस सम्राटकी शीघ्र मृत्यु भी हो गयी । 

एक दिनकी बात है कि मैं सन्नाटफे एक - ओर बैठा हुआ 
था और फ़ाज़ी दूसरी ओर ; हम सब भोजन कर रहे थे कि 


३५० इब्नबतूताको भारतयाना 
एक काफिर ( हिंद ) श्री पुन सहित बाँध कर लाया गया । 
पुषकी थरथा सात वर्षसे अधिक न होगी । सम्राटने स्त्री 
पुत्र सहित यन्दीका सिर काटनेसी श्राशा दे दी । आदेश होते 
ही उनकी गर्दने मार दी गयी परतु मेने अपना मुख उधरसे 
मोड लिया । जर उठकर उधर देखा तो तीनों सिर धृलमें 
पड़े हुए थे । एक अन्य दिवसकी बात है कि मे सम्राट्के पास 
बैठा हुआ था कि एक पारि यहाँ लाया गया । सम्राट्ने 
उससे जो कहा वह तो मे न समझ सका परंतु वधिर उसपर 

आघात करनेके लिए मियानसे तलवार निकालने लगे । यह 
देख में शीघ्रतासे उठ बैठा और सनाटके प्रश्न करने पर यह 
उत्तर दे चला पाया कि अन्नकी नमाज पढ़ने जाता है । परतु 
मेरा यथार्थ श्राशय समझ कर रह हंस पड़ा । उसने इस 
पुरुपके हाथपाव काटनी प्राज्ञा दी थी । लोटने पर मन 
उसोधृलमें लोटते देखा । 

सम्राटके पडोसमें ही बल्लाल देव नामक एक घटे 
समृद्धिशाली राजाका राज्य था । एक लाखके लगभग इसरा 
सैन्यदल था जिसमें बोस सहन मुसलमान भी सम्मिलित 
थे परतु इनमें चोर डाकृ तथा भागे हुए दासोको ही सख्या 
अधिक थी । 

इस राजाने मनवरपर श्रामण क्यिा । सम्राटके पास 
केवल छ सहन सेना थी और उसमें भी आधो सरया 
निरर्थक एवं सामग्रीरहित पुरुषाको यो । कुवान नामक 
नगरके बाहर सामना होने पर मश्रपर देशीय समस्ल 
सैनिक पराजित होकर राजधानी मतरा ( मदुरा ) की 

( 1) महादेवस्यमार वशीय नृपति बलालदेव ई. सन् १९४७ 


पा 


- कर्नाटक 

३५१ 
ओर भाग निकले । उधर राजाने कुवान नगरका घेरा डाल 
दिया । यह नगर भी अत्यंत दृढ़ बना हुआ था । दस मास 
पर्यंत घेरा पड़ा रहा । गढ़वालोंके पास केवल चौदह दिनकी 
सामग्री शेष रह गयी । राजाने फहला भेजा कि गढ़ छोड 
देने पर श्रय भी तुमको कोई भय नहीं है । परंतु उसने खाली 
करनेसे पूर्व सुलतानकी श्राक्षा चाही । राजाने यह बात 
मान कर उसको आशा प्राप्त करने के लिए चोदह दिनका 
समय दिया । 

राजाका पर सुलतान गयास-उद्दीनने शुक्रवार के दिन सव 
लोगोंको सुनाया । सुनतेही उपस्थित जनताने अपना जीवन 
ईश्वर-पथपर समर्पण कर कहा कि राजा उस नगरको जोत . 
कर हमारे नगरपर आक्रमण करेगा, अतएव पकडे जानेसे ता 
तलवारकी ही छायामें मरना कहीं अधिक श्रेयस्कर है । 
इतना कह सवते एक दूसरेसे मेदान छोड न भागनेको प्रतिज्ञा 
की । और अगले ही दिन घोड़ोंके गलेमें साफ़े चाँध अर्थात् 
यह घोपित कर कि मृत्यु पानेके दृढ़ निश्चयसे जा रहे है, 
यहाँ से चल दिये । तीन सोके लगभग अत्यंत साहसी और 
शूरवीर योद्धा सबसे आगे थे । सफ -उद्दीन नामक सयमशील 
वीर विद्वान् दाहिनी ओर, मलिक मुहम्मद सिलहदार 
बायीं ओर और सम्राट मध्यमें था । तीन सहस्र सैनिक इसके 
आगे थे और शेष उसके पीछे असद-उद्दीन फैखुसरोकी 
अध्यक्षतामें थे । जवाल ( अर्थात् सूर्यास्तके समय ) यह यात्रा 
प्रारंभ की गयी । शनु भो नितान्त चेयर थे । उनके घोडे 
तक घासके मैदानों में चर रहे थे । असद- उद्दीनके श्राक . 
मरण करने पर राजा चोरोंके भ्रमसे तुरंत ही सामना करने 
बाहर चला थाया । इतनेमें गयास-उद्दीन भी भागये और 


३५२ 

इनरतूतोकी भारतयाना 
अस्सो वर्षके वृद्ध राजाने बुरी तरह पराजित हो सवार होकर 
भागना भी चाहा । परतु गयास उद्दीनके मतीजे नासिर-उद्दीन 
ने उसको पकड लिया और अनजानम उसरा शिरश्छेद 
करनेको ही था विदासने प्रार्थना कर निवेदन कर दिया कि 
यही राजा है । इसपर राजा बन्दी बनाकर सम्राट्ये 
समुख उपस्थित किया गया । सुलतानने प्रकाश्य रूपमें उसका 
श्रादर सत्कार भी किया और उसके छोडनेकी प्रतिक्षा कर 
हाथी घोडे तथा बहुत धनसपत्ति भी वसूल की । परतु राजा 
के पास कोई अन्य पदार्थ न रहने पर भूसा भरवा कर 
उसकी खाल मदुरा के प्राचीरपर लटका दी गयी । मेने 
स्य उसको वहाँ इस प्रकारसे लटकते देखा था । 

३ – पत्तन 
हाँ , तो मे पुन अपनी वास्तविक स्थापर आता हूँ । 
कैम्पसे चलकर मैं पत्तन नामा एक विस्तृत नगरमें पहुंचा । 
यहाका बन्दर -स्थान भी अत्यन्त ही आश्चयकारक है । यहाँ 
पर अत्यन्त स्थल लकडियोका ऊपरसे ढका हुश्रा सीढी 
दार एक महान् चुन बना हुया हे । धन्दरम जहान आने पर 
इसीके निकट खडा किया जाता है और जहाजबाले इसपर 
चढकर शनुसे निर्भय हा जाते है । पापाराको एक मसनिद 
भी यहाँ बनी हुई है जिसमें अगूर तथा अनारोंकी बहुतायत 
है । यहाँ शेख सालह मुहम्मद नैशापुरीसे भी मेरी भेंट हुई । 
यह महाशय साधुमोके उस अवधूत पथमें है जा अपने कशी 

( 1 ) पत्तन - - पहन अथवा कावेरी पटटन - कावेरी नदीके मुखपर 
मध्य युगमें एक बड़ा बदर थान था । कहा जाता है कि यह चौदहवीं 
शताब्दी में समुद्रकी भेंट हो गया । 


फर्नाटक 

३५३ 
को जंघा पर्यन्त यदा लेते हैं । इनके पास सात लोमड़ियाँ भी 
पली हुई थीं जो साधुओंकेही पास घेठती थीं और उन्हींके 
साथ भोजन करती थीं । बीस अन्य साधु भी इन्हीं के साथ 
रहा करते थे। उनमेंसे एकके पास ऐसी हिरनी थी जो सिंहके 
सम्मुख खड़ी हो जाती थी और वह कुछ न करता था । 

इस नगरमें मैंने कुछ दिन विश्राम किया । सुलतान गया . 
सउडीनको भोग - शक्ति बढानेके लिए किसी योगीने गोलियाँ 
चना दी थी । कहा जाता है कि इनमें लौह भी मिला हुथा 
था । माघासे अधिक पा जाने के कारण सम्राट रोगी हो 
पत्तनमें आगया । मैं भी उससे भेंट करने गया और कुछ उप . 
हार उसकी सेवामें उपस्थित किये । उसने उन्हें स्वीकार कर 
उनका मूल्य भी मुझको देना चाहा परन्त मैने कल : 

कुछ न लिया । 
अपने इस कृत्यका मुझको पीछे बहुत ही पश्चात्ताप हुआ 
क्योंकि सम्राट्का तो देहान्त हो गया और मुझको कुछ भी 
लाभ न हुआ । 

पत्तन पाने पर सम्राट्ने अमोर उलवहर ( नौ - सेनाध्यक्ष ) 
एमाजा सरूरको बुलाकर यह श्रादेश कर दिया था कि माल 
द्वीप जानेवाले जहाजोंसे कोई अन्य कार्य न लिया जाय । 

४ - मतरा ( मदुरा ) 
पंद्रह दिन पत्तनमें ठहर सम्राट अपनी राजधानी 
मतरा की ओर चल दिया । उसके जानेके बाद मैंने भी 

(१ ) मसरा - मदुरा नामक नगर भय मो सूप बड़ा है । प्राचीन 
कालमें यह पांड्य राजाओंकी राजधानी या जो ई . पू. ५०० से लेकर 
१३२४ ई० पयंत - मलिक काफूरके विजयशल - यहां राज्य करते 
रहे । इसके मात् इस देश में दिलीके सम्राटकी भोरसे शासक नियत किये 


०२ 


३५४ इन्नयतूताको भारतयात्रा 
पंद्रह दिन और ठहर कर राजधानीकी ही और प्रस्थान कर 
दिया । यह नगर अत्यंत विस्तृत है । यहाँके हाट याट भी 
अत्यंत विशाल है । मेरे श्वशुर सय्यद जलाल- उद्दीन अहसन 
शाहने इस नगरको सर्वप्रथम राजधानी बना, दिल्ली समान 
इसकी कीर्तिका विस्तार करने के लिए , यहाँ सुन्दा सुन्दर गृह 
निर्माण कराये थे । 
___ मेरे पहुँचनेके समय नगरमें महामारी फल रही थी । 
रोगग्रस्त होने पर पुरुषकी दूसरे, तीसरे या अधिकसे अधिक 
चौथे दिन अवश्य ही मृत्यु हो जाती थी । इससे अधिक 
कोई भी जीवित न रह सकता था । मगरको दशा ऐसी 
हो रही थी कि घरसे बाहर निम्लते ही मुझको रोगी 
या कोई शव यवश्य ही दृष्टिगोचर होता था । मैंने एक 
भली- चंगी दासी मोल ली और दूसरे ही दिन उसका 
जाने लगे परंतु १३३७ ई० के लगमा जलालुद्दोन महसनशाह नामक 
गरनरके विद्रोह कर सम्राट् बन जाने पर दिल्ली सम्राट मुहम्मद तुगलक . 
की दक्षिण देशको चदाई और महामारीके कारण लौटनेका वृत्त तो इति . 
हासों में मिलता है , परंतु टन सूबेदारों का वर्णन किसो इतिहासकारने नहीं 
किया । बतूनाफे वर्णनसे ही इनके शासन - सबन्धी कुछ बातोंपर प्रकाश 
पड़ता है और वंशावलीके कुछ नाम मिले है । 

नगर में अब भी ८५८ फुट x ७४४ कुटका एक बडा मध्य प्राचीन 
मन्दिर तथा रत पापाणकी दीवारसे घिरा हुआ हत् सरोवर बना है , 
जिसमें चारो कोणोंपर चार गुम्बद और मध्यमें एक मंदिर है । यहाँ वर्षम 
एक बार दीपावली की जाती है और मूर्तियाँको सरोवरमें घुमाया जाता 
है । वर्तमान कालकी दर्शनीय वस्तुए बहुधा तीरमल नायक शासन . 
कालम ( १६२३ - १६५९ ) निर्माग की गयी थीं । माचीन कालमें यह 
नगर मलयकूट नामक प्रान्तको राजधानी था । 


कर्नाटक 


३५५ 


माणान्त हो गया । एक दिन एक स्त्री सात वर्ष के बालकले 
साथ मेरे पास आयी । इसको पति सम्राट् अहसन शाहका 
मंत्री था । बालक देखनेमें तेज़ मालूम होता था । दोनों माँ . 
बेटे उस दिन पूर्ण रूपसे स्वस्थ थे । निर्धनताके कारण मैंने 
उनको कुछ दान भी दिया । अगले दिन वही स्त्री अपने 
पुत्रमा कफ़न माँगने पायो तो मुझे पता चला कि उसका 
देहांत हो गया । 

मेरी आँखों देखी बात है कि राजप्रासादमें सम्राटके 
अतिरिक्त अन्य पुरुषोंके भोजनार्थ चावल कूटनेवाली सैकड़ों 
त्रियाँ प्रतिदिन कराल कालके गालमें जा रही थीं । रोगग्रस्त 
होते ही धूपमें शयन करने पर , इन स्त्रियोका प्राणान्त हो 
जाता था । 

मदुरामें प्रवेश करते समय सम्राटको स्त्रो , पुत्र तथा माता 
मी इसी रोगसे ग्रस्त होनेके कारण वह नगरमें केवल तीन 
दिन ही रह कर नगरसे बाहर तीन मोलकी दूरीपर एक 
नहरके किनारे , जहाँ एक हिंदू देवमंदिर भी था , चला गया 
था । वृहस्पतिवारको वहाँ पहुँचने पर मुझको काजीके 
निकट डेरेमें रहनेका श्रादेश हुश्रा । उस समय लोग भागे 
ला रहे थे । कोई कहता था कि सम्राट मर गया और कोई 
कहता था कि उसके पुत्रका शरीरपात हो गया । अन्तम 
सम्राट्के पुनकी मृत्युका ही वृत्त ठीक निकला । तत्पश्चात् 
बृहस्पतिवारको उसकी माता तथा तृतीय वृहस्पतिवारको 
स्वयं उसका शरीरपात हो गया । गड़बड़ हो जानेके भयसे 
में इस समाचारके पाते ही नगरसे बाहर चल दिया , और 
यहाँ सम्राटका भतीजा नासिर- उद्दीन नगरसे कैम्पकी और 
आता हुआ मुझे राहम मिला । देखकर इसने मुझसे भी साथ 


इनरतूताकी भारतयाना 
चलनेको कहा पर मैने अस्वीकार कर दिया । उत्तर सुन कर 
इसने सय यात अपने मनमें ही रख ली । 

सर्वप्रथम नासिर-उद्दीन दिल्ली में सम्राटका सेषक था , 
पितृव्यके विद्रोह कर मनवर देशका सम्राट् बन जाने 
पर यह भी साधुओंके वेशमें यहांसे भाग निकला । पर 
इसके भाग्यमें तो सम्राट होना लिखा था , अतएव गयास 
उद्दीनने भी कोई पुन न होने के कारण इसीको अपना 
युवराज नियत कर दिया और सुलतानकी मृत्युके उपरांत 
इसकी राजभक्तिकी शपथ ली गयी । उस शुभ अवसरपर 
कवियोंको प्रशंसात्मक कविताएँ पढनेके कारण सूब 
पारितोपिक भी दिये गये । सर्वप्रथम काज़ी सदर उज्जमॉको 
स्वागतात्मक कविता पढनेके कारण पाँच सो दीनार तथा 
एक खिलअत प्रदान की गयी । तत्पश्चात् काजी कहलाने. 
वाले मंत्री महोदयको दो सहर तथा मुझको तीन 
सौ दीनार और एक खिलअत प्रदान की गयी । इसके 
अतिरिक्त दीन- दुखियों तथा साधु संतोंको भी यहुत सा 
दान दिया गया और ख़तीयके खुतया उच्चारण करते 
ही उनपरसे थालों भरे दीनार तथा दिरहम निदावर 
किये गये । 
__ _ नवीन सन्नाट्ने सुलतान गयास -उद्दोनकी कुछ पर प्रत्येक 
दिन क्लामे मजीद ( कुरान ) समाप्त करनेवाले कारी ( अर्थान् 
उच्चस्वरसे पाठ करनेवाले ) नियत किये । पाठ समाप्त होने 
पर मृतकको आत्माको शान्ति के लिए प्रार्थनाएँ की जाती थीं । 
और तत्पश्चात् समस्त उपस्थित जनताके लिए भोजन प्राता 
था । भोजनके बाद प्रत्येक पुरुषको मानम्मादानुसार दिर 


यह मम चालीस दिन पय्यंत रहा और 


फनोटक 

३५७ 
इसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष मृतकको वर्षांपर मृत्यु -दिवस की 
तरह समस्त कृत्य किये जाते थे । 

नासिर-उद्दीनने सम्राट होते ही सर्वप्रथम अपने पितृव्यके 
मंत्रीको पदसे हटा , धनसंपत्ति ले बदरुद्दीन नामक उस 
व्यक्तिको अपना मंत्री नियत किया जिसको उसके पितृव्यने 
हमारे स्वागतार्थ पत्तनमें भेजा था , परंतु इस पुरुषका शीघ्रही 
प्राणान्त हो जानेके कारण अमीरउल बहर ( नौ - सेनाध्यक्ष ) 
ख्वाजा सरूर मंत्री बनाया गया । दिल्लीके साम्राज्यके मंत्रीकी 
भाँति इस देशका मंत्री भी सम्राट्की आशाले ख्वाजा-जहाँ 
कहलाने लगा । इस प्रकारसे उसका संबोधन न करने पर लोगों 
को सम्राटके आदेशानुसार कुछ नियत जुर्माना देना पड़ता था । 

इसके पश्चात् सम्राट्ने अपनी फूफोके पुत्रका , जिसके 
साथ सम्राट् ग़यासउद्दीनकी पुत्रीका विवाह हुआ था , पध 
करा विधवासे स्वयं अपना विवाह कर लिया । सम्राट्ने 
इसीपर संतोप न कर मलिक मसऊदका तो फफोके पुत्रसे 
चन्दीगृहमें मिलनेकी सूचना मिलते ही और मलिक बहादुर 
नामक अत्यंत विद्वान् शूरवीर एवं दानशील पुरुपका अकारण 
चध करवा दिया । 
___ सम्राट्ने अपने भूतपूर्व पितृव्यके आदेशानुसार मेरी माल : 
द्वीपकी यात्राके लिए जो जहाज़ नियत था उसे वहाँ जानेकी 
श्राज्ञा दे दी , पर इसी बीचमें मुझपर भी महामारीका 
प्रकोप होगया । शय्यापर पड़ते ही मैंने भी समझ लिया कि 
दिन पूरे होगये, परंतु वह तो यह फहो कि ईश्वरने मेरे हृदयमें 
याध सेर इमली घोलकर पीनेकी इच्छा उत्पन्न कर दी थी 
जिसके तीन दिन पर्यंत दस्त नानेके पश्चात् मैं भलान्चंगा 
होगया । नगर छोड़कर यात्रा करने की आशा चाइने पर 


३५८ इन्ननतूताको भारतयात्रा 
सम्राट्ने मुझसे कहा कि मालहीपकी यात्रा करनेमें अब केवल 
एक मासका विलम्य है अतएव तुमको यहीं ठहरना चाहिए 
जिससे मैं भी अखपन्दे बालम ( दिल्ली - सम्राट् ) की श्राधाका 
पालन फर वह समस्त घस्तुएँ, जो उन्होंने तुमको दी थीं , पुनः 
तुम्हारे लिए इकट्ठी करहूँ । परंतु इसको अस्वीकार करने पर 
उसने पत्तनके अधिकारियोको आदेश कर दिया कि मुझको 
अपमे इच्छित जहाज़में ही यात्रा करने दें । यहाँ पाने पर मैने 
देखा कि यमनके लिए पाठ जहाज़ तैयार पड़े हैं । इनमेसे 
एकपर बैठ मैं वहाँसे चल पड़ा । 

राहमें चार जहाज़ोका युद्धमें मुह मोड़ हम सकुशल 
कोलम पहुँच गये । रोगके चिन्ह अवतक देहमें अवशिष्ट होनेके 
कारण मै यहाँ एक मासतक ठहरा रहा । 

५ - सामुद्रिक डाकुओं द्वारा लूटा जाना 
यहाँसे एक जहाज़में बैठ कर मैं हनौरके सुलतान जमाल 
उद्दीनकी ओर चल पड़ा । हमारा जहाज अभी हनौर तथा 
फाकनोरके मध्य में ही था कि हिन्दुओंने बारह युद्ध पोतोको 
लेकर हमपर आक्रमण किया । घोर युद्धके पश्चात् जाकर कहीं 
हम पराजित हुए । बस फिर क्या था , लूट प्रारम्भ होगयो । 
सीलान ( लंका ) के राजाके दिये हुए मोती, नीलम, वन 
तथा सिद्ध महात्माओंके प्रसाद, यहाँ तक कि प्राडे समयके 
लिए सुरक्षित वस्तुओं तकको उन्होंने मेरे पास न छोडा 
फेवल पैजामा ही मेरे शरीरपर शेष रह गया । कहना था 

जहाज़के समस्त यानियोंकी इसी प्रकार दुर्दशा कर डाकु 
धोने तटपर उतार दिया । मैं अब पुनः कालीकटमें आ एक 
मसजिद में जा घसा । समाचार पाएक धर्मशास्त्रीने कुछ यस्त्र , 


घंगाल 

३५९ 
काज़ी महोदयने एक साफा और एक अन्य व्यापारी महा 
शयने कुछ और कपड़े आदि मेरे लिए भेज दिये । इस प्रकार 
मेरा फाम चलता हुआ । 

यहाँ पाने पर मुझे विदित हुआ कि मालद्वीपमें मंत्री 
जमाल-उद्दीनफे मरने पर मंत्री अबदुल्लाने सम्राशी ख़दीजाके 
साथ विवाह कर लिया है और मेरी गर्भवती भार्या भी . 
जिसको मैं यहाँ छोड़ आया था , पुत्र उत्पन्न हुआ है । यह 
समाचार मिलते ही मेरे मनमें पुनः मालद्वीप जानेकी इच्छा 
उत्पन्न हुई , परन्तु इसके साथ ही श्रवदुल्लाको शत्रुता भी 
स्मरण हो भायी । मैंने अन्तिम निश्चय करनेके लिए 
कुरान उठाकर देखा तो निम्नलिखित प्रायतपर दृष्टि पड़ी 
ततनज्जलो अलेहमुल मलायकतह अनलात खाफ़ चला 
तहज़न ( जिसका अर्थ यह है कि उतारे जाते है उनपर 
फ़रिश्ते ताकि न डरो और न ख़ौफ़ करो । ) इसको अच्छा 
शकुन समझ में मालद्वीपकी ओर पुनः चल दिया और पॉच 
दिन पर्यन्त वहाँ ठहरनेके पश्चात् अपनो भार्या तथा पुत्रसे 
विदा ले पुनः पोतारूढ़ हो बङ्गालकी ओर चल पड़ा और 
तेतालीस दिन और यात्रा करने के उपरान्त उस देशम पहुँचा । 


ग्यारहवाँ अध्याय 

बंगाल 
१ - पदार्थों की सुलभता 
गाल एक अत्यंत विस्तृत देश है । यहाँपर चावल ही 

अधिकतासे होता है । यहाँ जिस तरह कम मूल्यपेर 
अधिक वस्तु मिलती है , घेसा मैने अन्य किसी देशमें नहीं 


३६० 

इनबतूताको भारतयाना 
देखा । परतु वस्तुप्राश इतना स्वरर मृत्र होने पर भी यह 
देश किसीको अच्छा नहीं लगता । सुरासान देशके रहने वाले 
ता इसकी उपमा धन धान्य तथा अमृत्य पदार्थ पूरित नरकसे 
दिया करते है । इस देशमें एक रोप्य दीनारफे पचीस रतल 
चावल थाते है । दिल्लीकारतल वीस पश्चिमीय रतलफे घरा 
घर माना जाना है और यहाँका एक रोप्य दीनार भी नाड 
दिरहमके परायर होता है । यहाँके दिरहम हमारे देश 
दिरहमके समान होते हैं, कोई भी भेद नहीं है । चारलोका 
उपर्युक भाव हमारे देशमें पदार्पण करते समय था जा 
जनतासी सम्मतिम महँगीका वर्ष था । दिल्ली में हमारे घरके 
निस्ट रहनेवाले ईश्वर द्रष्टा महात्मा मुहम्मद मसमूदी 
मगरची कहा करते थे कि बलारामें मेरे, एक स्त्री , तथा दास , 
इन तीनोंके लिए केवल शाठ दिरहमरे खाद्य पदार्थ एक घर्ष 
तक्के लिए पर्याप्त होत थे । उस समय यहाँ ( बङ्गालमें ) 
दिल्लीको तौलस आठ दिरहममें अस्सी रतल सट्टी श्राती 
थी और कृटने पर इसमें पचास रतल अर्यात् दस कत्तार 
( तौल विशेष ) चावल बैठते थे । 
___ पालतू पशुओंमें गाय तो यहाँ होती नहीं , परतु दूध देने 
बाली भेस तीन रोप्य दीनारका मिल जाती है । अच्छी मुर्गियाँ 
भी दिरहममें प्रा० मिल जाती है । कबूतरके बच्चे दिरहममें 
पद्रह रिश्ते है, और माटे मेंका मूल्य दा दिरहम है । 
दिल्लाकी तौलसे निम्नलिलित वस्तुओं का भार इस प्रकार है 
१ रतल खॉड 

४ दिरहम 
१ . गुलाब 
( 1 ) रतल - इस धन्दस यहाँ स्वय बनाक कयनानुसार "दिल्लीक 
मन से ही तात्पर्य है । फरिश्ता अनुसार यह बारह सेरका और मसा 


• बंगाल 

३६१ 
. . : . १ रतल धी . ४ दिरहम . 
__ , १ , मोठा तेल 

इसके अतिरिक्त तीस गज़ लया सूती वस्त्र दो दीनारमें 
ओर सुन्दर दासो एक स्वर्ण दीनारमें ( जो दाई पश्चिमोय 
दीनारके बराबर होता है ) मिल सकती है । मैंने स्वयं 
एक अत्यत रूपवती श्राशोरा नामक दासी इसी मूल्य तथा 
मेरे एक अनुयायोने छोटी अवस्थाका लूलू नामक एक दास 
दो दीनारमें मोल लिया था । 

२ - सदगावाँ 
इस प्रांतमें हमने सबसे प्रथम सदगावाँ नामक नगरमें 
प्रवेश किया । यह विशाल नगर गंगा और जोन नोमक नदि 
लग -उल- अवसारके लेखाके मतसे १४३ सेरका होता था । रौप्य दीनार 
को आधुनिक रुपयेके बराबर हो समझना चाहिये । इस प्रकार गणना 
करने पर उस समय वहाँ रपेके ७३ मन चावल तो महँगीके दिनों में 
तथा १५ मन धनाज सस्तीके समय आते थे । 
. ( १ ) सद्गावां - यहांपर यतूनाका तात्पर्य हुगली निकटस्य एक 
बंदर -स्थानसे है । आईने अकबरीके अनुसार सातगाँव हुगलीसे एक 
कोसको दूरीपर था । उस समय भी यह एक बंदर -स्थान समझा जता 
था । सातगांवझी कमिशनरी ( सरकार ) में हुगली, कलकत्ता, चौबीस 
परगना और बर्दवानके भाधुनिक जिले सम्मिलित थे । 

( २ ) जोन - पह गंगा नदीकी एक शाखा थी । भाईने अकवरीमें 
भी इसका उल्लेख है । इसीपर यह नगर बसा हुआ था । रेत इत्यादिसे 
नदीको धारा बंद हो जाने पर नगर उजाड़ हो जानेके कारण पुतंगाल 
देश-निवासियोंने ई . सन् १५३७ में हुगली नामक नगरको वृद्धि काना 
- प्रारंम कर दिया । 


३६२ 

इब्नयतूताकी भारतयात्रा 
योफे संगमपर समुद्र- तटपर यसा हुआ है । नगरस्थ बन्दर . 
स्थानके जहाजों द्वारा लोग लखनौती-निवासियोंका सामना 
फरते हैं । 
___ यहाँके सम्राट्का नाम तो धास्तवमें फखर-उद्दीन है परन्तु 
वह फखरा के नामसे अधिक प्रसिद्ध है । यह बड़ा विधान है । 
साधु-संतों तथा सूफियों ( दार्शनिकों ) से बहुत प्रेम करता है । 
इस देशका सम्राट तो वास्तवमें सर्वप्रथम , दिल्ली- सम्राट मुश्रज़ 
उद्दीन का पिता नासिर उद्दीन था ( जिससे भेंट होने इत्यादि. 
का वृत्तांत में पूर्व ही लिख पाया हूँ) । इसकी मृत्युके उपरान्त 
इसका पुत्र शमस-उद्दीन , और तदनन्तर शहाय-उद्दीन सिंहा . 
सनासीन हुधा । अंतिम शाहने भारा " नामसे प्रसिद्ध ग़यास 
उद्दीन यहादुर द्वारा पराजित होने पर सम्राट् गयास-उद्दीन 
तुग़लकसे सहायता माँगी और उसने उसको बंदी कर लिया । 
सम्राट्की मृत्युफे उपरान्त उसके उत्तराराधिकारी सम्राट् मुह 
म्मद तुग़लकने उसको मुक्त कर दिया परन्तु प्रान्त विभाजित 
करते समय पुनः प्रतिशा -भत करनेके कारण सम्राट्ने क्रुद्ध हो 
अाक्रमण कर उसका वध कर डाला । तत्पश्चात् उसका 
जामाता सम्राट -पदपर प्रतिष्ठित हुश्श्रा परन्तु सेनाने उसका 

( १) मध्यकालीन बंगालके इतिहास के सम्बन्धमें फ़रिश्ता, बदा 
उनी , अबुल फज़ल तथा निज़ाम उहीन अहमद बरदशी भादि प्राधीन ऐति 
हासिकॉमें बड़ा मतभेद है । परन्तु वर्तमान काल में श्री रामस महोदय 
धारा इन प्राचीन सम्रारोंकी मुद्रा प्राप्त होने के कारण इब्नबतूताके इस 
याग्रा विवरणकी सहायतासे हमको भद बहुत कुछ जानकारी हो सकती 
: और बळवनके पुत्र सम्राट् नासिरउद्दीनके समय से लेकर मुहम्मद 

ग़लकके समय तकफेबहाल- शासकोंका यथेष्ट ज्ञान हमको हो सकता है । 
विस्तार- भयसे यहाँ हमने विवरण लिखना उचित नहीं समझा । 


बंगाल 


भी वध कर दिया । इसी समय अलीशाह नामक एक व्यक्ति 
लपनौती का शासक बन बैठा । अपने स्वामी नासिर उद्दीनके 

( ) लखनौती - यह नगर बंगालके प्राचीन हिन्दू राजाओंको 
राजधानी था । इसका प्राचीन नाम गौढ़ कहा जाता है । परंतु कुछ लोग 
देशका नाम गौड़ बताते है और नगरका लखनौती । नाम चाहे कुछ 
भी हो , पर इसकी प्राचीनतामें कुछ भी संदेह नहीं । मुसलमानोंने भी 
यहाँ रहकर तीन सौ वर्ष पय्यन्त शासन किया । परंतु नगरस्थ गंगा नदी . 
की शाखाका जल दूसरी भोर परिवर्तित होने के कारण दलदल हो जानेसे 
यहाँकी जलवायु दिन प्रतिदिन बिगडती हो गयी । बंगालके सम्राटों . 
ने अपनी राजधानी तक यहाँसे उठा ली और यह गवर्नरके रहनेका वास. 
स्थान मात्र रह गया । ई . सन् १५३७ में शेरशाहने , तथा १५७५ ई० में 
अकबर के सेनाध्यक्ष मुनईम खाँ खानेखानाने इसपर भाक्रमण किया । 
इतने पर भी नगर कुछ न कुछ शेष ही था , प्राचीन कीर्ति चली ही 
जाती थी । परंतु जब शाहशुजाने अपना निवास स्थान यहाँसे उठाकर 
राजमहल में स्थापित किया तो इस अतिम और दारुण प्रहारको न सह 
सकने के कारण नगर ऊजड़ होगया और फिर कभी न बसा । धीरे 
धीरे वहाँ ऐसा घोर वन उरपल होगया कि मनुष्यको जाने तकमें मय 
होता था । १९ पी शताब्दीमें धनकी कटाई प्रारभ होने के कारण प्राचीन 
ध्वंसावशेष दृष्टिगोचा होने लगे है जिनसे विदित होता है कि यह 
नगर भाधुनिक कलकत्तेकी जोड़का रहा होगा और इसकी जन - सख्या 
भी अवश्य ही ६ - ७ लाखके लाभग रही होगी । उत्तर दिशाका भवशिष्ट 
नगर प्राचीर खुदवाने पर नींव सौ फुट धोडी निकली । इसके अनंतर 
१२५ फुट चौड़ी खाई थी । प्राचीरके पूर्वोत्तर कोणमें राजा पलाल सेनके 
प्रासाद ( ४० . ४४० . गज ) के माग्नावशेष दृष्टिगोषर होते हैं । नगर 
मापीर के बाहर दूसरी पस्तीके चिन्होंमें सागर हिणी नामक . . . गज 
एम्बा तथा १६०० गज धौटा धारो भोरसे पही ईटोशा बना हुभा एक 


इन्नबतूताकी भारतयात्रा 
वंशजोंके हाथसे इस प्रकार राज्य निकलते देस फरुद्दीनने 
अपेक्षाहत अधिक नाविक -यल होनेके कारण अलीशाहपर 
घर्षाऋतुमें - कीचड़ और गर्मीमें ही जहाजों द्वारा आक्रमण 
कर घोर युद्ध किया । वर्षाऋतु पीतते ही स्थल -यल अधिक 
होने के कारण अलीशाहने भी लौटकर फखर-उद्दीनपर श्राका 
मण किया । 
. साधु तथा सूफियोंसे अधिक प्रेम होनेके कारण फलरउ . 
हीन एक बार सात- गाम में शैदा नामक एक सूफीको अपना 
प्रतिनिधि नियत कर आप स्वयं शत्रुसे युद्ध करने चल दिया । 

उधर मैदान साफ देख शैदाने अपना आधिपत्य स्थायी करने . 
• के लिए विद्रोह खड़ा कर सम्राट्के इकलौते पुत्रका वध कर 
डाला । समाचार पाते ही सम्राट राजधानीको लौटा तो 
शैदा सुनारगाँव नामक एक सुदृढ़ और सुरक्षित स्थानकी 
ओर भाग गया । परन्तु सम्राटने उसका पीछा कर वहाँ भी 
सेना भेजी । यह देख नगर निवासियोंने भयवश शैदाको 
पकड़ सम्राटकी सेनामें भेज दिया । सूफ़ीके इस प्रकार बंदी 
सरोवर असतक पत्तमान है । इसका जल अत्यंत स्वच्छ एवं स्वा 
दिष्ट है । इसीके निकट प्यासबादी नामक खारी जलका एक अन्य सरो 
चर भी बना हुआ है जिसका जल चंदियों को दिलाया जाता था । कह 
जाता है कि इसका प्रमाव विप सरीखा होनेके कारण उनकी मृत्यु तक 
हो जाती थी । अबुलफज़ल इसकी पुष्टि में लिखता है कि सम्राट् भाबरने 
इस प्रयाको बंद कर दिया था । गद तथा प्यासबाड़ीके मध्यमें एक 
सुनहरो मसजिद भी बनी हुई है जिसकी छत में गुम्बद थे । 

शेष सम्राट निजामउद्दीन औलिया गुरु शेख भखीसराजका 
मठ भी यहाँ माधुनिक सादुल्लापुरमें सागर द्विानी नाम सरोवरके 
पूर्वोत्तर कोणमें बना हुआ है । 


बंगाल 

३६५ 
हो जानेको सूचना मिलते ही सम्राट्ने उसका सिर भेजनेका 
आदेश किया और सेनाके सम्राट्की आज्ञा पालन करनेके 
अनंतर उसके यहुतसे अनुयायी साधुनोंका भी वध किया गया । 

दिल्ली- सम्राटसे उनको शत्रुता थी , अतः मैंने सातगाम पहुँच 
एनद्देशीय सम्राट्से अच्छा फल न होनेके भयसे भेंट न की । 

३ - कामरू देश ( कामरूप ) 
सातगामसे मैं कामरु पर्वतमालाकी ओर हो लिया , जो 
यहाँसे एक मासको राह है । यह विस्तृत पर्वत प्रदेश कस्तुरी 
मृग उत्पन्न करनेवाले चीन और तिब्बतको सीमानोसे जा 
मिला है । इस देशके निवासियोंकी आकृति तुर्कोकी सी 
होती है । इनकी तरह परिश्रम करनेवाले व्यक्ति कठिनाईसे 
भी अन्यत्र न मिलेंगे । यहाँका एक -एक दास अन्य देशीय 
कई दासोंसे भी अधिक कार्य करता है । जादूगर भी यहाँके 
प्रसिद्ध हैं । 

इस देशमें मैं तवरेज़-निवासी प्रसिद्ध ईश्वर-भक्त 
महात्मा शेख जलाल- उद्दीन के दर्शनार्थ गया था । शेख महो . 

(1 ) कामरू - आसामका एक जिला है । अज़ाक नामक नदीसे 
पासूताका अभिमाप आधुनिक प्रह्मपुत्रसे ही है । यह नगर भत्यन्त 
प्राचीन है - महाभारत तकमें इसका वर्णन है । जादू भो यहाँका भयसक 
कहावतोंमें प्रसिद चला जाता है । कामाक्षा देवीका प्रसिद मन्दिर भी 
यहीपर है । भारतफे मुसम्मान शासक भी इसको भलीभाँति अपने 
भधीन न कर सके । मध्ययुगमें आसाम अर्थात् कामरूपपर माझग . 
यंशीय राजाओंका प्रमुख या जिन्होंने लगमग . . . वर्ष राग्य किया । 
१५ - वर्धनके समय यह गजा योद धविलासीहो गये थे । 

(२ ) शेष जलालउन - मुसलमानोंमें यह भरपन्त धार्मिक महा. 


६ 


३६६ इब्नबतूताकी भारतयात्रा 
दय अपने समयके सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे । उनके अनेक चमत्कार 
बताये जाते हैं । उनकी अवस्था भी अत्यन्त श्रधिक थी । 
कहते थे कि मैंने यगदादमें पलीफा मुस्तनसम विल्लाहका 
क्ध होते हुए स्वयं अपनी आँपॉसे देखा है क्योंकि बधके 
समय में यहीं उपस्थित था । इन महात्माफी डेढ़ सौ घर्पसे भी 
अधिक श्रयस्था हुई थी , चालीस वर्षसे तो वह निरन्तर रोज़ा 
ही रखते चले आते थे और दस -दस दिन पश्चात् व्रत . 
भंग करते थे । इनका कद लम्मा , शरीर हला तथा गाल 
पिचके हुए थे । देशके बहुतसे निवासियोंने इनसे मुसल . 
मान धर्मरी दीक्षा ली थी । इनके एक साथीने मुझे बताया 
कि मृत्युसे एक दिन प्रथम इन्होंने अपने समस्त मित्रों 
इक्ट्ठा कर वसीयत की थी कि ईश्वरसे सदा डरते रहना 
चाहिये, ईश्वरेच्छानुसार मैं तुमसे कल विदा होऊँगा, 
मेरे अनन्तर तुम ईश्वरको ही मेरा स्थानापन्न समझना । जह 
रकी नमाजके पश्चात् ( तृतीय प्रहरके उपरान्त ) अंतिम बार 
सिजदा करते इनका प्राण पखेरू उड़ गया । इनके रहनेकी 
गुफाकै निकट ही एक खुदी सुदाई कर दीप पड़ी, जिसमें 
कफन तथा सुगन्धि दोनों ही प्रस्तुत थे । साथियोंने शैख़ को 
स्नान करा, कफन दे, नमाज पढ कर दफ़न कर दिया । 
परमेश्वर उमपर अपनी कृपा रखे ! 

शैख महात्माके दर्शनार्थ जाते समय उनके निवास स्थान 
से दो पड़ावकी दूरीपर उनके चार अनुयायियोंसे भेंट हुई । 
इनके द्वारा मुझको ज्ञात हुआ रि शैखने बहुतसे साधुनोसे 

मा हुए हैं । इनका देहान्त तो बगाल में ही हुभा, परन्तु इनके समाधि 
स्थानका ठीक पता नहीं चलता कि कहाँ है । 

( १ ) सनसा - इस नगरका आधुनिक नाम हो - मान चू है । 


बंगाल 

३६७ 
कहा था कि एक पश्चिमीय यात्री हमारे पास आता है, उसका 
स्वागत करना चाहिये । इसी कारण यह लोग इतनी दूर मुझे 
लेने आये थे । शैख़ महाशयको मेरे सम्बन्ध में किसी और 
रीतिसे कुछ शान न हुआ था , केवल समाधि -द्वारा ही यह 
सब वृत्त उन्होंने जाना था । 
__ अनुयायियोंके साथ मैं उनकी सेयाम दर्शनार्थ उपस्थित 
हुश्रा । वहाँ जाकर मैने देखा कि मठ तो रहनेको गुफाके 
वाहर ही बना हुआ है परंतु वस्तीका चिन्ह तक नहीं है । 
हिंदू और मुसलमान सवही शैखके दर्शनार्थ उपस्थित हो भेंट 
चढ़ाते थे, परतु यह सव पदार्थ दीन दुखियोंको खिला . 
कर शैख अपनी गायका दूध पीकर ही संतुष्ट रहते थे । 
वहाँ जाने पर वह मुझसे खड़े होकर गलेसे मिले और देश 
तथा यात्राका वृत्तान्त पूछा । सवका यथावत् उत्तर देनेके 
उपरांत श्रीमुखले निकला कि यह अरव देशके यात्री हैं । इस 
पर एक अनुयायीने कहा कि श्रीमान् , यह यात्री तो अरव तथा 
अजम दोनों देशोंके हैं । यह सुन शेखने कहा कि हाँ , यह अरब 
और अजमके हैं, इनका खूब श्रादर- सत्कार करो । इसके 
अनंतर तोन दिवस पथ्यंत मठमें मेरा बड़ा आदर सत्कार रहा । 

प्रथम भेटके दिन शैखको मरगर ( एक पशु विशेषके 
उनका ) चुग़ा पहिने देश मेरे हृदयमें यह विचार उठा कि 
यदि शेष महोदय यह घस्तु मुझे प्रदान कर दें तो क्या ही 
अच्छा हो । परंतु जब मैं उनसे विदा होने लगा तो शैस 
महाशयने गुफामें एक और जा चुगा शरीरसे उतार फर मुझ 
को पहिनानेके अनतर ताकिया अर्थात् टोपा भी अपने शिरसे 
उतार मेरे शिरपर रख दिया । साधुओंके द्वारा मुझे शात 

(१ ) अजम - भरपीमें भरय देशके अतिरिक्त अन्य देशों का नाम है । 


३६८ 


इन्नबतूताको भारतयात्रा 
हुआ कि शैत महाशय कभी चुगा न पहिनते थे, मेरे आनेके 
समाचार सुनकर केवल भेंटके दिन उसको धारण कर 

आपने अपने श्रीमुपसे यह उच्चारण किया था कि वह पश्चि . 
मीय यात्री इस चुगेको मुझसे लेने की प्रार्थना करेगा, परंतु 
वह उसके पास भी न रहेगा और अंत में एक विधर्मी सम्राट 
द्वारा छीना जाकर पुनः मेरे नाता बुरहान उद्दीनकी हो भेट 
चढ़ेगा । साधुओंके वायोंको सुन तथा शैख महोदय द्वारा 
प्रदत्त पदार्थको मूल्य वस्तुकी भॉति समझ मैंने इसको 
पहिन कर किसी सहधर्मी अथवा विधर्मी सम्राटके संमुख 
न जानेका दृढ़ निश्चय कर लिया । 

शेपसे विदा होने के बहुत वर्ष पश्चात् दैवयोगले चीन 
देशमें गया , और अपने साथियोंके साथ जनसा नामक 
नगरमें घूम रहा था कि एक भीड़के कारण एक स्थानपर 
मैं उनसे पृथक हो गया । उस समय यह चुगा मेरे शरीरपर 
था । इतनेमें मनीने मुझे देखकर अपने पास बुला लिया , 
और मेरा वृतान्त पूछने लगा । बातें करते करते हम राज 
प्रासाद तक पहुँच गये । मैं यहाँ से अव विदा होना चाहता 
था परंतु उसने जाने न दिया और सम्राटके संमुख मुझको 
उपस्थित कर दिया । प्रथम तो वह मुझसे मुसलमान सम्राटों 
का वृत्त पूछता रहा और में उत्तर देता रहा, परंतु इसके 
बाद उसके इस चुगेकी अत्यंत प्रशंसा करने पर जब मंत्रीने 
इसको उतारनेको कहा तो लाचार होकर मुझको आशा 
माननी ही पड़ी । सम्राट्ने चुगा ले उसके बदले में मुझको 
दस खिलभते , सुसजित अश्व और बहुतसी मुहरें भी 
प्रदान की । परंतु मुझे इसके अलग होनेसे विशेष दुःख एव 
आश्चर्य हुश्रा और शेख वचन पुनः स्मरण हो आये । 


बंगाल 


३६९ 


द्वितीय वर्ष में चीनकी राजधानी खान बालक में संयोग 
वश शैख़ बुरहान-उद्दीनके मठमें जाकर मैं क्या देखता है कि 
शैस महोदय मेरा ही चुगा धारण किये किसी पुस्तकका पाठ 
कर रहे हैं । श्राश्चर्यसे मैंने जो उसको उलट पुलट कर देखा 
तो शैल जी कहने लगे " क्यों ? क्या इसको पहिचानते हो " 
मैंने " हाँ कहकर उत्तर दिया कि खनसा के राजाने मुझसे 
यह चुगा ले लिया था ! इसपर शेफ़ने कहा कि शेख जलाल 
उद्दीनने यह चुगा मेरे लिए तैयार कर पत्र द्वारा सूचित 
किया था कि यह अमुक पुरुष द्वारा तेरे पास भेजा जायगा । 
इतना कह कर शैलने जब मुझको यह पत्र दिखाया तो उसको 
पढ़कर मेरे पाश्चर्यका ठिकाना न रहा और मनमें शैषिके 
अद्धत ज्ञानकी सराहना ही करता रहा । मैने शव उनको इसकी 
समस्त गाथा कह सुनायी और उसके समाप्त होने पर शैखने 
कहा कि मेरे भाईशख जलालउद्दीनका पद इससे कहीं उच्च 
है । संसारको समस्त घटनायोंको वे भलीभाँति जानते हैं 
परन्तु अव तो उनका शरीरपात भी हो गया । 

इसके पश्चात् उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि मुझे भली . 
भाँति विदित है कि यह प्रत्येक दिन प्रातःकालकी नमाज़ मका 
नगरमें पढ़ा करते थे । प्रत्येक वर्ष हज करते थे और ज़रफ़ा 

और ईदके दिन लोप हो जाते थे परन्तु ( इन घटनाओंकी ) 
किसीको भी सूचना तक न होती थी । 


४ - मुनार-गाँव 
शेष जलाल-उद्दीनसे विदा होकर मैं हयन " नामक 


( 1 ) हपना तो नहीं परन्तु अपना नामक एक नगरका अवश्य 


इन्नरतूताकी भारतयाना 
एक विस्तृत नगरकी योर चला, इस नगरके मध्यमें होकर 
एक नदी बहती है । 
___ कामरूपकी पर्वतमालाओंमें होकर बहनेवाली नदीको 
श्रजरक कहते हैं । इसके द्वारा लोग बहाल और लखनौती 
पर्यन्त पहुँच सकते हैं । मिथ देशीय नील नदीके समान इस 
नदीके दोनों तटोपर जल, उपवन ओर गॉव दृष्टिगोचर होते 
हैं । यहॉके रहनेवाले हिन्द ( फाफिर ) है और उनसे अन्य 
फरोंके अतिरिक्त श्राधी उपज राजस्वके रूपमें ले ली जाती 
है । पन्द्रह दिन पर्यन्त हम इस नदीमें यात्रा करते रहे 
और इस फालमें उपयनोंकी अधिकतासे ऐसा प्रतीत 
होता था कि मानों हम किसी बाजारमें ही जा रहे हो । 
नदी द्वारा जानेवाले जहाजोंकी लत्या मी नियत नहीं है , चाहे 
जितने जहाज यहाँ चलाये जा सकते हैं । प्रत्येक पोतपर एक 
नगाड़ा होता है जो अन्य जहाजके समुप आने पर यजाया 
जाता है । यह अभिवादन कहलाता है । सबाट फपद्दीनके 

आदेशके कारण साधुओंसे नदीकी उतराई अथवा नदी 
यात्राका कुछ कर नहीं लिया जाता । उनको भोजन भी मुफ्त 
दिया जाता है और नगरम पहुँचते ही प्रत्येक साधुको आधा 
दीनार भी दान में दिया जाता है । 

पन्द्रह दिन पाना करने के पश्चात हम सुनार गाँध 
पता चलता है । बहुत सम्भव है कि पतनाका तात्पर्य कामापा नामक 
स्थानस हो जहाँ मापक वर्ष मेला लगता है । 

( 6 ) सुनारगन - हिन्दुओंके समयसे पूर्षीय बासी रामधानी 
पा । यह नगर सर्वप्रपम मझम तथा मेघना समान वीपर मध्यमें 
पसाये नामके कारण व्यापार तथा राजधानी दोनोंदीदी रटिसे मायु 


- 


- 


. .... . 


बगाल 


३७१ 
में पहुंचे । यहींके निवासियोंने शैदाको बन्दी कर सम्राटके 
हवाले कर दिया था । 


इसकी स्थिति बनी रही, परन्तु अव तो सम्पूर्णत नष्ट हो गया है । ढाकाके 
निकट पन्द्रह मीलकी दूरीपर प्रदापुर नदीके सटसे दो मोरके पाद घोर 
मममें इसके मानापशेष भए भी दृष्टिगोचर होते हैं । केवल पनाम नामक 
एक गाँव इसकी प्राचीन स्थितिपर भय भी चला जाता है । ईस्टहरिया 
कम्पनीके राजस्वकालमें यहाँ सर्वोत्तम सूती वर तैयार होते थे 
बिनकी मुसलमान तथा भोज भासक दोनोंने भूरि भूरि प्रशसा की है । 


हिन्दी - शब्द- संग्रह 
( हिन्दी भापाका एक बहुमूल्य कोप ) 
सम्पादक - श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव तथा श्रीराजवल्लभ सहाय 

इसमें प्राचीन हिन्दी कवियों द्वारा प्रयुक्त ब्रजभाषा, अवधी , 
धुन्देलखण्डी इत्यादिके शब्दोंके अतिरिक्त भाधुनिक हिन्दी साहित्य 
में प्रचलित , हिन्दी , सस्कृत , फारसी, भरथा, भादि भाषाओं के 
शब्दोंका भी संग्रह किया गया है । अप्रचलित शब्दोंका अर्थ स्पष्ट 
करनेके लिए विविध ग्रन्थोंसे हजारों उदाहरण भी दिये गये हैं । 
भू० भनिल्दका ), सजिल्दका ॥) 

हिन्दीमें इतना मुन्दर , इतने पृष्ठोंमें इतना अर्थपूर्ण तथा 
उपयोगी शब्दकोप कोई भी नहीं है । प्राचीन हिन्दी ग्रन्थोंके पढने 
वालोंके लिये इस ग्रन्थसे अच्छा कोई भी अन्य नहीं मिल 
सकता । - प्रेमा । 

ब्रजभाषा तथा प्राचीन हिन्दी साहित्यके अन्योंमें प्राप्त एक भी 
कठिन शब्द छूटने नहीं पाया है । उदाहरण भरे पड़े हैं । - भारत । 
___ विशेषता यह है कि प्रजभाषा और भवधी शब्द प्राय 
कोर्योंमें नहीं मिलते, इसमे दोनों भाषाओंके अधिकांश शब्द 
संग्रहीत है , और उनका अर्थ सप्रमाण और सोदाहरण लिखा गया 
है । - अयोध्यासिंह उपाध्याय । 
___ पुस्तक बडे ही महावी और बडी उपयोगी है, कोई मुरय 
पान्द छूटने नहीं पाया है । परदेवप्रसादमित्र एम० ए० , 
एक एल०बी० । 


अनुक्रमणिका 


अकयर 


२० ॥ 


८५ अवानास 


भवदुल्ला हिरातीको मृत्यु , 
1३, २६६ 

महामारीसे 
-- का अधिकार, उनपर २९ . भवरही की यात्रा, बतूताको ३८ 
अकारखाका वध 

अवीरक्सरकी याना, बतूताकी ३६ 
अखबारनवीस , सम्राट के 

भवीसत्ता , अबीसहरका प्रमुख 
भावीसराजका मठ ३६४ मुसलमान 
राहाका अवस्थिति 

१ . अवोसहर 
अग्रवाल वैश्योंकी उत्पत्ति २१ . भबुल भन्यास , खलीफा ३१ 
भचारका व्यवहार ३० , ३ . भगुल फज़ल १९ , - - कोकाके सम्य . 
अज़रक नदी 

न्धौ ३०९, - चन्देरीके सम्म 
अज़ीज़ खमारकी पराजय २०६ चौ २९३,- पासबाड़ीके सम्य . 
भजोधनको यात्रा, बनताकी ३६ 

न्धमें ३६४,- गालके सम्बन्ध 
मजबहीन सुधरी २६०, २९४ . ३६२, -- यानाके सम्बन्धमें 
अमरदीन मुलतानीशविद्याप्रेम २९ 

२६६ ,- - पती प्रयास सम्बन्धमें 
अदबहानको दान १२० ३५ - सिखोंके सम्बन्ध , २४८ 
अदली सिका 

१२ भवुल फिदा, थाना सम्बन्ध 
आपको दर, भिरा मिस 

१८५, - मभवरके सम्बन्ध 
____ समयों में 

३४५, हनोरके सम्बन्ध र 
भस, भारतवर्ष के ३ . ३४ मलहमनसे परामरा यतताका ३४० 
सफोफरहानको फैरकी सना १५५ अबू भयदुरला मुरशदी २०० 
भयदुल मजीको दान १२ . भयू इमहाक गाजरोनी 
अपदुल रशीद गजनवी १३ भव -उस- अपाम , मिथके 
अयएला भरयो की मृत्यु १६५ सलीपर 

१२३ - ४ 
भयाका विवाह , सदोमाके 

રા 
१५९ मय यकरफा भन्या किया जाना ८१ 


५४ 


३७४ इब्नबतूताकी भारतयाना 
अरिहाँ २३, -- कचरादके सम्बन्धमें अमीर हिरातीको मृत्यु २० ॥ 

२९२, - थानाके सम्बन्धमे १८५ अमीरोंका विद्रोह, कुतुबउद्दीन के 
भदोहरका युद्ध ७६ , 15 , - विन्द ८३, - का सम्मान , 

की अवस्थिति २९ - की यात्रा, सन्नाट द्वारा २२५ - की अणि 
बतूताको २९ – से बतूताका यां . . - के समाचार जान 
प्रस्थान ३५ 

नेका प्रवन्ध १९ : 
अब्दुल अनीजका सम्मान १२७ अरकुलोखाँ 
अभ्यर्थना, सम्राटको २८, २२३४ अरनवगा तुरकी 

२२६ 
अमरोहा 

२५५ अलाउद्दीन आवजी 
भमवारी 

२९२ भलाउद्दीन ऊँजी , मभवर 
अमानतके रुपये, बतूताके जिम्मे सम्राट 

२५८ .९ अलाउद्दीन कालानी 
अमीर भरी तबरेजीका निर्वासन अलाउद्दीन खिलजी १९, ०३, २८१ 

१६९ - को कारावासका दंड - और सम्राट्में मनमुटाव 

१६९, - को क्षमादान १६९ ७३ - का अधिकार , उग्न पर 
अमीर-बल -मोमनीन २२४ २९ - कामाक्रमण देवगिरिपर 
अमीरका वध दासाकी सूच ७४ - का परहेज सवारीसे ७ , 
नापर 

१९ . ७४--- का राज्यारोहण ७५ 
अमीर बम्मार २५५ ,२५७ - का मुशासन ०५ - ६ - की 
अमीर घस्तका पड्यन्त्र २०१- २ मृत्यु ८० - पुन ५० - पर 

की गिरफ्तारी २०१ - की आक्रमण, मुलेमानका ७८ 
नियुक्ति, माय-व्यय निरीक्षक अलापुर 
के पदपर २३. - की नियुक्ति , भलिफ्रैला 
हाकिमके पदपर १६७ - को भलीशाह यहर का विदाह २० ॥ 
पदच्युति २०१ - की पदोन्नति अलीशाह, लखनौतीका शासक ५ 
२०३- ४ - को क्षमादान २१ - का माक्रमण, पथर हीन 
-- का सुवर्णदान २. . 

पर ३१४ - पर माकमण , फत . 
अमीर हाजी 

खहीनका १० 


२८३ 


३७५ 


१३ 


अनुक्रमणिका 
अली हैदरी, हैदरी देखिए लालके सम्बन्ध 
भक्तमशका अधिकार, ग्वालि आसियाबादका युद्ध 

यर दुर्गपर 
अवधूत पंथ 

३५२- ३ इन्न उल कोलमीका युद्ध २१ 
भबीसत्ता , भवीसहरका ३२१ - का लूटाजाना १२४, २०५ . 
भयोंकी श्रेणियाँ 

२३० इन्न हौफेल 
असतार, एक तौल १५९ इन बतूता - बतूता देखिए 
अहदनामा , भारतमें ठहरनेका २७ इन्ने कुतुबउल मुल्कका वध १६८ . 
अहमद, बतूताका पुत्र १३५ इन दीनारकी मस्जिद ३२५. ३२॥ 
अहमद इन्न भयार, जून . इन्ने मलिक - उल तुजारका 

हका सहायक १०० - १ वध 
अहमद बख्शी, गालके इन्ने समार, सोमरह वंशका 
सम्बन्धम 

३६२ प्रवर्तक 
अहमद विन शेरखा, ग्वालियरका ग्राहीमकी शिकायत , सम्रा . 
हाकिम 

ट्से १८७ - का वध १८९ 
श्रा 

इब्राहीम तातारी , ऐन - उल 
भाइने अकयरी, भमवारीके सम्म . मुल्कका नायब १९५ - क 

न्धमै २५२ - भलापुरके सम्पन्ध विश्वासघात , ऐन - उल मुला 
में २८३ - कम्बलके सम्बन्ध से १९६ 
१९३ - कावी और कन्दहारके याहीम, धारका जागीरदार २९ 
सायन्ध ३०७ - नदरवारके - की किफायतसारी २९ ॥ 
सम्बन्धमें ३० - लाहरीके इमाहीम मंगी, मलिक , को 
सम्बन्धमें १८ - सतगांयाके 

क्षमादान 
सम्यम्चम ३१ 

इयाहीमशाह यन्दर , काली . 
भायातका 

३५ कटका 
धारामाद 

इमाद उहीन २५ , २२५ , २३९ 
भायोकी यात्रा , यतूताकी २६५ - का पध , सम्राटके धोखेमें । 
भासारस्पनादीद ६५ - कौशक . 

१६ . २३ , ७ 


१९ 


इनरतूतांकी मारतयात्रा 


३०० 


इमाम मजददीन जुबैरी , पया 

११ . -- को पराजय १९५ - की 
नाका प्रसिद्ध विहान २६० ,२९४ भर कैद में स्त्रीसे १९४ 
इमारत , दिल्लीकी ४३५१ साथियोंका वर १९८ - को 
इस्माइट , हनोरके 

क्षमादान २०० - पर मा 
ईदका जलूम १ . २ - कात्योहार , मण १९३५ 

मम्राटकी अनुपस्थितिमें २२२ 
३ -- का दरवार ३४ - की औरराव 

नमाज . . 
ईस इडिया कम्पनी १८ कीगिरि 
उ , ऊ 

कंदहार 
उनक, मम्राट 

२५५ कपिलाका घरा १०४ - को भव 
उनको विशेषता 

२९ . 

स्थिति १३ - के नरका 
उत्तमगांका तकाना, बतूताम २३६ भन्न १७४१ . ५ - राज 
उत्तराधिकार , मालामारके राज्योंका मारोंका धर्म - परिवतन " 

३१९२० कवेल दुर्ग 
स्वेदका वध 

९८ ककम - एक ताहकर पीनीपोत ३३ . 
उन, दानकर २५, २३ ,२४८ कचराद 

२९२ 
उचद 

७ ,२३ कार का वध 

कनरर्या सम्राट के गुरु 
अमात्रोंका निरीक्षण वन नाक २१९ 

४२, १८६, २१८ 
ऋण वसूल करानेका दंग २३८ - का भाक्रमण बिदरपर १८९ 

कनिंगहम , ऊचदफे सम्बध २२, 
न दल मुलक बनाका हाकिन -दिग-विजयको निषिक 
१९ . - - का छापा, सनास अम्र सम्पन्धमें ५ -८ - दीपाल 
भागर १९४५ - का पलायन पुरके मायग्य ९०1, - देव 
१९1 -- का विदाह १६८, ९४ , एके सम्बन्ध , १ 
२१ . - को फेद १९९ - की कनौर २२, २८0 - 1 
गिरफ्तारी १९९ - की दुदमा कमें, भारती 


शु 


अनुक्रमणिका 


३७७ 


कमर बद्दीन , अजउद्दीनका काफूर साकी की मृत्यु २६ , २७८ 
____ कोपाध्यक्ष २९५ कामरूके जादुगर 

३६५ 
कमालउहीन अबदुएला ५६, २६१ - के निवासी 

- के प्रति बतूताकी श्रद्धा ५७ कालीकट का व्यापारिक महत्व ३२९ 
कमालउद्दीन गजनवी१०२,111, २२५ काली नदी 
कमालउद्दीन मुहम्मद सदरे काली मिर्चका पौधा और 

जहाँ ५७, ६४,१०२ 
कमालपुरका विद्रोह 1७७ - की भव - कावी 

३०७ 
स्थिति १० - के काजीका वध काष्ठमवनका निर्माण , तुगल . 

१७४ - के खतीवका वध 100 के स्वागतार्थ ९९, १०० 
करीमउद्दीनका वध १७७ किशलखा, मुलतानका गवर्नर १३ 
करोंका उठाया जाना २१ ,१४८ - का वध १७७ - काविद्रोह ७६ 
कर्मचारियों की नियुक्ति , कुतुब - की पराजय १७७ 

मऊपरेके लिए २५३ कत्मादीन ऐबक ५८, ५९ 
कर्मचारी, राजमानके १०४ कुतुबउद्दीनका राज्यारोहण ८२, 
करबफारहकी आध्यात्मिक किर७७ का यंदी बनाया जाना ८१, 
- से भेंट, बतूताफी २७६ 

का वध ८९ - ९०, - की मुक्ति 
कवाम उद्दीन २६ - २८ , २२५ ,२५८ ८ ., - से अप्रसन्नता मलाउद्दी . 
~ का स्वागत , सम्राट् द्वारा १४६ 

नकी ०० 
~ के पुत्रों का विवाह १४६ कुतय उद्दीन स्तियारकी 
कशखा 

२० ममाधि 
कशहयका युद्ध 

कुतुबहीन हैदर गाजी २८२ 
कप्तीदा, सम्राट के लिए २३५ - ३, कुतुब -उल - मुल्क , सिन्धु देशका हा . 
काजी उल कुनातका पद २३४ - ५ किम २२८, २३० सेमेंट, पत . 
काजीका वध, कमार पुरके १७८ ताकी २५ -- के पुरका यध १६८ 
काजीखोका वध ८० - ९ . कुतुब मकबरा 11 - २,२५० 
फापूर 

- की मायदि २५० -२५२ 
काफूरका वध 

- को परस्था २५२ - ५४ 


१७८ 


३७८ 

इन्नरतूताकी भारतयाना 
कुतुब मीनार 

४९, ५० खतीबका वध , कमालपुरके १७८ 
कुरुना जाति 

९१ - २ खतीव हुमैन, हेलीका ३२४ 
कुरचन्द, हल्लाजोका मत्री १८३ खदीजाका विवाह , अब्दुल्ला 
कुवानका युद्ध ३५० - १ साथ 
कुशम , हिन्दु राजा २८३ खनसा नरेशको चुगेकी भेंट ३६८ 
- का भाक्रमण, रावडीपर २८४ ।। खरीफा अमीरुल मोमनीन ९ 
- का वध 

२८५ खानहीं 
कैकुवाद और नासिर दोनका खानालक , चीनको राजधानी ३१९ 

मिलाप ७१ का वध ७२ खान खानाको पराजय ९१ , ९४ 
कैखुसरोका पलायन ७० खानेशहीद, यस्यनका पुत्र ६८ 

- के विरुद्ध पद्यन्य ६९, ७० साल खींचने की विधि 
कैवानी, किरायेपर माल ढोने खास्सा-काजी 

वाले मजदुर ५४ . खिर सांका वध 
कैपर रूमी, अमीर 

०, ४ की इंद 
- को पराजय १४, १५ - को अन्धा करने की माज्ञा ८ ॥ 
फोका नगर ३०९ खिताये अपमान 

२८४ 
कोयल के काजीका वध १६६ - की दुर्दशा, देवगिरि दुर्गमें २९९ 
कोयल, सुरपान नरेश ३२५ – पर आश्मय , हिन्दुनरसी 
कोरनगर २१७ - ८ का 

२८४ - ५ 
कोलमको व्यवस्था १३८ बिरभते , ग्रीष्म और शिशिर 
कोहकराजोर हिमालय) १७८, २५७ की २०६, - स्नेको 
कोशक राल , सम्राट् बलाल विधि २०० 
महीनका प्रासाद १३ . - खुसरा सांका भाक्रमग, रापमह 

लपर 4 , ९ . - का सिंहा . 
सवायत की तबाही, मफानके 

सनारोहण ९ - का पप १९ 
कारण 

३०३ . - की गिरफ्तारी १९ - की 
सनीय इलावाका माणाध 

पराजय ९५ 
पिटने के कारण ६९ पयामा सहाफ , महामा १ 


अनुक्रमणिका 


३७९ 


स्वाजा जहाँकी दुरभिसन्धि , - का पतन गमन ३५३ - का 

परवेजको मारनेकी १२१ - २ मतरागमन ३५३ - का राज्या 
ख्वाजा जहाँके भांजेका प्रेम , रोहण ३४७ - का विवाह, ज . 

दासीके साथ २९६ - ७ लालुद्दीनको पुषीसे ३४७ - का 
" का वध २९७ - का पडयन्त्र श्राद्ध सस्कार ३५६ - - की 
161, २९६. की दासीकी 

मृत्यु ३४९ , ३५३ - के कैंपपर 
मात्महत्या २९७ – के साधियों छापा ३४९ - के पुत्र और माता 
का वध १८२ 

को मृत्यु ३५५ -- को भेंट , 
ख्वाजा सरमलक, मअवरका नौ 

बतूताकी ३५३ 
सेनापति 

३४८ गयासउद्दीन महम्मद अब्बासी १२९ 
स्वाजा सरूरकी उपाधि ३५७ - का क्रोध , सीरीमें बहरामके 
- - की नियुक्ति , मौके पदपर ३५७ वहरनेसे ॥३३ - का निवास दि . 

दल्ली में 1३1 - का मारत - प्रवेश 
गंगाका माहात्म्य 

४० १३० - का सम्मान १३० - २ 
गदहेकी सवारी 

२५८ - की कंजूसो १३५ - की पूर्व 
गयासहीनका राज्पारोहण छ स्थिति ३६ - की भेंट बजारसे 
मरण 

१३३, - के दूत सम्राट के पास 
( पलवन भी देखिए ) 

१२९, - के पुयकी आर्थिक 
गयासउद्दीन खुदावन्दजादह २२५ , स्थिति १३७, - को निमन्त्रण, 

२२८ - की नजरबन्दी २३९ भारत आनेका १३ . 
गयासउद्दीन दामगानीको मृत्यु २९३ गल्लेका निर्ख , अलाउहीन के 
गयासवहीन यहादुर भौंरा ३६२ समय में 
- का वध 

७२ - ३ गाजा शाह २५२ - का भाममण, 
- को क्षमादान 

दमिश्कपर २७९ - को पराजय , 
गयामउहीन,मभवर सम्राट ३४६ नासिर द्वारा २८० - के साथ 

फा भाममण,यल्लालदेवपर३५॥ मलिक नासिर का युद्ध 
- - का दुर्व्यवहार , हिन्दुओंके २७९ - ८० 
साय ३४९ - फा देवान्त ३५५, गालियोर - ग्वालियर देखिए 


३७८ 


इन्नबतूताको भारतयाना 


कुतुब मीनार 

४९, ५० पतीय का वध, कमालपुरके १७८ 
कुरुना जति ___ ९१ -२ पतीर हुपैन , हेलीका ३२४ 
कुलचन्द्र , हल्लाजोका मत्री १८३ मदीनाका विवाह , अब्दुल्ला 
कुरानका युद्ध 

३५ . - १ साथ 
कुशम, हिन्दू राना २८३ खनसा नरेशको चुकी भेट ३६० 

- का आक्रमण, रापढीपर २८४ तरीमा अमीरुल मोमनीन १ 
- का वध २८५ खानहीं 

१५ 
कैकुवाद और नासिर हीनका खानालक, चीन की राजधानी ३१९ 

मिलाप - का वध २ खान खानाको पराजय ९६, ९४ 
कैमरोका पलायन 

खानेशहीद, यसरनका पुत्र ६८ 
के विरुद्ध षड्यन्त्र ५९, ७० साल खींचने की विधि 
कैवानी, किरायेपर माल दोने মাদা 

२९४ 
बाल मजदुर ___ . . खिर सांका वध 
कैमर स्मी , अमीर 

1०1४ - की कैद 
- को पराजय १५, १५ को अन्या करने की भाज्ञा 
कोका नगर 

३. ९ खिताये अफगान २८१ 
कोयटक कानीका वध १६६ - की दुदशा, देवगिरि दुग २९९ 
कोयल, उरपत्तन -नरक ३२५ – पर आरमण , हिन्दुनरशों 
कोरनगर 

२९ - ८ 
कोलमकी व्यवस्था १३८ बिलमत , प्रीतम मौर शिशिर 
कोह करनील रहिमालय) 19८,२५५ की २०६, - रेनेकी 
कौशक रार , सम्राट डाल 

विधि २. . 
घदीनका प्रासाद १३ . - खुमरो खाका भाक्रमग, राजमह . 

लपर 6०, १० - का सिंहा . 
सवायत की तयाही, पानक मनारोहए ९ . - का पक्ष 
कारण 

- की गिरफ्तारी १५ - की 
बतीय दल चतयाका प्राणाम् 

पराजय १४ 
पिरने के कारण ११९ दवाया इसहाक मारमा ६ 


. 


अनुक्रमणिका 

३७९ 
स्वाना जहाँको दुरभिसन्धि , 

- का पत्तन गमन ३५३ - का 
परवेशको मानेकी १२१ - २ मतरागमन ३५३ - का राज्या 
खाना जहां भांजेका प्रेम , रोहण ३४७ - का विवाह , ज 

दासी साय २९६ - ७ लालुद्दीनकी पुत्रीस ३५७ . - फा 
" का वध २९७ - का पडयन्त्र श्राद्ध संस्कार ३५६ - ७ - की 
१८१ , २९६ - की दासीकी मृ यु ३४९ , ३५३ - के कैपपर 
मात्महत्या २९७ - के साथियों छापा ३४९ - के पुत्र और माता 
का वध १८२ 

की मृत्यु ३५५ - को भेट , 
एवाना सरमल क, मभवरका नौ 

यतताकी ३५३ 
सेनापति 

३५८ गयासउद्दीन महम्मद अध्यासी १२९ 
स्याजा सरूरकी उपाधि ३५७ - का प्रोध , सीरीमें बहरामके 
- - की नियुक्ति , मत्रीके पदपर ३५७ 

ठहरनेसे । ३३ - का निवास दि 

स्लीमें १३१ का भारत प्रवेश 
गगाका माहात्म्य 

१५ . - का सम्मान १३० - २ 
गदहेकी सवारी 

२५८ 

- - की कनसो १३५ - की पूर्व 
गयास हीनका राज्यारोहण व 

स्थिति ३६ -- की भेट व नीरसे 
मरण 

१३३, - के दुत सम्राट के पास 
( यलवन भी दसिए ) 

१२९, - के पुनकी आर्थिक 
गयासउद्दीन खुदावन्दजादह २२५ , 

स्थिति १३७, - को निमत्रण, 
२२८ -- की नजरबन्दी २३९ भारत मानेका १३० 
गयासउद्दीन दामगानीकी मृत्यु २९३ गालेका निरस, अलाउहीनके 
गयासहीन बहादुर मौरा ३६२ 

समयमै 

९६ 
- का वध 

१७२ - ३ गाजा शाह २५२ - का भाक्रमणा. 
- को क्षमादान 

दमिश्कपर २७९ - की पराजय , 
गयालउद्दीन, मभवर सम्राट ३४६ नासिर द्वारा २०० -- के साथ 

का माफमण, बल्लालदेवपर३५ ॥ 
- का दुर्व्यवहार , हिन्दुओं के २७९ -१० 
साथ ३४९ - का देहान्त ३५५, गालियोर - ग्वालियर देखिए 


४० 


मलिक नासिर का युद्ध 


२३४ 


१४० 


૨૮૪ 


२४ 


बार 


३८० 

इब्नबतूताकी मारतयात्रा 
गावन , हाजी __ . . चुगेकी कया, जराहीनके ३६९ 
- का वध १२९ -- को दान १२ . चौगानका सेल 

२६ 
मिज, काली नदीक सम्बन्ध २८० 
- ~ , उरफ्त्तनके सम्बन्ध में ३२४ - छोटी चिट्ठा, रकम दिलाने के 
-- , गहरीके सम्बन्धमें 10 निमित्त 
गुग्गुलमा वृक्ष 
गृह प्रवेश , वरका 

जक , एक तरहका चीनी पोत ३३ ॥ 
गैंडा 

५ , ६ नील 
गैडेका वध , बत्ता द्वारा २०० कात 
- क सम्बन्ध कोरथिन और 

जनिया 

२६४ 

जदिया नगरका मस्मीकरण ०९ 
गोरी, सम्राट ५८ -- का अधिकार , जनानी नगर 
___ ग्वालियर दुर्ग पर ८६ जमालउद्दीन गन्नाती २९० 
गोवधानपैध सुपरो द्वारा ९१ जमारतुदीन , मनो ३५९ 
ग्वालियर दुग ८५ - ६, २८६ जमारउद्दान , रनियाका प्रिय 
" का घेरा 

दास 
ग्वारियर नगर 

८६ जमालउद्दीन , इनोर नरश ३ . . 

३१४, ३३९ , ३५६ , ३५ . -- का 
चगेन को 

" , ६५ भारमण, सन्दापुर पर ३४१ - २ 
चदेरी 

- की धमनिया ३१४ - ५ . 
-~ को समृद्धि 

२९३ - ४ की मोजन विधि ३०५ -- की 
चारपाइयां, भारतकी २६ यशमूपा ३१६ - पर आक्रमण, 
धीन नरशमा भेट, मम्राटक 

सदापुरनरप का ३५३ 
लिए २१३ उपचद 

२८ ॥ 
चीन निवासी 

३३२ - ३ जर मान पोतोंक सम्पति ॥ 
धान यात्रा, यतता आदिकी २६५ पसारावीनका विदार, 
- स्थगित करने की प्रायना २१८ मातम , सया परामय 1 . 
मी पाव 

२३ . - १ अगष्टाहीन भयो 


सामना 


૨૮ 


अनुक्रमणिका 


३८१ 


जलाशेन महसनका विद्रोह जामे मस्जिद, कोलमको ३३७ - दा 

160, ३४७ का बध ३४७ फत्तनकी ३२६ - ३२७ --दिल्ली 
जलालादीन फेजी, अचहका 

को ५८ - फंदरीनाकी ३० / 
हाकिम २१ , २०२, २३५ 

९; - पाकनोरको ३२१ - संदा 
जलालउददीन तबरेजी ३६५ - ८ पुरकी ३ - हेलीकी ३२५ 
- - का चमत्कार 

३६९ जामेवरिया १३, १४ 
की भविष्यवाणी ३६६ - २ जालनसी, कन्दहार नरेश ३०७ 
--- की मृत्यु 

३६६ - का बतांत्र, यतताके साथ ३०८ 
- द्वारा चुगेकी भेंट २६७ जियाउददीन २६, २१३, २२५ 
जलालउददीन फोरोज़का 

का निर्वाचन १५ - को नियुक्ति 
विद्रोह 

मीरदादके पद पर २३९ - को 
- का राज्यारोहण 

दंद, दाटी नोचनेका ५५ 
- का वध 

७ . जुदाको कथा 
जलाल , काजो , का विद्रोह १२५, रफत्तन 

३२४ - ५ 
२०४- ५ , २१०, ३०१, ३०६ जूनही ६३ - - का पलायन, दिल्ली 
- की पराजय २०८ - ९, २९९ से ९ , ९४ -- का विदोह , 
- की विजय, शाही सेनापर २०६ पितासे ९७-- का राज्यारोहण 
जलाली 

२६८ १०१ - को योजना , पितृवध 
- के हिन्दुओंका विद्रोह २६८ की ९९ , १० . ( मुहम्मद 
जरल वीरसैनिक 

सुगरक और सम्राट् भी 
जलम, ईदका ११ - १२ 

देखिए ) 
- यानारी समाप्तिपर १६ जेतल 
जहार ( भार ) 

२९५ जैनरहदीन मुवारक , ग्वालियर 
जहांपनाह 

१५ का काजी 
जहाजों की पराजय, बतूताद्वारा ३५८ जो , एक तरहका चीनी पोत ३३१ 
जहीरबददीन ४३, २६५, ३३३ जोन नदी 
जामाताको प्राणदंब, कोलम जोरावरसिंह, रावड़ीका सस्था 
नरेश द्वारा ३३८ - ९ 

२८५ 


२०० 


पक 


३८२ इनरतूताको भारतयाना 
जौहर, कपिराको महिलाओं तरीदा, एक तरह की नौका ॥ 
१७४- ५ तलपत भवन 

२२३ 

ताज उदोनका व्यापार सीलोन 
टक 

आदिसे २९ . - की नियुक्ति , 
- स्याह, श्वेत , तथा रक २ खम्बायतके हाकिमके पद 
रामस 

पर २०९ - - की पराजय २१ . 
- गारक सम्बन्ध ३६२ के साथ युद्ध , मुकाबलका २१० 

तान उल भारफीन २६ - का देहा 
उहा 

न्त , कैदमे १६६, २६८ - की 
ठीकेदारकी हत्या , दौलता कैद २६८ - की गिरफ्तारी 
घदके 

१६६ - के पुत्र का वध १६६ 

तानपुराकी यात्रा , यत् ताकी २०० 
डाकका प्रबन्ध 

२०३ तातारियोंके भाक्रमण 
ढाकुओंसे भेंट, बतूताकी ३४० तारना 

१९, २० 
डायन और योगी २८८ तिरवरी, कोळम नरश 
दायोंकी परीक्षा २९० - की न्यायव्यवस्था ३३० 
टेरे, सम्राट तथा अमीरोंके २४० तिलपतकी यात्रा, बतूताकी २६५ 
डोम भ्राता , वतताके भनु तीजा की रस्म मुसलमानॉमें १२८ 
यायी 

२९५, २५६ , बतूताकी पुत्रीकी मृत्युपर २१९ 
डोले , भारसके 

तुगरक कुल्ना, और खाने खानाका 

युद्ध ९१ , - का भारभिक वृ 
तबकाते बकरी 

१२ सान्त ९२, - का देवा त . . . 
तबकाते नासिरी ५ . , ६५ - का विद्रोह ९५, - का पठ् 
तरमशीरी ढलहरका सम्राट 

यत्र, खुसरोके विरुद्ध १३, 

२४३, २९३ का सिंहासनारोहण ९५, - की 
तरपी, बीन - सम्राटका इत 

मृत्युकी अफवाह ९० , की 

विजय ९४ 
तरावतीका प्रथम यन्द्र ५८ तुगलकाबाद ४५, ५५, ०1 


२२ . 


तुगल 


२६५, ३३९ 


अनुक्रमणिका 


३८३ 


तुगरकावादका प्रासाद १०१ डाक - अधिकारी 
सुरवायादको गानेवाली 

दहफत्तन 

३२५ 
वेश्याएँ ५३, ३ . ० - 1 - के नरेशका धर्मपरिवर्तन 
तुहमतुल अकराम 

३२६ - . 
तूगानका वध 

१६८ दाउद, ऐन उल मुल्कका हाजिर १९५ 
- के भ्रासाओं का वध १६८ दानकर 

२३५,२४८ 
सोरा , हासीका संस्थापक ४२ दारउल ममन - माप्रय - भरन ६५ 
प्रम्बक , खम्बायतका शासक ३० ॥ दारेसरा, दिल्लीका राजप्रासाद१०३ 


दावह 


दास 


यानाके सन्यन्ध अयुल फिदा 

दासियोंका विझर २२१ - २ 
और अबूरिहा 

१५ दासीका उपहार, यत्ताको ३५२ 
थाल भेजने की प्रथा, पड़ों दासीको प्राणरक्षा, एक व्या 
___ के घर २५५, २५५ पारीकी 

दिरहम 
दंकोल, कोकाका राजा ३१० दिल्ली ४३ - ४७ -- का उजाड़ होना 
दमिश्कपर भाममण, गाजका २७९ १७० - १ - का पुनः चपाया 
दर , भनकी,मिसमिन समयों में ५२ जाना 101 - का प्राचीर ४४ , 
दरस्ते शहादत , दहफत्तनका 

४६- ७ - की इमारते ४३ - ५ ॥ 

३२६ - ३ ~ को खाली करनेकी भाज्ञा 
दरवार, सम्राटका १०६ 

१७१ - में रह जानेका दंद, 
- मेंदरबारियाका क्रम १०६. ७ 

बंधे और लूलेको 
दरयारियोंका क्रम, ईदके जलू . 

दिल्ली - प्रवेश , यतूताका ४३ 

११ - २ दिल्ली - पानाकी तैयारी, बत. 
- दरवारमें 

१०६ - ७ ताकी 
दवादवी, मृत्योंकी एक श्रेणी २४१ दिल्लीवाल सिका 
दस्युओंके साथ कठोरता, कोल• दिल्ली -विजयको तिथि पर 
मनरेशकी 

" के सम्बन्धमें 
दहकाने - समरकन्दी , प्रधान 


समें 


कनिंगहम 


३८४ 

इब्नबतूताको भारतयात्रा 
दीनारकी भेंट , यतताको ३३ नमाज़की सस्ती, सुग़लक्के 
दीपार पुरकी अवस्थिति ९१ - २ समय में 

इस 
दीगनखानेकी सजावट, ईदके नर-मांपका आहार २१ 
अवसरपर 

३ . नसरतसा तुकका विद्रोह १९८ - ९ 
दुर्भिक्ष १५०,१८१,१२०,२०,२१॥ -- की प्रार्थना , क्षमाझे लिए १८९ 

२८९ , २९० - की भयंकरता २१___ - - को क्षमादान 
. - के समय सम्राट का प्रबन्ध नसरल्लाका वध १९७- ९८ 
१५०, १५१, १५९ 

नहावन्दी, यन्त्रया देनेवाला १६१ 
देवगिरिका घेरा 

२०९ नाखुदा इलियासका आश्रय 
देवगिरि दुर्ग 

प्रहण , खम्बायतमें ३०४ 
देवगिरि पर भाक्रमण 

- का वध 
देवल देवी 

८४ नावाका परस्पर भिवादन ३७० 
देवल बंदर 

१८,१९ नासिरहीन ( अनमश- पुत्र ) 
दोलतशाह , मलिक २४३, २४५ 

का राज्यारोहण ६३, ६४ 
की मृत्यु 

१०४ - - का वध 
दौलताबाद २९८ - ३०० नासिरबदोन मोहरो २५० 

- का बसाया जाना १७ . नासिरहदीन ख्यारजमी , २२५ 
~ के विभाग 

२९८ नासिरउदोन, प्रसिद्ध विद्वान् , 
दुपद 

१९३ उज्जैनका २९७- - का वध २९८ 

नासिरउद्दीन ( बलवन-पुत्र) ६९, ३६२ 
धर्मपरिवर्तन, कम्पिलाके राज. - को मृत्यु 

कुमारोंका १७४ - दहफत्तन की यात्रा, पुषके विरुद्ध . . 
नरेशका २३६ - तमकी नामक तथा कैवादका मिलाप ॥ 
दासीका ३४२ 

नासिराद्दीन बिन मलिक मलकी 
घार २९५ पराजय 

२९९ 

मासिरमद्दीन , मभवर - सम्राट् ३५३ 
नग्मउहीन जिलानी ३ . ४ - का अभिषेक 

३५७ 
नदरवार 

२०१ - २ -- का पलायन , दिल्ली से ३५६ 


अनुक्रमणिका 


३८५ 


- के फुपरे भाइयोंका बघ ३५० पालन दरवाजा 

२ . ६ 
नासिरदोन वाइजका भापण १२५ पीरपायोकी दरगाह 
-- को दान 

१२६ पोतका जलमग्न होना , यत . 
नासिर दोन , सम्राट्का मुसा• 

ताके 

३४५ - ६ 
हिय 

४३, २५३ - का नाश, फन्दरीना जाने. 
नासिर, काजी, का परायन , 

चाले 
सम्राट् के भयसे ३०६ -- का प्रस्थान, यतताके ३३५ 
निजामउद्दीन चन्देरीका अमीर २०३ पोत , चीन देशके ३३० - 1 

-- पर आरमण, पठानोंका २०० भारतीय 
निजामनवदीन , बदाउनी ___ ९४ - १ पोत निर्माण, चीनदेशमें ३३१ - २ 
नील नदी 

१, ३७० पोतपर आममण, यतताके ३५८ 
नररहदीन करानी ५४ पोतयात्राका प्रबन्ध , यतता 
नूरउद्दीन, हनोरका काजी ३१५ द्वारा 

३३३ - ४ 
नौशेरवा सम्राट 

२२० पोतारोहणका समय, काली 
न्याय दरवार 5४९ 

३३४ 
न्यायव्यवस्था , कोरमकी ३३४ पोतोंकी सम्पत्ति , जलमग्न । 

३३५ 
प्यासवाडी 

३६५ 
पठानोंका विद्रोह , दौरसा प्राचीर, दिल्ली नगरका 
__ _ यादके 

प्राणत्याग, नदियों में डुरकर १० 
पत्तन बदर 

प्राणदह , तलवार छीननेके कारण 
पदार्थोका भाव, बंगालमें ३६० ३३९ - नारियलकी चोरीके लिए 
परवेजका भायोजन, सम्राट्की ३१८ - ९ - - फल ठानेके कारण 
भेटके लिए 

१२ . 
- का वध १२२ प्रार्थनाको व्यवस्था 

१४९ 
पाइयवश ३४४, ३५३ प्रेमियाँकी समाधि 

२९७ 
पायनिवास , सागरके 
- मालाचारके 

३७ फदरीना 
पालमकी यात्रा, बतूताकी 

३२८ 
५३ फरवरउद्दीन ३६२का भाक्रमण , 


२०६ - ७ 


३०२, 


२५ 


२८६ 


इटनयतूताको भारतयाना 
अलीशाहपर ३६४ - - के पुत्रका फोरो । तुगलकका आक्रमण , 
वध ३६४ - पर आमा भली. सिन्धपर 
साहका ३६५ 

फीरोन पापशानी , पत्नौजका 
फवादीन समान , भारी 

हाकिम 

२८१ 
फरका काजी ३० पीरोमशाह, हाजियोंका सरदार 
पतहउल्ला , सैफउलादीनका 

फीरोगा भरपरन्दाका विधाह 
नायब १३९ , ४२, १४३ 

१३९ - ४० 
फतूहाते पीरोगशाही , करोंके फीरोजाबादकी स्थिति ५६ 

__ सम्बन्धमे १४८ 
- दारटल अमन के सम्बन्ध ६५ चंगारमें पदार्थीको सस्ती ३५९ 
परिश्ता १९, ७३ - खुसरोखाक घगार के वजीरकी अभ्यर्थना ११ 

सम्बन्धम ८८ - दुर्भिक्षके सन• बतूता 
यके सम्बन्धमै १५० -१ - नद का आक्रमण लालरीके हिन्दुओं 
स्वारके सम्बधर्म ३०१ -- पर २६८ का भागमन केपमें 
बंगाल के सम्बन्ध ३६२ २७८ तथा कसोजमें २८० - का 
चहारदीन के सम्बन्धमें १५५ धातिथ्य , रानमाताकी भोरसे , 
- - मुहम्मद तुगलकके सम्ध २१४- ६, सम्राट की ओरसे 
ग्धमें १०२, १२० --रतलके २१७, हनौर सम्राटकी ओरसे 
सम्ब धर्मे ३६० - साथु सतोसे ३४० - का उपहार , गयास 

सेवा लेने के सम्बन्ध , १५५ उददीनके लिए ३५३ - का 
फरीद उद्दीन, सम्राट के 

एकाकी पलायन २७२ - का गृह 
३६ - ७ 

निर्माण २५२ - का छुटकारा, 
फल, भारतवषके 

३० - ३ 

हिन्दुभीकी बदसे २७१ - का 
फसीह उद्धदीन 

तट पर छूट जाना ३३५ - का 
- के साथ यात्रा, बतूताको १६ - १ दिली निवास २४४ - का दो 
फाकनोर 

३२ ॥ त्य २६५ - का पडाव , प्रजपुरा 
फालकिया , ज्योतिषविद्यालय २२५ में २७९ -- का परामर्श, दिली 
फाहियान, कयौन सम्बन्ध २८ ॥ लौटने के सर्वधर्म हसनसे ३५० 


गुरु 


अनुक्रमणिका 


૨૮૭ 


यतूता ( क्रमागत ) 

यतूता ( फमागत ) 
- का पलायन , हिन्दुओंके - को भम्पर्थना सन्नाट द्वारा 
सामनेसे २६९ - फा गस २६३ , जालनसी द्वारा ३ . ७ 
बुझाना , मोजेसे पानी खींच 

की उपस्थिति, राजदरवारमें 
फर २०५ -- का प्रबन्ध , कुतुर २१७ - की कठिनाइयां , मक 
मकररेके संबंध , २१- २ घरेके प्रयन्धमें २५०, २५५ 
का प्रवेश , फाकनोरमें ३२२, की गिरफ्तारी , एक दल द्वारा 
मंजौर में ३२३, तथा राज दरयार २७० - की जामातलाशी , दि . 
में२१२- २ - का प्रस्थान , चीन. न्दुओं द्वारा २७५ - की दासीका 
के लिए २६५, मालद्वीपके लिए देहान्त , ३४३, ३५४ - की 
३५७,--- का बन्दी बनाया जाना 

नियुकि , काजीके पदपर २३१ 
२७० - का पुलावा, सम्राटकी २३५, मकररके मुतवलीके 
मोरसे २६२, तया मअवर सम्राट पदपर २४९ - को पराजय ३५८ 
की ओरसे ३४६ - का मारतीय - की पुत्रीका देहान्त भौर 
नाम २२४ - का रानियापन , तीजा २१८, २०९ - की 
एक खेतमें २७२ - ३, गुंबदमें प्रशंसा , मकबरेफे प्रयन्धसे 
२७३ , वीरानगांवमें २७४ - का २५४ - की प्रार्थना, ऋण चुका . 
टूटा साना २६३ , ३५८ -- का 

नेके लिए २३०, २५२ - ३ को 
विधाम , पालममें ४३ - का बेहोशी, योगियोंके चमत्कार. 
पैराग्य २६ - का प्रतधारण से २९ - की भेट, वाम 
२६ - २ - का सत्कार , जलाल . 

उददीनसे २६, कुतुबउल मुल्कसे 
उदुदीन द्वारा ३६७, फाकनोर 

. २५, महात्मा क्ल्य फारहसे 
नरेश द्वारा ३२२ - का स्वागत , 

२ . ५; योगीसे ३01, वियुक्त 
कालीकट में ३३०, गयास. 

दालोंसे ३४३ , तथा सम्राटसे 
उददीन द्वारा ३४७, जालनसी 

२२४; - की मित्रता, जलाल . 
द्वारा ३०७ - को अनिच्छा , 

उददीनके साथ २ - की 
नौकरीसे २६२ - की भम्य 

मुक्ति , पहरेसे २६१, २७१ - २ 
र्थना , मसऊदाबादमें १२ 

- की याना, भजोधन की 


अनुक्रमणिका 

३८९ 
यत्ता ( क्रमागत ) 

यदरवीन फरसाल 

२६ 
- को आदेश , ऋण न यदरउद्दीन, मंजीरका काली ३२३ 
ऐनेका २५ / - तथा राजधानी पदरदुदीन, नासिरमनदीनका 
में रहनेका २५९ – को पुगे मंत्री 
की भेंट, जलालीन द्वारा पदरेचाच , हुज़ार सतनके स . 
३६७ - को दान , सन्नाटा म्यग्धमें 
की भोरसे १२२ ,२२ , २२७, बदाउनी ३ - खिजारपके सम्बन्ध 
२३४, २५१ - को दायत, मक ८३- ४ - दुर्भिक्षके सम्बन्ध 
यर की ओर से ३०५ - ६ - को १५२ , १८९ - दौरतावादके 
दिल्ली लौटनेका भादेश २४४ सम्बन्धमें १७० - वहाउददी . 

- को भेंट, योगी द्वारा दीना नके सम्बन्धौ १७५ - यधके 
रको ३३ ,३३ - द्वारा भदा सम्बन्धमें 
यगी, भमानतकी रकमकी २५१ ययानाका पतन २६५ - ६ 
- द्वारा क्षुधाकी निवृत्ति , सर - यरनी, खुपरी सके सम्बन्धमें ८८ 
सोंके पत्तोस २७३ - द्वाराचुगेकी - बहाउदीनके सम्बन्धमें १७५ 
भेंट, खानसा- नरेशको ३६८ - ९ वरवरहका भाश्रयदान , होश . 

द्वारा यधका निपेध , एक का . गको 
फिरके २८६ - पर भाक्रमण , बरीद 
हिन्दुओका ३५, २६९, ३५८ - बरौन 
पर तकाजा , उतमणीका २३६ - बलवनकी भारमिक अवस्था ६६ - ८ 
पर दया , वधिककी २७१ -- पर - की पदोन्नति ६८ -- की 
पहरा २६० - पर महामारीका मृत्यु ६९ ( गयासउददीन मी 
आक्रमण ३५७ - पर सकार, देखिए ) 
साथ छुटने के कारण ४६९ - ४७८ बलोजरा 

२०४ 
पदर , आलापुरका हाकिम २८५ घल्लालदेव ३५०--- का भाक्रमण , 
- की धीरता 

मभवरपर ३५० - की पराजय 
की हत्या 

२८५ - ६ तथा वध ३५२ - पर भाक्रमण 
- के पुत्र और जामाताकी हत्या २८६ गयास उददीनका ३५॥ 


१८५ 


२८७ 


१३ 


घरठाल सेन 

३६३ सुरहान उददीनका मठ, चीन 
यस्तियां , मारागारकी ३८ का 

३६९ 
वह नादका वध 

२०४ बुरहान उददीन , शेख 
पहराइच १९९ चरम द्वीप 

३०८९ 
वहराम , गनीका शासन १३६ प्राह्मणांका भादर , बुदपत्तनमे ३२८ 
पहलोल लोदी 
बहलोली सिका 

३ मकर 
यहादुर, मरिक्का वध ३५७ भविष्यवाणी, नासिर उददीनके । 
यहादुर शाहका लाधिकार , सम्बन्धम 
बानेन पर 

२९७ भारतमें भार-बहन , २५८ 
बाँसके बन 

२२२ मारतवपके अनाज ३३ ४ - के 
यावर 
- गडेके सम्बन्धमें ६ मटका व्यवसाय ,५ - की 
- तौलोंके सवधर्म 

आवश्यकता, सम्राटसे 
बायजीदी, मनीपुरका हाकिम १३९ मिलनेके लिए १०५ - को 
बारगाह 

१३, १५ वातुएँ, सनाटके लिए 
विजनौर 

२५५ १०५६, १०९१४ 
बिदरकोट १८५ - का घरा १८९ , देनेकी विधि १०८९ 

२०१ - पर अधिकार , अ भोजन , राजप्रासादका 
लीशाहका २१ 

- विशेष 

110 
बिलादुरी २३ -- , साधारण 

१८२० 
बुदपत्तन 

३२७८ मोजन-विधि २७, २५, १८ 
... की मस्जिदक प्रति हिन्दु - ममबरको 

ओंका आदर ३२८ - हनोर नरेशकी ३१५ - ६ 
पुरहान रद्दीन २६ भोज , राजा 

२९५ 
, धर्मोपदेशकका दान १२८ मोज , बलीमाके वादका २५४ 
- -- को निमन्त्रण, भारत माने भोज्य पदार्थ, साधारण भोपन 
का १२८ के 

११९ - २० 


अनुक्रमणिका 

३९१ 

मलिकाल हुकमाका विद्रोह ३०४ 
मंजौरका व्यापारिक महत्व ३२२ मलिक कयूला 
मअवरपर अधिकार, काफूरका ३४४ मलिक काफूर महरदार ७९ ,. 

" पर भाक्रमण, यलालदेवका ३५० ९ ७, ३५३ - - का वध 
मासूमी तवारीप 

२३ मलिकज़ादह तिरमिजी 
मकरल तिलंगी, सम्पायतका मलिक जादा 
शासक 

३०४ - ५ मलिक दौलतशाह २५३,२४५ 
, की दायत , यतताको ३०५-६ मलिक नकर १७८ , १७९ 
मखमे जहाँ, सम्राटकी माता मलिक नसरत हाजिय 

२६, ४२ , २०३ - की भोर मलिक नासिरका युद्ध , गाजाँ 
से आतिथ्य , चतताका 

के साथ 

२७९ - ८० 
२१३, २१४ - की भोरसे मलिक यूसुफ बुगरा १५४ 

बतूताकी स्त्रीका २२० मलिक शाह, सन्नाट्का दास १९१ 
मजदूर,किरायेके २५०.१,३९ मलिक नासिर , मिश्रका विजेता 
मन्द बदीनको दान 

२४४ 
मतरा ( मदुरा ), ३५३ - ५ मलिक मुजीरका वध २६६ - की 
मदिरापान 

३०२ फरता २६६ 
" का दई 

२५०, ३०२ मशकाल , कालीक्टका प्रसिद्ध 
ममकी , बतूताकी दासी ३४२ धनवान् 
मरह नामक नगर २८२ मसऊदका वध 
मरहठा स्त्रियाँ , दौलताबादकी २९९ मसऊदाबादकी यात्रा, बतूता । 
मरहटे, नदरवारके ३० , की 
मरहटोका खाद्य पदार्थ, नदर- मसऊदी 

वारके ३ . १ .२ - का विवाह मसालिकउल भवसार ३, ११ , ४६ 
: संबध , नदरवारके ३ . २ अमीरोंकी श्रेणीके सम्बन्धमें 
मलिक भलफी - मलिक काफूर देखिए १० -- तोलोंके सम्बन्ध १५० 
मलिकउलनुदा 

२२४ -- दरबारके सम्बन्धमें 10 
मलिकालतुजार 

• ३०९ 

- दासियों के सम्बन्धमें २२ ॥ 


२३ 


३९२ 


२८१ 


द्वारा 


२ . . 


इन्जयतूताको भारतवाना 
मसालिक र भरमार ( फमागत ) मीरदादका पद २२९ - २३० 

तर के सम्बन्ध ३६ . मुजरदीन, रनिया माई , 
- मदरेनहाँ सम्पन्ध में २२५ का वध 
- पाटको भाग्मेट यानाके मुअम्मरदीन कैम्याद ३११ - का 
सम्बन्धमे २४ . - सिक राज्यारोह . . का मिगप , 
सम्बन्ध 

पितासे १ - का वध - 
मसूदखाका वध 

का मुशासन ०२ 
- की माताका मगसार १५४ मुनादीन 
मस्जिदका सम्मान, हिन्दुओं मुकपिल 

२०४ - ५ 
३२८ - का युद्ध, ताजपुदीन के 
मरिच , इन्नदीनारसी ३२५, ३२७ साय 
महमूदका देहान्त ९९. . . . - को पराजय 

२०६ 
महामात, कामरके सरंध, ३६५ मुगीसदुद्दीनका निवांसन १४५ 
महामारीका आम्मण, वतूना पर मुनाफर, ययानाका हाकिम २६६ 

३५ - मतराम ३५४- ५ - मुद्राओंको वर्षा, सम्राट् के राज 
शाही सेनामें १८४, २५९ 

घानी प्रदेश पर २२६ 
मार्कोपालो, करना जातिक मुस्ती, वधानाके निर्णायक १६२ 
संबंध 

९ . मुबारक, समीर २६,२२६ 
- , मवरके सम्बन्ध | मुबारकम्बा, सत्राट्का माई १४८ 
मारद्वीप पर कामग 

मुबारक्याइ २६, २२६ 
मालव जाति 

२८३ मुल्तान 
मालाबार ३६- ३ - की आदादी मुल्कउल हुकमा 

२ . ५ 
३८ को शापनध्यवस्था ३८ मुसलमान यात्री, मालाबारमें ३० 
-- के नरंश ३०९ 

मुसलमानों और हिन्दु मोका पारर 
माइकका प्रयत्न ,खिरसांके रिक सम्बन्ध २२२,३०, ३२३ 
लिए 

का ममार, बुदपत्तनमें ३२९ 
मीनार , अल्तमशकी ४९, ५० - का प्राधान्य , मनोरम १२३ 
- , कुतुबन्दीनको ५० - का सम्मान, कोलममें ३३८ 


अनुक्रमणिका 


३९३ 


द्वारा 


तथा मालागारमें २९ - मौलपियोंका वध , सिन्यु 

से भेदभाव, हिन्दुओका ३७ निवासी १६० - २ 
मुस्तनसरिया, बगदाद की एक - को यन्त्रगा, नहाबन्दी 
पाठशाला 

१३६ 
मुहम्मद सरियाँ २७९ - ८० 
मुहम्मद गोरी 

२८१ यहूदी लोग , कंजीगिरिके 
मुहम्मद तुग़लककाथाचरण १०२ -३ यात्राका प्रबंध. मालाबारमें ३१८ 
- कावतांव ,विदेशियों के प्रति की तिथियाँ 

२६५ 
४ - की कठोरता १५३ - की की सुविधा 

८२- ३ 
क्षमाप्रार्थना , गयासउददीनसे यात्रियोंका इवना 

२०० 
१३४ - की दानशीलता १२० योगियोंका अद्भुतकार्य २८८- ९१ , 
- की न्यायप्रियता १४६- ७ ३ . ९ . २ - का २९३ 
- की राज्यसीमा २ - के -- का सत्कार , सम्राट द्वारा 
सिक्के १ , १२ - पर दोपारोप २८८ - के प्रथम दर्शन, 
१४६ -७ ( सम्राट और जून बतूताको 

२९३ 
हखों भी देखिए ) 

योगी और डायन २८०, २९२ 
मुहम्मद दौरी, ईराकका व्यापारी ५ योगी, मंजौरका 

૨૮૮ 
मुहम्मद नागौरी , हनोरके ३३ 
मुहम्मद बगदादी, शेख ९ रक टेक 
महम्मद बिन नजीव १८३ रजव वरकई 
मुहम्मद बिन बैरम , बरौनका . रजिया 

६२- ४ 
हाकिम 

२८७ रतल , भारतीय २१७ - १८,३६० 
मुहम्मद मसमूदी बगालके रख , सैवस्तानका हाकिम १०१ . 
सम्बन्ध 

३६ . राजकन्याभोंका नृत्य तथा 
मुहम्मद शाह बन्दर 

वितरण 

१५-१६ 
मृतककी सम्पति , सूडान तथा राजदरबारमें बतूताकी उप. 
गुरफत्तनमें ३२५ स्थिति 

રરર 
मौरी 

२८२ राजदूत, चीन सम्राट्का ३९३ 


૨૮૨ 


२८१ 


मुकविल 


३९२ 

इब्नबतूताफो भारवयाना 
मसालिक उर भवसार ( फ्रमागत ) मीरदादका पद २२९ - २३० 

-- रतलके सम्बन्धमें ३६ . मुभजउददीन , रनियाके भाई, 
- सदरेजहां के सम्बन्ध में २२५ का वध 
- सम्राट्की भापट यानाके मुभाजउददीन कैपाद ३६२ - का 
सम्बन्धमें २४० -सिके राज्यारोहण ७० - का मिलाप, 
सम्बन्ध 

पितासे 1 - का वध ७२ 
मसूदखाका वध 

का सुशासन ७२ 
-- की माताका सगसार १५४ मुईनउददीन 
मस्जिदका सम्मान , हिन्दुओं 

२०४- ५ 
द्वारा 

३२८ - का युद्ध, ताजउद्दीन के 
मस्जिदें , इनदीनारको ३२५ , ३२७ साथ 
महमुदका देहान्त ९९ . १० . - को पराजय 

२०६ 
महाभारत , कामरुके सधौ ३६५ मुगीसउददीनका विसन १४५ 
महामारीका आक्रमण, पतता पर मुनफ्फर , घयानाका हाकिम २६६ 

३५७ - भतरामें ३५४ - ५ - मुद्राओंको वपा , सम्राटके रान 
शाही सेनामें १८४, २५९ 

धानी प्रवेश पर २२६ 
मार्कोपोलो, कुरना जातिके मुफ्ती, वधाज्ञाकेनिर्णायक १६२ 
संबंध 

९१ 

मुबारक , अमीर २६,२२६ 
- , मअवरके सम्बन्धम १८ . मुबारकखाँ, सनाटका माई १५८ 
मालद्वीप पर भाममण ३५८ मुवारकशाह २६, २२६ 
मालव जाति 

२८३ मुल्तान 
मारावार ३१६ - ७ - की भावादी मुल्कउल हुकमा 

३०८ - की शासनव्यवस्था ३ . ८ मुसलमान यात्री , मालावारमें ३१० 
-- के नरेश ३९ 

मुसलमानों और हिन्दुओका पारस 
माइकका प्रयत्न , सिजरखाँके रिक सम्बन्ध २२२,३७, ३२३ 

... का अभाव, बुदपत्तनमें ३२९ 
मीनार , अरतमशकी १९ , ५० - का प्राधान्य, मंजौर , ३२३ 
- कुतुबउददीनकी ५० का सम्मान , कोलममें ३३० 


लिए 


अनुक्रमणिका 


३९३ 


२०० 


तया मालायारमें ३९ - मौलवियोंका यप , सिन्यु 

से भेदभाव, हिन्दुओंका ३७ निवासी १६० -२ 
मुलनसरिया , यगदाद की एक - को यन्त्रगा, नहायन्दी 
पाठशाला 

द्वारा 

१६१ 
मुहम्मद रियो २७९ - ८० 
मुहम्मद गोरी 

२०१ यहूदी लोग , कंजीगिरिके ३३६ 
मुहम्मद तुगलकका माधरण १०२- ३ यानाका प्रबंध मालाचारमें ३१० 
- का याव ,विदेशियोंके प्रति - की तिथियों 

२६५ 
४ - की कठोरता १५३ - की - की सुविधा 

८२. ३ 
क्षमाप्रार्थना , गयासउदीनसे यात्रियोंका हुयना 
१३४ - की दानशीलता १२० यागियोंका भगुतकार्य २८८-९1 , 
-- की न्यायप्रियता १४६ - ७ ३१ . २ - का वेश २९३ 
- को राज्यसीमा २ - के - का सत्कार , सम्राट द्वारा 
सिक्के१, १२ - पर दोपारोप २८८ - के प्रथम दर्शन , 
१४६ - ७ ( सम्राट और जून . बतूताको 

२९३ 
हखाँ भी देखिए ) 

योगी और डायन २८०, २९२ 
मुहम्मद दौरी, ईराकका व्यापारी ५ योगी , मजीरका 

૨૮૮ 
मुहम्मद नागौरी, हनोरके ३१३ 
मुहम्मद बगदादी , शेख ९ रक्तरंक 

१२ 
मुहम्मद बिन नजीव १८३ रजव बरकई 

२८२ 
मुहम्मद बिन बैरम , बरौनका रजिया 

६२. ४ 
हाकिम 

२८७ 

रतल, भारतीय २१७ - १८,३६० 
मुहम्मद मससदी बगालके रत , सैवस्तानका हाकिम १० ,११ 
सम्बन्ध 

३६० राजकन्याओका नृत्य तथा 
मुहम्मद शाह बन्दर ३३७ 

वितरण 
मृतकको सम्पति , सूडान तथा राजदरबारमें बतताकी उप. 
जुरफत्तनमें ३२५ स्थिति 

२२७ 
मौरी 

२८२ राजदूत , चीन सम्राट्का 


४१ 


३२७ 


३९४ 

इटनरतूताको भारतयात्रा 
राजधानीका परिवर्तन 1 . 1 लमश - अरमा, देखिए 
रानभवनके द्वार १०३५ लाट, दिछीकी 
राजमातास मेंट, वनताको लाहरी 

१६, १८ 
खोकी 

२२०. १ लाहौर विनय 
राना , मालावारके ३१९ लिकाउस्सादैन 
रानाका पारस्परिक सम्बन्ध , लूला, फाकनारका नौ सेना 
मारावारके 

३७९ध्यक्ष 
राजाज्ञाकी तामीरी २४८९ 
राज्य - सीमा , मुहम्मद तुग वदना का क्रम इंदके दरवारमें 1१४ 

२ - सम्राटकी १०८९, ११४ 
रामदेव, मंत्रऔर नरश 

३२२ बदियोंकी गुफाएं, देवगिरि 
रावहीका घेरा २८४ दुगमें 

२९८ - ९९ 
-- पर अधिकार , गौरीका २८४ वकील, चीन पोतका 
रुजू बारमकी समाधि २३ वगलरनामह 
स्कूदीन शेख , मुलतानका ० ,१०० वजीरको अध्ययना, बंगालके १२३ 

- को जागीरका दान ७७ वतलीममा, कन्नौरके सब 
रम्हदीनका वध ६२ न्यौ 

२८ . 
- का सिंहामनारोहण ६ . वधस्थान , दिल्लीका ११ 
- को पराजय 

। वध और घरका मिलाप १४१- २ 
स्कूद्वदीन रैशी 

- की सवारी 

१४२ 
मददी , शैखटर शरयूखका वनार, सामरह नातिका सरदार 
ग नाना १२४ 

८, 1 , 1 , " 
- का सम्मान 

१२४ घन्य जन्तुओं का उपद्रव, वरी 
रंगमाही 

८, ९ नमें 

घर-वधुका मिलार ४१ - ४२ 

३६३ - की सवारी 
-- पर आक्रमण , मुनईम हो यरनगल पर भधिकार, शाही 
तथा शरगाहका 

सेनाका 


२८ . 


लखनौती 


अनुक्रमणिका 


३९५ 


माश्यग्रहण 
सम्बायतमें ३०१ 


से 


पलीमाका भोज १३९ , २५४ शम्मददुद्दीन को 
वहाउददीन गश्तास्प , कपिरा 

नरेशकी शरणमें १०३ - का - का वध 
इनकार, भक्तिकी शपथसे १०३ शम्प 

का वध १७६ - - का समर्पण 
१७५ - की दुर्दशा, रनवासमें 

१७६ - की पराजय १७५ 
यापिका -निर्माएकी चाल , 

हिन्दुओम 
पारंगल विजय 
वासुदेव , फाकनोरका राजा ३२ . शफचरमरक 
विक्रमादित 

२९७ 
विक्रयनिषेध, दवानापर ३२० शहर उरलाना 
विदेशियोंका सत्कार ४,१२० - १ का पश्य 

- के भागमनकी पूचना २ 
विधवा, हिन्दू 
विवाह, ईदके अवसरपर १६ 
वेश्या , तरवायादकी 
व्यापारी, कोरमके 

३३७ 
प्रजपुरा 


शम्पउद्दीन 
यदसशानी, मम 

रोहेका अमीर 
- ओर अजीज खम्मारका 

मगहा 
शारभके पालनमें पढ़ाई १०३,१४४ 
१ सरफ जहाँपर आरोप , दम 
९७ सहनदीनारका 


७ 


शव , वध किये गये मनुष्यों 
शहर उराका 
परसायन 


शहायउददीन 
, गाजरोनी 


, 


का पलायन 


१२२ 
की तैयारी, भटके लिए १३ ॥ 
की भेंट सम्राट्मे 
११२ 
की सम्पत्तिका 
विनाश 
१२३ 
को इनाम , समादकी 


शम्सउददीन भरतमशका भाष 


भोरसे 


को 


दिल्ली 
प्रदेशको 


সাদা 
६ . - 1 सहायउद्दीन मिती 


-- का राउधारोपण ५९ , १ . 
---- की न्यायायपस्था 
शम्सीन भन्दगानीको 

१२७ - का यघ 
पाम्मादीन इमाम 

२९५ सहायहरोन , शैमा 


शहायउददीन 
, पंगासनो 


२२ 


नरेश 
१९२ 


नत 


३३९ 


३६४ 


३९६ 

इटनरतूताको भारतयात्रा 
शहाबद्दीन शैख ( क्रमागत ) शैख अलादीन 

- का इनकार, सम्राटकी सेवा शैखजादह अस्फहानीकी गिर. 
से १५५ --- का घुलावा दर- फ्तारी 
वारमें १५७ का वध १५९ , - का पलायन, बन्दीगृहसे ३०५ 
२६० - २६ - का सम्मान १५६ शेख महम्मद नागोरी 
- की गुफा १५६ - को दड , शेस जादह नहाबन्दी 
दाढो नोचनेका १५५ को शेख फखर-उदीन 
यातनाएँ १५८ - ९ 

शेख महमद 

५४ 
शहाबुद्दीन , सम्राट , का बन्दी. शैख महम्मद बगदादी 
घनाया जाना ८२ का राज्या . शैदाका वध 

३६५ 
रोहण ८० -- का वध ८५ - की का विद्रोह फखर उद्धदी. 
राज्यच्युति ८२ 

नके विरुद्ध 
शादीखाँका अन्या किया जाना 1 - का समर्पण 
- का वध 

८५ शेफ दीनकी पोशाक १४० - ४ ॥ 
शाफई पथ 

३३ शैवानी, सैवस्तानका खतोत्र ९ 
शालियात नगर ३४३ श्वेत टक 

१२ 
शालियात वस्त्र 

३४३ 
शासनव्यवस्था, मालावारकी ३० पढ्यन्न, काफूर के विरुद्ध 
शाह अफगानका विद्रोह २०४ - कैससरोके विरुद्ध , ६९ - ७० 
शाही सेना की पराजय , जलाल - स्वॉजा जहां मांजेका १८ 

उददीनद्वारा २०६ को घर 
वादी, हिमालय में १७८ - ८०, संगसारका एंट 

१५ . 
२५३ - - में मरी १०९ - - में संजर नायय - का वध 

महामारी . ८४, २५१ सदापुर ३ . - की विजय २९८, 
शिशुपाल 

३०,३३, ३४२,३५५ - र 
शूरसन , ग्वालियर दुर्गा 

भाकमण . 
निर्माता 

८६ सभादत , भजनहदीनका सेना . 
शेरशाह 

नायक 


अनुक्रमणिका 


३९७ 


३२४ 


सईद, मकदशोका धर्म 

न भौर इसकी स्त्रीके प्रति २४९ 
| মা । 

- की भेट, चीन नरेशके लिए 
सती प्रथा 

३७ - ८ २६४ - को मृत्युकी अफवाह 
- के सम्बन्ध अबुल फाल ३० 

१८५ ,१८७ - ८ - की यात्रा, 
सती होनेकी विधि ३९ - ४० जलाल उद्दीनके विरुद्ध २०७ - ८ 
सदगावा 

३६ ॥ - की याना बहराइच की १९९ 
सदगावोंके सम्बन्धमें माइने 

- की यात्रा, मअवरकी १९६, 
भकवरी 

२४८ - को यात्रा, सिन्धु देश 
सदर उदीन कोहरानी ५५ - ६ की २६१ - की वंदना ५,१०८, 
सदर उद्दीन शैखको जागीर १७७ २१३, २१९ - की सवारी २४५ . 
सदरेजहाँका पद २२४ - ५ २ - - को गालियां, पत्रों में १७० 
सदी, सौ ग्रामोंका समूह २२१ - - को भेंट, ऊँट और हलुकी 
सब्ज महल 

११३ बतूता द्वारा २४५ - ७-- - को भेंट 
समाधियां, दिल्लीको ५३ - ४ चीननरेशकी २६३ - - से भेंट, ब 
समुद्रयाना, बतूताकी ३०० तूताकी २२४- - से सन्धि , पहा 
सम्राट का आदेश , चीन यात्रा सम्म ड़ियोंकी १८० ( जूनहखाँ और 

न्धी २७८ -- का गंगा -तट -गमन मुहम्मद तुग़लक भी देखिए) 
१८९ - - का गंगातट-वास , महा . सय्यद अहमद, सर ५७ 
मारीके कारण २६० -- का सय्यद इब्राहीमको बग़ावत १८६ 
दिल्ली आगमन २०० - का , का वध 

૧૮૮ 
पढाप , मार्गमें २४२ - का प्रबन्ध सय्यमा वंश 

१३ - ५ 
दुर्मिक्षके समय २११ -- का राज- सरजू नदी १९९ , २५६ - ७ 
धामी- प्रवेश २२६ -- का हमला, सरतेज, सिन्धु देशका अमीर २ 
ऐन-उलमुल्कपर १९२ - ३ -- की की विजय कैसर रूमीपर॥ ४ - १५ 
भारपेट याना २४० - २ - की सरशोई नामक वृत्ति १०२ 
भभ्यर्थना २८, २२३ - ५ - की सरसरी, बगदादका धर्मशास्त्री 
कृतज्ञता, विदेशियोंके प्रति 

३२४ -५ 
२१४ - ८ - की मक्ति , कुतुबद्दी. सरस्वतीकी याना, बतूताकी ॥ 


३९८ 

इनमतूताको भारतयाना 
सागरडिग्गी 

३६३ - के सूती वस्त्र 
सागर नगर ३०२ सुनो सम्प्रदाय 

२३२ 
साधुओं का सम्मान , फसरट मुल्तान गोरीकी पराजय ५८ 
इदीन द्वारा 

३७ . सुलतानपुर पर अधिकार गोरी 
-- से सेवा १५५ का 

२८४ 
सामरी, कालीकटमरेश ३२९, ३३३ सुरुमानका पलायन 
सामरीकी इमारत ३०५ - का तर्ताव , अलाउद्दीनके 
सालह मुहम्मद नैशापुरी ३५२ प्रति 

are 
सालहवली अलाह, मुह उरियां सुलैमान सफदी, मोरियाका । 
मिघ्रदेशीय २७९ पोताध्यक्ष 

३३३ 
सालार ममऊदकी समाधि १९९ , सूर्य-पूनाका भारंभ २३ 

२००, २६ . सूर्यमन्दिर, मुलतानमा २३ 
सिंघपर भाक्रमण 
सिंधु देश 

, आदि 
सिंधु नदी 

मूली, कोरमध्यापारी 
सिंधु प्रान्तका विद्रोह 100 - सेहरा 

१४१ 
सिकदर 

सैनिकासा वध 

१५४ 
का आक्रमण, भारतपर २३,२४ सपउददीन गद्दाका औद्धत्य १४ 
सिहा दिल्लीवाल 

11 - २ 

का दिदरी निवास १३ : 

फा निर्वापन ४५ -- का विवाह , 
- हरतगानी 

१३ सम्राटकी बहिनके साथ १३९ 
सिक्के, भारतके 

४ . की जागीरें ३को 
सिक्के, मुहम्मद तुगलको 11 - २ क्षमादान १४६ -कोट १४ 
सीरी 

५४ - को दान ३९ -- पर अमि 
सुवुल, इब्नबतूताका दास १९३ याग, हानियको पानेका 

सैर उल- मुतासरीन, पन्देरीके 
की मृत्यु 

सम्बन्ध 
३ . . यस्तान 


--, बहलोली 


२४८ 


२९४ 


सनार गांव 


अनुक्रमणिका 


३ 


स्वर्गद्वार 


सैवस्तानका घेरा , सरतेज द्वारा १५ हश्तगानी सिक्षा 

१२ 
सोमरह जाति ७, १४ - ५ हसनवजां , हेलीकी जामेमस्जि . 
त्रियों और दासियोंको युद्ध या• दुका कोपाध्यक्ष ३२४ 

नाम साथ रखनेका निषेध १९३ हसन शाहका विद्रोह २४८ 
स्त्रियोंका पहनावा, हनोरकी ३१४ हसन, हनोर- सम्राट्का पिता ३१० 
स्थल मार्गकी यात्रा, कोलमकी ३३६ हाँसीको यात्रा, यतताकी 
स्याह टंक १२ , की स्थापना 

४१ - २ 
१८९ हाजी गावन 

९ 

- का वध १२९ -- को दान १२८ 
हंटर, जुरफत्तनके संबंध ३२३ - ५ हाथियों द्वारा वधकार्य 100 1८२ 

- दहफतनके संबंध , ३२५ , हिंदपतकी अवस्थिति २२१ 
. - लाहरीके सम्बन्ध , १८ हिंदुओं और मुपलमानोंका । 
--- हेलीके सम्बन्धमें ३२३ 

पारस्परिक सम्बन्ध २२२, ३१७, 
हवन्दर , फाकनोरका आयात ३२३ --- का आक्रमण, यत ना 

३२२ पर ३५ -- का मुसलमानासे 
हजरत खिजर व हजरत इलि . भेदभाव ३ . ७ - के साथ 

यास नामक मस्जिद ३०९ कठोरता , मभवरनरेश की 
हजार सतून १०४, २१२ , २२९ ३४९, ५० 

नाम पड़नेका कारण १०६ हिन्दु व्यापारी, दौलताबादके २९९ 
हनाज बिन यसुफ 

७ हिमालय 

१७८, २५७ 
हनोर ३१२, ३१४ -- का खाद्यपदार्थ हिमालयके पर्वतीय राज्यपर 

३१६ - की स्त्रियाँका पहनाचा पढ़ाई 
३१४ - - पर अधिकार, ईस्ट - हुएन् संग कनौजके सबंध २८१ 

इंडिया कंपनी मादिका ३१२ , की मारतयाना 
हमीदा बानू बेगम १५४ हुसैन , धर्मशास्त्री 

३२६ ७ 
हलाल , यत ताका दास ३३३ हुसैनसलात , फाकनोरका ३२१ 
हल्लाजोका विद्रोह १८२ हदका वध १६५ -- का सम्मान , 


४०० 

इन्ननतूताको भारतयाना 
हुद ( ममागत ) 

हैदरीकी प्रसिद्धि १६० 
-- की अभ्यर्थना, दौलनायादके हैदरी साधु १५ , ३.० 
मार्गमें १६३ - की शिकायत , हरतरहला इष्परकी २२५ ,२२८ 
सम्राट् मे 

१६४ , की नियुकि , रसूलदारके 
हरनलय, यत् ताकी सी १७ 
हेनरी इलियट, सर १४ होशंगका विद्रोह 

१८५ 
देली ३२३ --- की पवित्रता, हिन्दुओं , की क्षमाप्रार्थना १८६ 

और मुसलमाको टिम ३२४ होन, दिल्ली के 

- काध्यापारिक महत्व ३२४ होरे खास 
हैदरीका वध १६४ - ८, २०८ होने शमशी 


२३० , 


NAM 


